आर्यसमाज का डतिहास 


प्रथम भाग - 890 ई. तक 


पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 


स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के आदेशानुसार 
पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 
ने लिखा तथा प्रकाशित किया। 


924 


अर्जुन प्रेस 
दिल्ली 


प्रसापना । 
“डर॑2&४ ०. 
श्रीमहयानन्द्जन्मशताब्दी के उपलत्त में यह तुस्छ भेंट ऋषि के चरणों में 
समर्पित है । पुस्तक का अशिय नाम से रपट है, इसके लिखने का अधिकार किसी 
ऐेपे व्यक्ति को ही था जो ध्रायु विद्या और ध्जुभव में वृद्ध हो। मेंने जो यत्न किया 
है, वह दुःसाहसमात्र है, परन्तु आर्यसमाज के एक क्रमदद इतिहास की इतनी 
अधिक आवश्यकता है, ओर वृद्ध जनों के हाथ साथाजिक कार्यो से इतने भरे हुए 
हैं कि बालक की यह अनधिकरचेष्टा आर्यअग्त्‌ में जन्तव्य समभी जा 
सकती है। 


यह भाग १८५६० ६० तक समाप्त हो जाता है। झ्राशा है कि अगला भाग 
शीघ्र ही तय्यार हो कर पाठकों की सेवा में पहुंच ज्ञायगा। 


इतना निवेदन करना ध्रावश्यक प्रतीत होता है कि इस पुस्तक की सब भूलों का 
उत्तरदाता में हूं, कोई दूसरा नहीं हैं। यदि कोई भूल हो तो समालोचक महाशय 
मुझे ही दोषी ठहरायं, अन्य किसी को नहीं । 


भाषासम्बन्धी एक सूचना दे देना उचित है। इस पुस्तक में आर्यसमाज शब्द 
को उभयक्िंगी मान कर प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द भाषा में दोनों लिगों में 
प्रयुक्त होता है। इस प्रसंग में लेखक ने लोकव्यवहार को व्याकरण से ऊँचा 
माना है । 


श्न्द 
स््न्हे ५ ३ पा खनन 


?707-& 68866 0५ 90]89॥ 28५99 - छर्पुंधावा 


इतिहास' की तेयारी का इतिहास 


घ्च््ल्ब्थ्ल्र्च्पस 


झायसमाज का इतिहास तय्यार कराने का विचार मेरे मन में उस समय से ही उठ 
रहा था जब में झपने जालन्धरवाले मकान में बढकर झायंसामाजिक साहित्य कौ 
सेवा के स्वप्न लिया करता था। सं० १६७४ वि» के झारम्भ में मैंने सन्‍यास झाश्रम 
में प्रवेश जिया । कुछ रोगों को निवृत्ति का उपाय करने के पीछे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 
स्थान में मैंने चातुर्मास किया । उसी समय में बे हुए मुमे आयसमाज का इतिहास 
लिखने की प्रेरणा की गईं जिसे स्वीकार करके १७ भाद्रपर सें० १६७४ के सद्भर्म- 
प्रचारक में मैंने इस प्रका! घोषणा दी थी-- 


इतिहास की तेयारी का संदृल्प 


८ बहुत से सजनें के अनुगेथ से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि झायसमाज का 
इतिहास तय्यार कर देना मेरा प्रहला कर्तव्य है। पूरी आधी शताब्दी बीत गईं जब कि 
सं० १६२४ थि० के कुम्भ पर हरिद्वार में सर्वभेध यज्ञ कर और केवल कौपीन मात्र 
घोरण किए ऋषि ने गंगा के किनारे २ चक्षते हुए वेदों का पविल्न सन्देश सुनाना 
आरम्भ किया था। बम्बह में सबसे पहले रामाज को स्थाषित हुए भी ४२ वर्ष ब्यतीत 
होगए हैं । भार्यसमाज के ढृद्ध अनुभवी सेवक प्रायः इस संसार वो छोड़ रहे हैं, जो शेष 
हैं उनमें भी चलाचली का चक्र चल रहा है अतएत्र इतने बड़े गम्भीर काम के योग्य 
न होते हुए भी मैंने यह साहस किया है, जिसकी कृतकार्यता सर्वताधारण ( विशेषतः 
झनुभवी भार्य पुरुषों ) की सहायता पर निभर है | मे 


समकालीन इतिहास लिखने का काम बड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समझा जाता, है, 
ओौर है भी ऐसा ही । परन्तु मेंने फिर भी इस झाशा पर कार्य झारम्थ किया है कि 
प्राथम तो में भपने ब्यक्तित्व को जुदा रखकर निष्पक्ष भाव से झार्यसमाज का इतिहास 
लिखमे की अवस्था में आगया है और यदि मेंने घटनाओं का दीक परिणाम निकालने में 
कहीं ठोकर खाई तो उसे भानेवाले इतिहास लेखक सुधारे लेंगे । 


मेरे पास पहिले से ही बहुत सा इतिहास का मसाला जमा पढ़ा है|” 
इतना लिखकर झार्य-समाचार पलों को फाइलें झोर भार्य संस्थाझों को रिपोर्ट भेजने 
' के लिये उनके प्रबन्धकर्ताभों को प्रेरणष करके यह घोषणा-पत्र समाप्त विया था। 


(२) 


फिर ७ झ्राश्विन सं० १६७४ के प्रचारक में लिखा है कि इतिहास की सामग्री 
“एकत्र करने के लिए में आर्यसमाजों में श्रमणार्थ जारहा है । अपनी यात्रा का समयविभाग., 
दो मास के लिए, उसी अंक में दे दिया था भौर भन्त में लिखा था--- 


८ प्रथम वेशास्त सं० १६७५ से झार्यत्माज के इतिहास के लिखने के लिये “में 
कुरुक्षेत्र गुरुकुल के भवन में वा अन्य किसी स्थान पर, जहां सत्र ऋतुओं पर काम हो 
सके, १० जाऊंगा । इतिद्वास के साथ २ प्रामाणिक दशोपनिषद्‌ का आयंभाषा तथा 
अंग्रेजी में भाष्य भी तय्यार दोगा । दोनों की तय्यारी साथ २ चलेगी | यदि मुझे एक 
योग्य भग्रेजी तथा आारयभाषा जानने वाला लेखक मिल जाय और 'एक्र गुरुकुल का 
“विद्वान्‌ स्नातक, जो संल्कृत व्याकरण का भच्छा पंडित हो, सहायता के लिये खड़ा हो 
जाय तो पहिले तीन ब्चों में इतिहास तय्यार होकर प्रेस में जा सकेगा, झोर उसके 
एक वर्ष पीछे उपत्तिषद भाष्य छूपने के लिये तय्यार हो जायगा॥ 


४“यंदि यह सह्दातता न मिल सकी तो मुझ अकेल्ले को तय्थारी में ४ के स्थान में दे 
वर्ष लग भायेगे | कुछ भी हो संकल्प यह है कि यह दोनों काम भवश्य समाप्त कस्ने हैं 
यदि परमात्मा झांगे के लिये नीरोग जीवन प्रादान करे | 


““निवास- स्थान के चूनने में एक विचार प्रधान है-वह यह कि मकान के मालिक 
व्यक्ति वा संस्था को मेरे विचार स्वातन्त्रय पर कोई अधिकार न होगा 4 


“5तिदास भें न्‍्यायडष्टि से, विना किसी विशेष दल के पद्ेपात के, लिखना चाइता 
हैँ । मेरी इस शर्त को मानकर जो धाय॑ महाशय वा किसी भार्य संस्था के प्रबन्धकर्ता 
मुझ से पत्र व्यवहार करेंगे , उमसें से जहां सेरे काम के लिये पुस्तकाल्यय 'तथा जल्ल- 
वायु की अष्ठता द्वारा सुगमर्तों होगी उसी स्थान को चुन लगाव” 


इस घेापणा। पत्र के छप्ने के पीछे सेंने पंजाब प्रान्त के मुख्य २ भायेसमाजों में 
भ्रमण करना आरम्भ किया । इस काये में भारयस्रमाजों के अधिकारियों ने मेरी बड़ौ 
मद्दायता की भोर चारों ओर से लेखबद्ध इतिह।स का मसाला भाना आरम्भ होंगया | 


सम चार पत्रें| को फइणे भी पर्यात्त सख्या में झागह भोर में कुरुशेत्न बेठकर 
कार्य भारम्भ करने ही लगा था कि भाय॑प्रातिनिधि सभा पंजाब के प्राथान तथा गुरुकुल 
के झाचार्य की भोर हे मुझे प्रेरणा हुईं कि कांगड़ौ गुरुकुल में ही बेठकर में भाये 
समाज का इतिहास लिख्‌ं। इस पर १५ पौष सम्वत्‌ १९६४ के प्रचारक में इस प्रकार 
समाचार छपा था-- 


( ह ) 


“अर स्वामी श्रद्धानन्द जी ने शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बैठकर इतिहास लिखने 
का निश्चय किया था किन्तु भजर ग्रार्यप्रतनिष्ि सभा की अन्तरंग सभा ओर गुरुकुल 
के मुख्याधिष्ठाता जी तथा झाचार्य जी के पाग्रह पर उन्होंने धुरुकुलः कांगड़ी में. रहकर 
ही इतिहास लिखने, का. कार्य, करने का. विचार कर लिया है।”? 


इसके पश्चात्‌ २१, पौंष सम्बत्‌ १६७४ के प्राक्मरक में मैंते लिखा था--- 


“अन्त को यही निश्चय हुआ कि गुरुकुल भूमि कांगड़ी में बठकर ही इतिद्ास कीं 
लख्यारो की जाय। इतिहास की तय्पारी के लिए जो साहित्य सम्बन्धी सामग्री चाहिये 
बह सभ स्थानों से बढ़कर यहां द्वी मिल्ल सकती. है । कुरुक्षेत्र से सब साम्न्री. यहां पहुंच 
चुकी है. झोर मुरादाबद में; पे० गृजनाथ जी को भी लिख दिया था कि जो सामग्री मैंने 
उन्हे दी थी, वह.शीघ्र मेरे पास भेमदें .वह भी .पहुच गई है ।.... .... .««« «««« ««« 
200 इतिहास का क्रम तिस्तृत रूप से-ते- सारी सामग्री की पड़ताल्न करने के पीछे 
ही दिया. जायगा परन्तु यहां संक्तेय से इतना लिखता ही पर्यात्त होगा कि झाग्रंसमाज-के 
इतिहाप्त को में ४ म्गों;में।विभक करना चाहता हूँ। पहिले भण्ग में, भूमिका रूप से, 
यह दर्शाने का यत्ञ होगा कि धर्म का छान पहिले पहिल वेदों से फेला ॥ इस्र विंभाग में.. 
ईश्वरीय ज्ञान की झावश्यकता: ज्तलाकर और वेद को ईश्वरीय ज्ञाम सिद्ध करके, सृष्टि के 
आादिःसे लेकर ऋषि दयानन्द के वास्तविक दार्य झारम्म करने तक सम्प्रदायों, मतों 
झोर दाशंनिक विचारों के इतिहास पर एक सगालो चनात्मक दृष्टि डाली जायगी | प्रयत्न 
होगा कि पाठकों की समम में झाजाय कि ऋषि दयानन्द को अपने उद्देश की पूर्ति: 
में किन: २. विरोधी शक्तियों से युद्ध-करना पढ़ा | दूसरे भाग में ऋषि दयानन्द झरे 
उनके काम का वर्णन होगा! इस भाग में दयानन्दजी के 'चशित्रिसगठस पर- विभ्ञार 
करते! हुए उसके दाशभिक विकास का इतिहाप्त होगा, भोर दिखलाया जायगा कि संसार 
को. उसकी शिक्षा की कितनी झावश्यकता थी । तीसरे भाग में भाय॑समाजों के मन्‍्तवयों 
पर एक समाल्लोचनात्मक इृष्टिं डालकर बत्लाया जायगा कि. बिना परम प्रमाण, ( वेद ) 
की शरण लिये मनुष्यरसमाज कितनो ठोंकरें खाता स्ह्ठा है भोर भविष्य में भी खायगा | 
इसी भाग में झायंसमाज का भान्तरिक इतिहाप्त होगा जिसमें उसको भाध्यात्मिक 
श्रुटियों को दर्शाकर चार्यसप्राज के प्रवतेंक ऋषि के उद्देश की पूर्ति का मार्ग निरिष्ठ 
होगा। चोथे भाग में. भार्यसमाज का वाद्य (प्राकृतिक) इतिहास द्ोगा, जिसमें समानों की 
उन्नति ओर अवनति का वर्णन करते; हुए उसकी तुब्दना संसार के सम्म्प्रदायिक इत्ति- 
हासों से की जायगी । इन चार भागों के अतिरिक्त एक परिशिष्ट भाग भी होगा जिसमें 
आायसमाज के विशेष कार्यकर्ताभों की संक्षिप्त जीवनियों के साथ हीं भस्य विशेष, घढ- 
नाओों को स्थान मिल्लेगा, जो पद्राथम. चार भागों, में तरिस्तागयूवके, नहीं द्विए जा सकेंगे | 


(४) 


ऊपर का विधय-क्रम देखकर भार्य पुरुष समझ जायेगे कि मुझे किस प्रकार के 
वृत्तान्तों की आवश्यकता है |”? 


इसके पश्चात्‌ गुरुकुल कागड़ौ में बेठकर मेंने झाार्यलमाज के समाचार-पत्रो के पुराने 
फाइल, भायसमाजों से झाये व॒त्तांत ओर मत मतांतरों तथा दाशनिक विचारों के इतिहास 
पढ़ने झारम्भ कर दिये। गुरुकुल कांगड़ी के वाषिकोत्सव तक, जो १६ चैत्र सम्वत्‌ 
१६७४ से आरम्म हा, मेंने बड़े छोटे लगभग ३२ हज़ार पृष्ठ पढ़ लिये थे झोर 
इसीलिये मेंने २१ माघ सं* १६७४ के सद्धम्म-प्रचारक में लिखा था--- 


“मैंने 'ब्रह्मचर्य तथा विद्यार्थी जीवग”ः पर सब से पहिले पुस्तक छपवाने कौ 
प्रतिज्ञा की थी परन्तु इतिहस के लिये पुस्तकें तथा समाचार पत्र पढ़ते हुए विदित हुमा 
कि साथ के साथ लिखते जाने से उन्हीं प्रष्ठों को दोवार देखने में समय नष्ट न करना 
पंडेगा झोर काम भी सन्‍्तोषजनक द्वोगा | इस लिए अब सारा समय पझ्ायंसमाज के 
इतिहास की तण्पारी में द्वी स्‍्यय कग्ता हूं, जत्र इतिहास पूरा लिखा जाकर त्य्यार हो 
जायगा तत्न किसी अन्य पुस्तक की हाथ लगाऊंगा | 


“बहुत से सजन इतिहास को लेखन शेली के विषय में श्पनी २ सम्मतियां लिख 
बर भेजते हैं मोर साथ ही आशा ग्खते हैं कि में उक्त विषय में उनके साथ लेख-बद्ध 
वादानुवाद कह । ऐसे सजनों को एक वार ही सूचना देता हूं क्रिं उन सबके उपदेशों 
को, इतिहास लिखते समय, पढ़ लूंगा; परन्तु वादानुवाद के लिये मेरे पास समय नहीं 
है । जैसी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी मानसिक योग्यता भोर जितना झन्य बल है वह सभी 
इस ग्रस्थ की तय्पारी में लगाऊंगा; परन्तु अपनी मानसिक-स्व॒तन्त्रता को बेचने के 
लिये तय्यार नहीं हैं| भागे के लिये भी जो सम्मतियां आर्वेगी उनका मान वरूंगा, 
परन्तु लिखुंगा स्व॒तस्त्रता पूर्वक भात्मा की ध्वनि के झनुकूल ही |?” 


लिखना भारम्म करने को तय्यारे ही था कि मुझे! बिजनौर जाना पड़ा। बहां 
गढवाल के भीषण दुष्काल का हाल मालूम हुआ | डल समय बिजनोर में एक पहाड़ी 
कुमारी कन्या को थोला देकर भगा लाने का मुकदमा, एक मुसलमान रईस भौर उसके 
साथियों पर, चल रहा था । मुझे बतलाया गया कि इस अवसर पर जहां विषयी मुस- 
लमान भाग देवियों के संतत््व पर भाक्रमण करने का यल्न करेंगे वहां ईसाई भी भपनी 
खेप भरने की चिन्ता में लगे हुए हैं । गुरुकुल भूमि में लोटते द्वी मेंने समाचार पत्रों में 
अपील भेजी ओर स्वये सेबकों के एक दल को घन और अनाज सहित गढ़वाल के 
मुख्य स्थान की ओर रबाना कर दिया और ३ गई सन्‌ १६१८ को स्वयं भी उसी भोर 
श्रल दिया । इतिहास की तय्यारी घरी धगाई रह गई। 


६.2 


अगस्त १६१८ के भन्त में में गुरुकुल लोट झाया | अपनी नोट बुक सामने रख 
कर भूमिका बबिने की सोच में था कि घोलपुर के भार्यसमाज-मन्दिर के मामले को 
सुलभाने के लिये मुके उधर बुला लिया गया | लगभग एक महीना उघर लगा, जिसके 
पीछे झक्तूबर १६१८ हं० के झाग्म्म में गुरुकुल भूमि के अन्दर भी इन्फ्लु- 
एञ्ना रोग का प्रकोप फूट निकला | मुख्याधिष्ठाताजी वहां थे नहीं, झाचार्य भी के 
यहां बौमारी ने हमला क्रिया इसलिये वह अल्मचारियों में घृम नहीं सकते थे | १॥ महीने 
तक में इसी काम में लगा रहा । यथाशक्ति उस झ्ापत्ति के समय में सेवा करता रहा 
ओोर गुरुकुल निव्रासियों की कुछ उलभानों को भी सुलमाया । कुछ समय पंछे में दिल्ली 
चला पाया, दिल्ली मेंझपना नया बनाया मकान सेठ रघूमलजी मुझे निवास के लिये 
दे चुके थे, जिसमें अबतक रहता है । सच सामान दिल्‍ली को भेज दिया ओर नवम्बर 
१६१८ के अन्त में आर्यसमाज लाहौर के वार्षिकोत्सब में सम्मिलित होने के पोछे में 
स्वयं दिल्‍ली पहुंच गया। 


दिल्ली में फिर वही विध्न। 


मैंने अभी सब सामान दुरुस्त किया ही था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस की बेढक 
के दिन आगये | उस झवसर पर बहुत से ऐसे सज्जन झ्ाये जिनकी आवभगत में काई 
अन्य कार्य न होसका । जनवरों सन्‌ १६१६ में फिर नियम पूर्वक कार्य झसम्भम किसा। 
इतिहास सम्बन्धी कुछ स्कुट-लेख लिखे भर अन्य पुस्तकों की भी तस्यारी आरम्भ कर 
दौ थी कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह-भान्दोलन मे मुझे उधर खींच लिया । जनवरी 
सन्‌ १६२० के अन्त तक दिल्‍ली ओर पञ्जाब के माशल ला के पीडितों की सहायता 
करते बीता | उसके वाद गुरुकुल कांगड़ी के दितैपियों ने फिर से गुरुकुल का चार्ज लेने 
को बाधित किया | मुझे; बतलांया यह गया था कि यदि मैंने गुरुकुल का चाज न लिया 
तो गुरुकुल के सामयिक्र आचार्य उसे छोड़ जायेगे ओर गुरुकुल की इतिश्री होजायगी । 
फिर सच सामान बांवकर गुरुकुल में जा पहुँचा और इतिहास का मप्ताला मेजों पर 
फैला दिया। वहां अवस्था ऐसी थी कि नित्य १४ घण्टे निरन्तर लगे रहने पर भी 
कठिनाई थे गुरकुल का काम समाप्त कर पाता था। कारण यह कि मुख्याधिष्ठाता 
झोर आचाय का काम करते हुए मुफे कभी कभी ४ वा ५ अन्तर नित्य पढ़ाना पडता 
झोर सहायक मुख्याधिष्टाता न होने के कारण बाहर की भी सब देखरेख मुझे; ही करनी 
पड़ती । 


अपने स्थानापञ्न का चुनाव | 
इस समय तक दो तीनवार मुझे निश्चय होगया था कि में झत्र आयंसमाज का 


(६) 


ईतिदास अपने हाथ से नहीं लिख सकूंगा। जबः कभी इस प्रकार निराश होता तो मेरी 
दृष्टि केवल दो भार्य पुरुषों पर पड़ती । एक पणिडत धासीराम एम०ए० वकील मेरठ और 
दुसरे पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति। मेंने देख लिया था कि इन दोनों ने! जह। भार्य 
सिद्धान्तों को भली प्रकार समका हुआ है वहां ऋषि दय.नन्‍द के जीवन का भी गहरा 
स्वाध्याव किया है । भन्य प्रकार से भी में इन्हीं को इतिहास लिखने के: सरवेथा उपयुक्त 
सममता रहा' भोर समझता हू | जब्र सन्‌ १६२१ ६० के आरम्भ में में बीमार होकर 
३॥ महीने चारपाई पर पड़ा रहा, तत्र एक दिन बहुत गरम जलसे स्नान करते हुए ऐसी 
मूच्छा आगई थी कि जीवन का भरोसा नहीं रहा! था। उस सयय मेंने एक वसीयत 
लिखी थी जिसके द्वारा झार्यसमाज के इतिहास लिखने का भार इन्हीं. दोनों विद्वानों 
पर डाला या । 


रोगग्रस्त होने के समय ही मैने गुरुकुल के कार्य से व्याग-पत्र दे छोडा' था' परन्तु 
उस बन्धन से मुक्ति शायद अक्टूबर १६२१ में मिली, तब फिर इतिहास की सारी सामिप्रौ 
सन्दूरकों में भरकर दिल्‍ली लाईं गईं। परन्तु कुछ काम ऐसे पीछे लग गये थे जिनको 
बिना सुलमकाये निश्चिन्त होकर लेख के कार्य, के लिये बेठ नहीं सकता था| फर्बरी 
सन्‌ १६२२ के भन्त में उन सबसे छुटकारा मिला. ओर मेंने फिर से पुराना मतान्ला 
देखना ब्रारम्म किया | उस समय प० इन्द्र विद्यावाचस्पति भी गुरुकुल से. झलग होकर 
दिल्ली आगये थे । मेंने उनको सकः कुछ सममझाना झारम्भ कर दिया ओर डन्‍्हंते 
पुरानी फाइलें देखनी भी शुरू कर दीं। १० सितम्बर सन्‌ १६२२ हैं के दिन: भकाल्ी 
दल के शान्तमय असहयोग की प्रशसा करने पर मुझे अमृतसर-जेल में मेम दिया 
गया, जहां से १ वर्ष कौ सादी सजा देकर मेरा चालान मियांवाली जेल को द्ोगया । 
दिसम्बर मास के तीसरे सप्ताह में पञजाव गबनमेंट ने यह निश्चय किया कि भकाल्ली- 
सत्यान्रह में ५० वर्ष की आझायु से ऊपरे के सब केदी छोड दिये जाये। उसीके भनु- 
सार मुझे २६ दिसम्बर सन्‌ १६२२ को छोड़ दिया गया, भोर २६ दिसम्बर को. में 
दिल्ली पहुंच गया | 


शुद्धि और हिन्दू संगठन । 
हिन्दू संगठन कौ झाबश्यकता मुझे जून सम्‌ १६२२ ई० में ही जअलुभव होगईं 


थी, इसलिये डसके एक अंश, भर्थात्‌ दलित जातियों के उद्धार, के लिये मेंने भपील कर 


दी । वह बिचार अभी बीच में ही था कि शुद्धि-कार्य ने मुके खींच लिया । १५ फ़रतरी 
सन्‌ १६२३ से उसी कार्य में लगा रहा; फिर झग्रेल सन्‌ १६२३ के मध्य भाग से 
अगस्त मास तक हिन्दू सभायें बनाने ओर हिन्दू-महासभा के लिये प्रतिनिधि चुनवाने 


(७) 


के काम में लगा रहा । तब पे० इन्द्र ने मुझे फिर कहा कि में ही भायंसमाज का 
इतिहास लिखें | परन्तु साथ ही मेरे नियत किंग हुए पहले दो भागों को जपनी 
योग्यता और समझ के भझनुसार लिखकर मेरे सामने सुख दिया। उस समय देनिक 
“धग्र्जुन!? को चलते कुछ महीने द्वोचुके थे झोर इसलिए पं» इन्द्र इतिहास के काये से 
अचना चाहते थे । 


मैंने फिर निश्चय किया कि तीसरे भाग से में ही लिखना आरम्भ कर हू , परन्तु 
उस समय कोझोनाड़ा कांग्रेस में प्रपना भाषण पढ़ते हुए मोलाना मुहम्मद अली ने 
अपने किसी मुसलमान मित्र की प्रेरणा से छः करोड़ भछूतों को हिन्दू मुसलमानों में 
भाणोप्ाघ बांटने का श्रतद्वान पेश कर दिय।। इसपर पझ्ार्थसमाज के विद्धनों ने मुझे 
प्रेरणा की कि इस घद्यन्त्र को तोड़ने का काम में अपने ऊपर ल्ूं। तब मैंने पं० 
घासीराम को इतिहास लिखने का क्राम अपने जिम्मे 'लेमे को कहा परन्तु मुझ से दूर 
मेरठ में रहते हुए उनके लिए काम करना सुगम न था ओर साथ ही मत्र मैंने देखा कि 
इस काम में उनको फंसाने से अम्य पुस्तकों की तय्यारी में भी बाघा पढ़ेगी जो वह 
लिखकर छापवा रहे थे तब मेंने उससे अधिक झाग्रह नहीं किया और यह काम फिर 
पं० इन्द्र ॥वाचस्पंति के सुपुर्द कर दिया। 


प्रथम भाम तय्यार होगया 4 


आयेसमाज के इतिहास का प्रथम भाग मिप्तमें प्रारम्भिक दो विषयों के भतिरिक्त 
पझ्ायंसमाज के बाह्य इतिहास के भी थोड़े भश का समाबेश द्ोगया हैं, सर्व साधारण के 
सामने प्रस्तुत है । जब किसी समाम का इतिहास पहिले पहिलि लिखा जाता है तब 
उसमें बढ़ी कठिनाई यह पड़ती है कि यदि संकोच से काम लिया जाय तो मुख्य और 
गोण घढनाओों में भेद करना पड़ेगा और यदि किसी धटना को भी न छोड़ा जाय और 
भाषा को खुली छुटटी दे दौजाय, तो पुस्तक का झाकार बहुत बढ़ जायगा । इस पुस्तक 
की लेखशेली में एक विशेष गुण यह मालूम होता है कि खम्बी घटनाओं को थोड़े 
शब्दों में वर्णन करते हुए उसके प्रवान भात्र को लुप्त नहीं होमे दिया। भाषा ओझोन- 
स्विनी झोर साथ ही सर्वेप्रिय होने के कारण जहां सर्वताधारण के लिये यह पुस्तक 
'इचिकर होगी वहां भाये स्रमाज के कार्यक्षर्ताओों को भी सेशा का सीधा मार्ग 
दिखायगी | 


पुस्तक का ऋम, मेरे प्रात्तावित क्रम से, कुछ बदला इम्मा है, परन्तु वह 
परिवतंन मेरी भ्रनुमति से ही हुमा है । दूसरे भाग में थाह्य इतिहास को वच्मान समय 


(८) 


तक पहुँचाकर तव ऋषि दयानन्द को निर्देश की हुईं सिद्धान्तमाला का तत्त्यान्वैषण 
किया जाय जिससे आायसमाज को भपनी लुटियों का पूरा ज्ञान होगा और तब भविष्यत 
का भाग अपेक्षया अधिक सुगम हो जायगा। 


कहा जायगा कि यदि में आयेसमाज का इतिहास स्वये लिख सकता तो अपने 
अनुभव से उसे अधिक पूर्ण बना सकता। परन्तु प्रथम तो इम समय मेरे शरीर भौर 
इन्द्रियों की ऐसी अवस्था नहीं कि पुराने पत्रों भौर लेखों की पड़ताल करे सके, भोर 
दूध्े जिस ऐतिहासिक नाठ्यशाला में किसी व्यक्ति ने स्वयम्‌ एक नट का स्थान लिया 
हो उसके लिये वेय्यक्तिक पद्धापात से बचना कठिन हो जाता है। यद्यपि जब्न पहले 
पहल मेंने झ्रायसमाज का इतिहास तख्यार करने का संकल्प किया था इस समय 
झपनी निष्पक्षता पर मुझे भरोसा था, परल्तु बीच में ऐसी घटनायें भा चुकी हैं 
जिनके कार्य इन के प्रभाव से मुक्त युवा “के द्वाथ में ही यह काम देना 
उचित प्रतीत हुआ | मेरे जो विशेष प्रन्तरीय झनुमव हैं. उन के प्रकाशन के लिये 
कोई और साधन निकल जावेगा | 


इस बार छपाई के साधनों में त्रुटि के कारण बहुत कुछ उन्नति के लिये स्थान 
शेष रह गया है जो भाशा है कि दूसरे संत्करण में पूरा हो जावेगा | 
श्रद्धानर्द संन्‍्यासी 


“*४#%७6४/7-*- 


72075 68860 0५ 98]99॥ /४५४ - 0पु॒व्ावां 


पहला परिच्छेद । 


धरम का मूल लोत । 


६५३ ४३१९७९८० 
तम॑ आसीत्तमंसा गूढमग्रे' 5 प्रकेतं सलिलं सर्वेमा इदम । 
तुच्छेयनाभ्वापिहित यदासीत्तपस स्तन्मंहिमा जांयतैकंस्‌ ॥ 


ऋग्वेद । 


यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहले अन्धकार से आदत, रात्रिरूप में जानने के 
अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एक 
देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूपकर 
दिया | दयानन्द | 


४ ते (0७ 68)47 एछ88 फञ60076 079 घाव पण॑पे 850 तें॥75॥688 


९88 प्र?707 00 [8०९७ 0। ७ १७९७, ? बाइविज | 
' ग्रासीदिदन्तमोभूतमप्रश्नातमलत्तणम्‌ ' मजु० । 


यह सत्र की मानी हुई बात है कि सुष्टि के झारम्म में अँधेरा था । केवल 
धाखो के लिये ही अंधेरा नहीं था, सभी तरह से अँधेरा था। आख नहीं थी, न सूर्ष 
था, ओर न ही वह चीजें थीं ,जो देखी जाती हैं। न बुद्धि थी, न बुद्धि की रास्ता दिखाने 
का साधन था, ओर न बुद्धि से जानने योग्य पदार्थ थे | न तीर, न कमान, न लक्ष्य | 
तब चल्ले क्या ! ओर लगे किस पर ! बस, इसी दशा का नाम अंधेरा है। सुष्टि रचना 
से परपे ससार की यही दशा थी । 


धीरे धीरे सृष्टि की रचना हुईं | सभी आस्तिक मानते हैं कि सृष्टि की रचना में 
जो इच्छा शक्ति काम करती थी, वह ईश्वर की थी । इस इच्छाशक्ति का नाम तत्त्वदर्शियों 
ने “इक्षण”” रक्‍्खा है क्योंकि मनुष्य की तरह वह इच्छा सीमित नहींहै। नारितकलोग, 
जिनकी सख्या कम, परन्तु आवाज बडी है, कहते हैं कि सृष्टि स्वयं ही बन गईं | उसके 
बनाने के लिये किसी इच्छाशक्ति रखने वाले की आवश्यकता नहीं थी । इस स्थान पर 
हम उनसे बात चीत नहीं करना चाहते, क्योंकि बात चीत करने की पहली शर्त अभी 


“जलन म्रम्ऊर २) झआझायसमाज का शतिहास 


हैं; अं: क कक केक ४ क पक छ ४ कनहमरू-क: कफ फ-७- हु: # 7 फ-क> अर ७ 7 
७५८३ ४ २०७ (००९४ ६४ जी ०+३५/ शक का आस आन हर आम ० 24 कम 


तक पूरी नहीं हुईं | पहली शर्ते यह है कि वह सजन बिता कारीगर की इच्छाशक्ति के बना 
हुआ ह#हल, या बिना जुलादे की इच्छाशक्ति के तम्यार किया हुआ कपड़ा दिखा दें। 
जब तक नास्तिक ऐसे दो भी दृष्ठान्त नहीं दिखा सकते तब तक बातचीत प्रारम्भ 
करना व्यर्थ है । 


22252: ००-82 


ईश्वर की इच्छाशक्ति से सृष्टि की रचना हुईं। उस इच्छाशक्तिताले की ज्ञान- 
शक्ति भी अदभुत होगी | वह अनन्त विस्तार वाला पेचीदा और अदभुत संसार उसमें 
साक्षी है । देखिए उसका चमत्कार, कि यदि उसने मनुष्य की आंखें पेदा की तो साथ 
ही उनका सहायक सूय भी बनाया | आंखें देख सकती हैं, परल्तु सूर्य के बिना नहीं । 
सूय या सूय का कोई प्रतिनिधि, आँख, भोर देखने योग्य वस्तु, थे तीनों मिलकर अपनी 
अपनी खिदमत बजा लाते हैं, तब देखा जाता है | तीनों में से कीई भी सार्थक नहीं 
हो सकता जब तक शेष दो उपस्थित न हों | यही बस जगत्‌ के बनानेवाले की प्रतिभा 
का अदभुत चमत्कार है कि आंख दी, ते रोशनी के साधन साथ डपस्थित किये, बचे 
को स्वयं चलने फ़िरने में अशक्त बनाया, तो माता के स्तनों में दूध दे दिया, भौर वह 
मातृस्‍्नेह दिया जो बच्चे की खब निबलताओं को पूरा कर देता है | 


जिस अदूभुत्त इच्छा और प्रतिभा के भण्डारी ने आँखें बनाई, उसी ने मनुष्य 
को बुद्धि प्रदान की, जिसका दूसरा नाम “अन्दर की झआांख” है | यह नाम यें ही कल्पना 
नहीं कर लिया गया, इसका बहुत जबर्दस्त कारण है। हम व्यवहार में दोनों को बहुत 
समान देखते हैं। आंख, ममुध्य का, वाद्य वस्तुओं के परखने का मुख्य साधन है, शेष 
इन्द्रियां उतना महत्त्व नहीं रखते । आंख रोशनी की सहायता के बिना कुछ नहीं कर 
सकती, बिलकुल निकम्मी रहती है | इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि का विस्तार करने के 
लिए पुस्तक, पुस्तकालय, अ्रध्यापक, विद्यालय, कालिज, यूनिवर्सिटी, भऔर झन्वेषणा- 
लगयों की आवश्यकता होती है । बुद्धि सहायता के बिना निकम्मी ही रहती है । किसी 
समय ओर किसी जाति को देखिये, आप कहीं भी यह न पार्यगे कि मनुष्य ने बिना सिखाये 
शजञ्नविदया या शाज्नविद्या सीख ली हो । ऐसे दृश्शन्त पाये जाते हैं, जहां सिखाये बिसा 
बालक सममना झभोर बोलना तक नहीं सीखे । मनुष्य की बुद्धि उन्नति करे सकती है 
परन्तु बिना आधार के नहीं । बीज रूप से शिक्षण मिल जाने पर बुद्धि द्वारा उसका 
मद्दावृत्ञ बनाया जा सकता है, परस्तु बीज अवश्य चाहिए | यदि वह न होता तो वर्त- 
मान संतति शिक्षा पर इतना बल न देती । मनुष्य कौ बुद्धि बहुत कुछ कर सकती है, 
बह पहाड़ों को चीर सकती है, वायु ओर ञआाग को वश में कर सकती है, परन्तु अस- 
म्मव को सम्भव नहीं बना सकती, ज्ञान का बीज उत्पन्न नहीं कर सकती, झभौर बिना 
सहायता के देख नहीं सकती । मित्य का व्यवहार इसमें साक्षी है । 


प्रथम परिच्छेद । (४) 


यही कारण है कि जिस जगत्पिता ने सृष्टि के आदि में मनुष्यों को सोचने की 
शक्ति दी, उसी ने सोचने का सहायक बीजरूपी ज्ञान भी दे दिया । आज बालकों के 
गुरु अध्यापक लोग बनते हैं, उस समय बाल सृष्टि का गुरु वह आदिगुरु बना, जिस 
के बरे में मह॒पि पतञ्जलि ने योगदर्शन में कहा है कि वह पूरी का भी गुरु है, उस पर 
समय का बन्धन नहीं हे # | वेदों में उसे 'कत्रि! कहा है, ओर साथ ही कवियों का 
बनाने वाला 'कविक्रतु” कहा है | वह स्वयं परोक्ष के देखनेवालों का गुरु है +। 
आदि गुरु होने से हीं बायवल में उसे 'झब्दः या श०7१ कहां है । » 


हम इस परिणाम पर तो पहुँच गये हैं कि सृष्टि के आरम्भ में पहले मनुष्य 
या मनुष्यों की बुद्धि के लिये ऐसे सहायक की आवश्यकता थी, जो बीज रूप से ज्ञान 
दे सऊ,, हम यह भी देख चुक्रे कि उस*सम्रय प्रारम्भिक मनुप्यों के सिवा किसी की ज्ञान- 
शक्ति ओर इच्छाशक्ति थी तो परमात्मा की थी, इसलिगे परमात्मा को ही मनुष्य जाति 
का आदिगुरु मानना चाहिये, परन्तु इतने पर भी यह न सोच लेना चाहिये कि हम सस्ते" 
छूट गये । मनुष्य की विशाल बुद्धि यदि ईश्वर की सिद्धि में “कुप्ुमाम्जलि”” लिख 
सकती है तो वह जगत्‌ के खण्डन में खण्डनखण्डखाद्य भी लिख सकती है। 
इगलेण्ड के प्रसिद्त लेखक जेम्स स्टुआटे मिल इलदाम की झसल्यता प्रकट 
करते हुए कई प्रश्न उठाते हैं। उनमें से.सब से बड़ा प्रश्न यद्द है कि क्या सृष्टि के आदि 
में परमात्मा ने मनुष्यों को मुख द्वारा उपदेश दिया ? कहना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 
परमात्मा के भोतिक मुख नहीं है । | तत्र दूमरा प्रश्न यह होता है क्रि उपदेश केसे 
दिया ! या इस प्रश्न की इस प्रकार रख सकते हैं कि मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान का इलहाम 
किस प्रकार हुआ ? क्‍या जिस प्रक्कार व्यवहार में गुरु शिष्यों को उपदेश देता है ! ऐसे' 
तो परमात्मा डपंदेश दे नहीं सकता | तब यही मानना पड़ेगा कि. परमात्मा ने मोजजा 
किया, चमत्कार किया, आंख कपकते २ मनुष्य को ज्ञन फ्रातःहों गया । इस पर तीसरा+ 
प्रश्न यह उत्पन्न द्ोता है कि “क्‍या संसार में मोजजे होना सम्भव है १!” 


जिस- सम्र्य यह प्रश्न-उठाया गया था, उसमें कुछ बल था, क्योंकि उस समय अ- 
ध्यात्म विया ने परीच्ाण द्वारा अपनी-सत्यता सिद्ध-नहीं की थी; परन्तु अब दशा बहुत 
बदली हुई है। अब योरप में अध्यात्म शास्त्र के बहुत.से; परीक्षण हुए हैं, और परि- 
शाम में मेस्मरिज्म ओर हिप्नाटिज्म आदि वेज्ञानिद्ध सचाइयों का अविर्भाव हुआ है। 

# सः पूर्वषामपि गुर: काक्तेनानवच्छेद्ात । योग 
+ अप्निर्दोता कविकतुः सत्यस्िश्रभ्वस्तम;.। ऋग्वेद । 
>६ [79 ४४6 ००2077789 छ०8 (३6 ४०076; छत, (॥0 शै067वें. ज्क्क- 


का  00व, 870 ६0० फ़००पे ज्ञ88 (०0, ( 58, 70४7-२०७ १ ९०३६६0600॥ 
के, ४, ४6०४७७ 2, ) 


(४) आर्यसमाज का इतिध्ासत 


यह सिद्ध हो चुका है कि एक मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के प्रभाव से दूसेरे 
मनुप्य को यथेष्ठ ज्ञान दे सकता है ओर यथेष्ट कार्य करवा सकता है। मिल महेदय 
के समय में यह मोजज़ा था, आज यह वैज्ञानिक सचाई है। जब एक साधारण मनुष्य 
अपनी इच्छा शक्ति के बल से यथेष्ट ज्ञान प्रात करवा सकता है तो क्या अनन्त शक्ति- 
शाली परमात्मा अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल से ज्ञान नहीं दे सकता ! इसमें 
आज कुछ भी मोजजापन दिखाई नहीं देता | 


यहां एक ओर विवार उपस्थित कर देना अनुचित न होगा | संसार में हम काय- 
कारण की अटठ &ंखला देखते हैं । जो आदमी पत्थर सिर पर मारता है, उसका माथा 
फूट जाता है | जो आग में हाथ देता दै, वह हाथ जला बेंठता हैं । कया जड़ ओर 
क्या चेतन, सभी में काय-कारण-भाव दिखाई देता है । मनुष्य की भली बुरी चेटओं 
के प्रसंग में इस काय-कारण-श्रृंखला का नाम पाप पुण्य” व्यवस्था है। जो निरन्तर 
मूठ बोलता है, उसका विश्वास उड़ जाता है; जो इन्द्रिय भोग में अधिक फंसा रहता 
है और संयम से नहीं रहता वह शारीरिक तथा दिमागी शक्तियों को खे। बठता है; जो 
आवश्यकता से अधिक खा लेता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है, इनयादि सब इृश्टान्त 
सिद्ध करते हैं कि संसार में कुछ व्यापी नियम हैं, जो अटल हैं । यदि कोई दो एऊ 
अपवाद मिलते हैं तो वह नियम की पुष्टि ही कग्ते हैं | कुछ नियम हैं जिनके अनुसार 
मनुष्यों की सुख दुःख प्राप्त होते हैं, अटकल से नदी | जो संसार का अधिएाता है, वह 
नियम बनाता ओर नियमों के अनुकूल संसार को चलाता है । वह बुरों की बुगा और 
भर्लों की भला फल देता है। यह उसका नियम है | अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या 
कोर अच्छा राजा अपने राज्य के नियमों की गुप्त भी रख सकता है ? यदि कोई राजा 
प्रता की यह ते न बतावे कि चोरी करनेवाले को कैद का दण्ड मिलेगा पर चार को 
कैद में भेज दे तो क्या चोर उसे अन्यायी राजा न कह्देगा ! हरेक राजनियम, जिसके 
अनुकूल प्रजा को मुख दुःख मिलते हैं, प्रकाशित होना चाहिये। यदि कोई झादमी थोडा 
सा भी यक्ष करे ते उसकी पहुंच में होना चाहिये | सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों की 
सृष्टि हुई-तत्र भी उन्हें अच्छे बुरे कमी के भच्छे बुरे फल मिलते थे | क्या उस समय 
संसाररूपी राज्य के राजनियम प्रकाशित नहीं हुए थे ! यदि हुए थे तो प्रश्न यह उठता 
: है कि वह किस रूप में प्रकाशित हुए थे ! दूसरा पक्ष माना जाय ते परमात्मा को 
झत्यायी और अत्याचारी राजा मानता पड़ेगा, क्योंकि जो राजा यह नहीं बताता कि 


प्रथम परिच्छेद्‌ । (५) 


कोन २ से कर्म बुरे हैं, जिनका दण्ड मिलता है ओर दणड देने को तय्यार हो जाता 
है, उसे सिवाय अन्यायी ओर अत्याचारी के कुछ नहीं कह सकते । 


इस सारे तर्व का परिणाम यह निकलता है कि सृष्टि के आरम्भ में एक नियम 
संग्रह का होना आवश्यक है। मनुः्य की बुद्धि बिना सहायक के स्वयं ही सत्र कुछ 
उद्भावित नहीं कर सकती | वह ज्ञान, जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को ईश्वर की ओर 
ध्से प्राप्त हुआ, धम का मूल सोत है। वह मूल ल्लोत कीन सा है ! 


हमारा उत्तर है कि ऋगादि वेदों की संहितायें ही धमम के मलम््रात हैं | वह क्‍्यें ? 


(१) धरम का मूल स्रोत वही हो सकता है जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ हो | अन्य 
काई भी धर्म पुस्तक सृप्टि के आरम्भ में होने का दावा नहीं करती । पाग्सियों की 
धरम पुस्तक “जिन्दावस्था?? का बने लगभग १८०० साल हुए हैं । डा० होग उसके 
समय को पीछे ले जाते हैं तो 9१०० सालों से अधिक पीछे नहीं ले जा सकते। 
पेटाटयक ( 7067#४९८॥ ) को बने ३४६० साल हुए हैं। “बाइबिल” का समय 
अधिक से अधिक १६२४ समझा जा सकता है, यद्यपि इसमें सन्देह है कि बाइबिल 
का कोई भी भाग क्राइस्ट के समय में बन गया था। कुरान” की बने १४५० साल से 
अधिक नहीं हुए, कम ही ट॒ए है | यद् ईश्वरीय ज्ञान होने के अन्य उम्मेदवारों की दशा 
है पर वेदों की दशा दूसरी ही है । इसमें ते सन्देह ही नहीं कि वेद इन सबसे पुराने 
हैं। मेक्समूलर ने बहुत समय पूष कहा था कि 'वेद हमारे लिए मनुष्य बुद्धि के सच से 
पुराने परिच्छेद को दिखाने वाला है '”” 


जिस समय यह शब्द लिखे गये थे तब से आज तक किसी नाम लेने योग्य विद्वान 
ने इस उक्ति का खण्डन नहीं किया है | यह सर्वसम्मत बात है कि संसार के पुस्तका- 
लय में वेद सब से प्राचीन पुस्तकें हैं | सृष्टि के आदि में होने के ओर सब उम्मेदवार 
वेदों के सामने ढीले पड़ जाते हैं । 


(२ ) ज्यों २ खोज गहराई में जा रही है, त्यों २ वेद का समय पीछे ही पीछे 
चला जाता है। दम नीचे एक तालिका देते हैं जिससे पता लग जाएगा कि वेदों का 
समय किस प्रकार पीछे ही पीछे चलता जा रहा है । 


(६) घावसप्राञ का इतिहास 


वेदों का अनुमानिक समय | 


नाम कम से कम | अधिक से अधिक | 
मैक्समूलर ८०० वर्ष ईं० धर० १५०० वर्ष ईं० पू० 
मेक्डानल्ड १386 7 २७७४ १) 
होग । ७०० २7 २००० 37 
हित्रठनी १५०० 7 दि३8४ १) 
विलसन १2 7 92 9 
फ्रिफेय ५ 72 8 । 95 
जैकीनी हे ९५ ९००० गैर 
तिनक १2 १2 ८7० 6७७ मै 
पावगी २४०,००० ?”” ६,०००,०००,००० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों की खोज वेदों को पीछे ही पीछे ले जा रही 
है, जितना पीछे समय पहुंचता है, उतने ही सब्ृत प्रबल होते जाते हैं. कि वेद उससे 
भी पुराने हैं । 


( ३ ) और कोई भी धमपुस्तक सृष्टि के आदि में होने का दावा नहीं करती, 
केबल वेद ही इसका दावा करते हैं। वह अपनी उत्पत्ति सृष्टि के आदि में ईश्वर से 
बताते हैं,-देखिपे:--- 

तस्मायज्ञात्सउइहुत ऋचः सामानि जश्षिरे । 
छन्दां+सि जक्षिर तस्मायज्ञ॒स्वस्मादजायत ॥ 
ऋक | १० | €० | € 
यज्जु० । ३१ । ७ । 
उसी सर्व पूज्य परमात्मा से ऋक , साम, अथर्व और यजु उत्पन्न हुए । 
यस्मादयों अपातंत्तन, यजुयस्माद्पाकंषन । 
सामांनि यपस्य लोमांन्यथर्वांगिरसो मुख्म ॥ 
स्कंम ते भेदि कतम; स्थिदेव सः । 
झथनत्रे १० | २३। ४। २० 
जिस जगदाधार पस्मात्मा से ऋक , यजु, साम और अयथर्व उत्पन्न हुए हैं, उसके 
यथार्थ स्वरूप को कहो । 

ऊपर तीन वेदों के दो मन्त्र दिये गये हैं । पहला मन्त्र दो वेदों में समानरूप से 

आय। है। वह सृप्टि प्रकरण में है। सृष्टि के आरम्म की शेष रचना के, साथ वेदों के 


प्रथम परिच्छेद । (७) 


झाविर्भाव का भी कव है। ऐसी स्पष्टता और सीचे तौर पर किसी भी दूसरी धंम 
पुस्तक ने ( ! ) सृष्टि के आदि में होने ओर (२ ) परमात्मा से उत्पन्न होने का दावा 
लहीं किया | धम का मूल लोन वह हो सकता है जो सृष्टि के आदि में हुआ हो या 
कम से कम ओर सब से पुराना हो, इस स्थान का एक ही उस्मेदवार है झोर वह 
वेद ? है। 


इस स्थान पर वेद, इच्जील, कुरान आदि की तुलना या सापेक्षक आलोचना 
करना व्यर्थ और अप्रासंगिक है । हमें केवल उस इत्तिहास औखला की पहली कड़ी 
देखनी है, जिसकी अन्तिम कड़ी झ्र्यसमाज है | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उस 
अ्रखला की पहली कड़ी वेद” है| संसार के इतिद्दास में कोई भी ऐसी धम पुस्तक 
नहीं जो प्राचीनता में वेद का सामना कर सके । ऊपर जो सबूत दिये गये हैं उन से 
यही प्रतीत होतां है कि वेदों का अविर्भाव उसी समय प्रारम्भ हुआ जब झार्यजाति का 
प्रारम्भ हुआ परन्तु यदि इस स्थापना की कोई अस्वीकार करे तो भी उसे इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि चेद संसार के धर्मरूपी भवन की पहली ईंट है । भागे हम दिख- 
लायंगे कि वही उस भवन की आधार भूत ईंट भी है। 


7205 ठा866 0५ +००899॥ ५३ - 0पुधावां 


(८) आरयसमाज का इतिहास 


हर किए 
द्सरा पारच्छद 
-----+«%#४68/9०-०-- 
स्तोत का फेलाव । 


+०--३०णएा> 2 4फ्डआ७- चार ०० 

चिरकाल तक वेदसंहिताओं का जाप, झोर उनके अनुसार शासन ही प्रधान रहा। 
हिमालय की ऊंची चोटियों ओर गहरी कन्दराओं में वेदमन्त्रों का अनुशीलन ओर 
मनन होता रहा | वह समय धन्य था, क्योंकि उस समय धर्म अपने सादे ओर साफ 
रूप में विद्यमान थां। लम्बे २ व्यर्थ क्रियाकलायों और पेचदार सिद्धान्तों की उस 
समय न सत्ता थी ओर न आवश्यकता थी। वह धरम का ल्ोत, जिस से उस समय की 
प्रजा जलपान करती थी शुद्ध ओर निर्मल था । 


परन्तु सदा वह दशा न रही | वह लोत फलती हुई आय जाति के साथ चार्गें 
ओर फेलने लगा | वह जिन जातियों में ओर जिन भूमियों में से होकर निकला, जहां 
उनकी प्यास बुकाता गया, वहां साथ ही साथ उनकी विशेषताओं से प्रभावित भी होता 
गया । उसके जो दूरवर्ती परिणाम हुए उनकी चर्चा अगले परिच्छेदों में करेंगे, इस 
परिच्छेद में हमें उन धाराओं का वर्णन करना है जो वैदिक स्रोत से सीधी तौर पर 
निकलीं ओर वेदिक विचार मात्र का परिणाम थीं | वह धारायें तीन थीं-जिनमें से दो 
भरत॒वष में बह निकर्ली ओर एक कुछ दूरी पर-ईरान झर्थात्‌ झ्राथ देश में जाकर 
'आरसी धर्म के रूप में प्रकट हुई । आर्यावत में जो धारा थीं, वह ब्राह्मणों के 
कूर्ममाद, भोर उपनिषदों के ज्ञानवाद के रूप में प्रकट हुई । इन दोनों में और ईरान 
वाली धारा में इतना ही भेद था कि जहां पहली झपना मूल वेदों की कहती रहीं वह 
दूसरी, समय ओर स्थान का अधिक अन्तर हो जाने से, मूल की भूल सी गईं । अब 
हम उन तीनों धाराओं का संक्षिप्त वर्णन पाठकों की भेंट घरते हैं । 


ब्राह्मणों का कमंवाद । 


हमने ऊपर कहा है कि वेदसंहिताओं के धम में सरलता और पवित्रता 
यह दो गुण थे | पीछे से वेद को तीन भागों में विभक्त करके उसके तीय 


काण्ड बतलाए गए हैं, वह तीनों ज्ञानकाण्ड, करमकाझ्ड भर उपासनाकाण्ड कहलाते 
हैं। वेद में तीनों का विस्तार है--परन्तु बहुत सादगी झौर सरलता के साथ । सीधे 
धागे में जान बूककर गांठ नहीं दी गई, भोर सुखप्रद भठारी में भूलभुलण्यां नहीं 
बनाई गई । वेदों में प्राय: सभी जड़ चेतन पदा्थों का ज्ञान है, आवश्यक वर्यन है; 
परन्तु कहीं भी शब्दों की उलमन या विचार के टेढ़ेपन में उसे छिपाने का यत्न नहीं 
किया गया । एक ही दृष्टान्त पर्यात्त होगा--- 


“इंशावास्वमिद ९७ सर्व यर्किच जगंत्याज्जगंत्‌” « 


अह्माण्ड में जितने पदार्थ हैं, सब में परमात्मा व्याप्त है | कैसा सरल और स्पष्ट 
भाव है। कहीं २ वेद के सम्बन्ध में जो कठिनता झनुभव होती है उसका यह कारण 
नहीं कि वेद में कोई कठिनाई रखी गई है, उसका कारण यह है कि वेद की भाषा 
पुरानी डोगई है । उसके शब्दों के भसत्वी मूलार्थ सदियों की काई ने छिपा दिये हैं 
दूसरा कारण, भोर बड़ा भारी कारण यह मी है कि स्वार्थ या. मोह के वश में भाकर 
वेद में से ऐसे अर्थ निकालने के यत्त हो रदे हैं, जो मूल संहिता के अमभिप्राय से 
बिल्कुल उल्टे पड़ते हैं। वेदों की कठिनाई के ऐसे ही कारण हैं--जहां यह कारण काम 
नहीं करते वद्दां बेदमन्तों की सरलता भचम्भे में डालने वाली है । 

इसी प्रकार कम-विधान की व्यवस्था है। वेदों में कमों का विधानहै-मनुष्य के कर्तव्या- 
तेवन्य के सम्बन्ध में झज्ञायें हैं। यथा 

* सेगंच्छध्यं सर्वदध्य से वो मनांसि जआानताम 

दे मनुष्यों ! तुम्हारी गति और वाणी परस्पर भनुकूल हो । तुम्होीरे मन परस्पर 
समान विचारे करने वाले हों । इसी प्रकार से परमात्मा के उपासना के सूक्त हैं-परन्तु 
वह मी सरलता लिए हुए हैं । 

यह मनुष्यस्वभाव है कि वह सादगौ और सरलता से सन्‍्तुष्ट नहीं होता । सरल 
बात उसके लिये जल्दी ही पुरानी हो जाती है, वह नयापन ढूंढने छगता है, इसलिये 
सरल सुन्दर मुखड़े पर ज़ेवरों की भरमार शुरू होती है। पुरानी सीधी सादी सचाई से 
थककर वह नह पेचौदा व्याख्यायें करने लगता है-अन्यथा उसके चित्त में असन्‍्तोष 
बना रहता है | मनुष्य शुद्धि स्वभाव से सरल बात को पेचीदा बनाने में ही व्यय 
होती दिखाई देती है। वेदों के साथ भी यही हुआ | वेदों के सरल भौर सीधे उपदेशों 


की सुन्दरता बढ़ाने के लिए समय के साथ धीरे २ ज्ञान भोर कर्मादे का विस्तार होने 
लगा | वह विस्तार जिन २ शाखाओं में हुआ, उनमें से प्रथम ब्राह्मणों का कमेबाद था। 


(६-६० )' झायेसमांज का इतिशास 


33०0-57: 5:-::852% >> 7०7०७ % ७०72० कक 7७२००: 7० ००७२६०५५२०७४००७ ००० ०३०७३०२० २० ३०२०२ २७० कू-७ ४०६०६ ० 7००४० ०.७7 ००-५७] ०] ०] दुआ कफ ८१० हर 


यह कहना ते कठिन है कि ब्ाह्मणों की रचना झाज से कितना समय पूर्व प्रारम्भ 
हुईं-परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारतक्ँष सें वेदों के पीछे जिन विचारों का पहले 
पहल संगठन हुआ, वह ब्राह्मण प्रन्यों में पाये जाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपाथ 
विषय दो हिस्सों में बांठा जा सकता है । एक व्याख्यान ओर दूसरा विधाम | ब्राह्मण 
वेदमन्त्रों भोर सूक्तों की व्याख्या करते हैं। वह ब्याख्या कहीं मन्त्रक्रमम से है और 
कहीं यज्ञों की विधि के व्राम रो है | वह व्याख्या पढ़ने वाले के हृदय में खूब पंकित 
कर देती है कि मनुष्य की बुद्धि सरलता में टेढापन कैसे ढूंढ लेती है। दो एक दृष्टान्त 
पर्याप्त होगे-- 


एक वेदमन्त्र का टुकड़ा है-युद्वा हि देवहूतमाँ झश्वों अंग्ने रथीरिव” इस मन्त्र में 
उपमा रूप से कहा है कि “जैसे रथी लोग घोड़ों को जीतते हैं वैसे ही हे परमात्मन्‌ 
अग्ने | तू सब देवताभों कौ-भोतिक शक्तियों की-अपने २ काये भें लगा।? यहां 
देवताओं को घोड़ों से उपमा दी गई है। उपमानोपमेयभाव साफ है-समानता बिल्कुल 
निर्विवाद है, परन्तु इतने से आ्ह्मण ग्रन्थों का सन्‍्तोष कहां होने लगा था। ऐतरेय की 
पंचम पंजिका में उसकी इस प्रकार व्याख्या दै--- 


: तान्ह स्मान्वेधागच्छन्ति समेवसज्यन्ते वानभ्या भृत्या 
पद्भिरपाध्नत यद्श्याभूत्वा पद्भमिरपाप्नत तद्श्वाना 
मश्वत्व मश्नुते ययर्काम्यते य एवं पेद्‌ । तस्मादृश्व। 
पशूनां जबिष्ठः । तस्मादश्व; प्रत्यडपदा हिनस्ति । अप 
पाप्मानं हते य एवं वेद । तस्मादेतदश्यवदान्य भवति 


देवता लोग झागे को चले, और अमुर लोग उनके पीछे ही पीछे चले भाये। 
देवताझों ने जब झौर उपाय न देखा तो घोड़ों का रूप धारण कर के पिछले पैरों से 
मारना शुरू किया | घोड़े होकर पिछले पांव से मारा-यह अश्वों का भश्वत्व है । जो 
आदमी इस बात को जानता है वह जो कुछ चाहता है प्राप्त कर लेता है । इसी लिये 
घोड़ा सत्र पशुओं से तेज है | इसी लिये वह पिछलो दुलत्तियां से मारता है। जो 
झादमी इस बात को जानता है, वह जो फल चाहता है प्राप्त करता है। इसी लिये 
अश्व के समान देवताओं का भाश्व विधान है | 


एक झौर नमूना लीलिए---भादित्य शब्द की व्याख्या करते हुए' गोपथ आह्मज 
लिखता है--- 
'झवितियें प्रशाकामोद्नमफ्यत्‌। तत उच्छिश्मश्नात्‌। सागभमधत तत आा- 
दित्या अजायब्त ।! 


डिवीय परिच्छेद | . (११) 


उससे गभे होकर भादित्य उत्पन्न हुए | 

इस प्रकार की ब्याख्यायें आाह्मणों में बहुत है | ब्राह्षणकारों नें सरल बात का 
महत्व पूण कारण बताने के लिपे प्रायः इसी प्रकार की करूपनाभों तथा भर्थवादों से 
काम लिया है। मनुष्य बुद्धि इसी प्रकार बहुत-सीधे भ्र्थ में उल्लकन डाल लिया करती 
है | यहां पर यह हृदय में भ्रकित कर छोड़ना चाहिये कि ब्राह्मणों के इन्हीं अर्थवादों के 
विस्तार का नाम पुराण हुआ। पुराणों में ब्राह्मणों की इन' अद्भुत कल्पनाओं की नींव पर 
झोर भी झधिक. शानदार कल्पनाओं के महल खड़े किये गये हैं ! 


ब्राह्मणों की इन कल्पनाओं को दिखाने से हमारा यह तात्पय नहीं कि उनमें सिवा 
ममेले के कुछ है ही नहीं। झाज भी बहुत से वैदिक शब्दों के मूल भर्थ जानने में ब्राह्मण 
ही एकमात्र सहायक हो सकते हैं । मन्त्रों ओर मन्त्र खण्डों की ध्याख्याद्वारा ब्राह्मणों 
ने वैदिक जनता का उपकार भी बहुत किया है-इसमें सन्देह नहीं | 


दूसरा विध्येश् है | ब्राह्मणों का मुख्य अंश यही है | ब्राह्मण नित्य नेमित्तिक यक्ञों 
की विस्तृत न्याख्या के लिये लिखे गये थे | यह काय वेदमन्त्रों की व्याख्या और 
चर्चा के बिना भ्रसम्भव था-इसलिये ब्राह्मण: में यज्ञों कीं विधि और यज्ञसम्बन्धी 
वेदमन्त्रों की व्याख्या-यह दोनों ही कार्य साथ साथ पाये जाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
यज्ञों की विधि की विस्तृत व्याख्या है-ओऔर उसके एक २ अंश का कारण सममाने का 
भी यज्ञ किया गया है | मुख्य ब्राह्मण यज्ञ को ही प्रधान मानकर उनकी व्याख्या 
करते हैं | 

यह कहना ते ठीक नहीं-कि ब्राह्मण केवल कर्ममज्ञ को धम. मानते है-नज्ञान. या 
उपासना को तुच्छ सममते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में एक स्थान पर भी ज्ञान कर्म 
' आदि की तुलना नहीं की गई। तुलनायें पीछे हुई और ब्राह्मण ग्रन्थों को ही पर्म- 
ग्रन्थ माननेवालों ने 

“शास्नायस्थ क्रियार्थत्यादानर्थक्वमतदर्थानाम्‌ इत्यादि 

मीमांसा सूत्रों की यह व्याख्या की कि वेद का उद्देश्य केवल यज्ञ की विधि बतलाना 
है--जिसका तात्पर्य यज्ञ में नहीं, वह झनर्थक है। बाहामणों में केवल कर्माश की 
व्याख्या है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिणय विषय दो भागों में बांटा जाय तो बहू दो भाग व्या- 
ख्यान और विधान कहलायेगे । उनमें से पहला भाग आगे चलकर पुराणों और भन्‍्य 
देशों की ॥900०४४ की कह्पनाओं का कारण हुआ और दूसरा भाग कर्मवाद भौर 
7७:8० का मूछ सिद्ध हुआ | 


( १२ ) झायसमाज का इतिहास 


हिल क०क- ०-0 लपममकन्‍नकभक ५] +ाक मनन ककभकत का क_क कल नु> जज] न 3०१३-६० २०००:2 277 ०-०० 7077::%-:%००२०* नमन ०००२००२०००:०००२:८००2:777- 77777: ४ लिन एरजक है ? लत मे +है मन ह+-++ ४४ ५०३५७ +* $% हैक +-का१ ३५: 04०७4 24 ०0७१ 


. २, उपनिषदों का ज्ञानवाद 


कर्मवाद बहुत बढ़ गया--उसकी भत्यन्तता से असन्‍्तुष्ट होकर तथा वेदों के ब्रानांश 

की ध्याख्या के लिये झारण्यकों भोर उपनिषदों की रचना हुईं | पहली उपनिषद्‌ ईशो- 

पनिषद्‌ है-वह यजुर्वेद का भन्तिम भ्रध्याय है । शेष उपनिषदों ने उन्हीं की विचार 

अंखला का अनुसरण करते हुए गहरे ज्ञानतत्व की व्याख्या की है। यह कहने की भझा- 

वश्यकता नहीं कि उपनिषर्दे साफ़ तौर से उस कमेवाद का प्रतिषेच करती हैं, जो ब्राह्मण 

प्रन्‍्थों से कलकता दे, भोर ब्राह्मण ग्रन्थों के मुख्यांश में कहीं ब्लानकाण्ड की चर्चा 
नहीं, इसलिये स्पष्ट है कि आह्मण प्रन्थों से पीछे उपनिषदों की रचना हुईं | 


उपनिषदों में अह्म की व्यख्या है, भोर उसके ज्ञान को सब से मुख्य माना गया है | 
(वा होते झदढा यज्ञ रूपा:? इत्यादि वाक्यों द्वारा उपनिषत्कारों ने स्थान २ पर कम की 
निबलता बताई है झोर “निचाय्यतन्मृत्युमुखात्ममुच्यते! ( कठ ) “तमात्मस्थे ये 
ज्नुपश्यन्ति धौरा स्तेषां सुख शाश्वतन्नेतेरेषाम्‌ ( कठ ) “झ्रोमित्येव॑ ध्यायथ आत्माने 
स्वस्ति व: पाराय तमसः परस्तात्‌ ? ( मुण्डक ) इत्यादि वाक्यों में ज्ञान का गौरव 


दिखाया है । उपनिषदों से ज्ञान की वह दार्शनिक लहर उत्पन्न हुईं, जो वैशेषिक से 
प्रारम्भ होकर वेदान्त में, झौर फिर वहां से विकृत होकर खण्डन खण्डखाद्र” झौर 
“पनञ्चलक्षणी?? में समाप्त हुईं । जिस ज्ञान की गम्भीरता के लिए भारतवर्ष ने इतनी 
प्रतिष्ठा प्रात्त की थी, उसका प्रारम्भ यहीं से हा | 


उपनिषदों की प्रारम्भ की हुईं ज्ञान-लहर का कहां २ तक प्रभाव फेला, इस विषय 
की विस्तार पूर्वक विवेचना यहां आवश्यक नहीं है। हम देख चुके हैं' कि भारतवर्ष 
के दाशनिक विचारों का पहला विस्तारसद्वित झाविर्भाव उपनिषदों में हुआ भोर पीछे 
जितनी दार्शनिक शाखायें झाविभूत हुईं, उनका बीज यदि वेद में था, तो उनका मूल 
उपनिषदद थी। भारतवषे से बाहिर भारत के दाशेनिक विचारों का कहां तक झसर 
हुआ, इस विषय की विस्तृत विवेचना के लिये यह स्थान बहुत छोटा है, परन्तु 
संक्षेप से इतना बता देना झनुचित न होगा कि पुराने ग्रीस भादि देशों के दाशनिकों 
ने उनसे बहुत सा लाभ उठाया था। मि० रिचर्ड गाबे झपनी  शिभ080फाफ 
4327००३7रफ्रे 8? नाम, को पुस्तक में लिखते हैं---- 


ह “फारस द्वारा प्रीक विचारों के भारत से प्रभावित होने की ऐतिहासिक सम्भवता को 
बिना सन्देद के मानना पडेगा, और इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनपर 


दितीय परिच्छेद ।  खवितीयपरिष्छेदा ६) 


लिखे हुए विचार भारत से प्रीत को प्राप्त हुए ।” # थेहस, एम्पिडोडीज़, अनेक्टसा- 
गोरस, डिमोक्रिसस, भोर सबसे बढ़कर पाइयागोरस ने भारत के दाशनिऋ विचारों: को 
खूब ही अपनाया था | यह सर्वेसम्मत बात दै कि योरप के सब दाशनिक विचार ग्रीस 
के दाशनिक विचारों से प्रारम्भ होते हैं । इस प्रक्रार यह कद देना झअयथार्थ नहीं कि 
योरप अपने दाशनिक विचारों के लिये भारत का आभारी है । 


&१7%१%९%०क+२७8 ५०१ १०११७७३७७४० ७७ » »००७ *०७ ४% 806 १३५8० 


यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि धार्मिक विचारों के इतिहास में दाशनिक 
विचारों की चर्चा क्‍यों डाली गई ! इसका उत्तर यह है किन दोनों प्रकार के विचारों का 
आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। ईश्वर की सत्ता एक धामिक सिद्धान्त है, परन्तु वह 
प्रत्येक दार्शनिक के विचार का पहला विषय है | जीवात्मा है या नहीं ! मनुष्य करने में 
स्वतन्त्र है या परतन्त्र ! कर्मी का फल मिलता हैया नहीं ! परले।क है या नईी ! यह सब 
प्रश्न एक धर्माचाय के लिये उतने ही आवश्यक हैं, जितने आवश्यक कि एक तत्ववेत्ता 
के लिये हैं। धम के भिन्न २ रूपों पर दाशनिकों के विचारों की छाप साफ नजर भाती 
है। इस कारण यह मानना पड़ेगा कि भारत ने योरप को यदि दाशनिक उपहार 
दिया है, तो योरप के घामिक विचार यह नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं लिया, 
ईश्वर जीव परलोक आदि विषर्यों में प्रीक तत्ववेत्ताओं द्वारा योरप की भारत ने बहुत 
कुछ दिया है, ओर यह धरम की झाधारशिलायें हैं । 
ब्राक्षणों भोर उपनिषदों द्वारा वेदों ने किस प्रकार संसार के धामिक विचारों को 
प्रभावित किया है, यह नीचे के चित्र से स्पष्टतया प्रतीत हो जाकगा-- 


बेद 
धमाका या॥ ८ तार |] कर प्राइणकल्‍२ एन पैक विकार: अकसर: <- इन. 
[ ! 
ब्राह्मण उपनिषद 
कर्मशात्र ब्ञानशात्र 
जलाइल | जिधनरं इआह ताकाआाए जातक आल बाबा 
व्याख्यानांश विधानांश. वैशेषिक न्याय सांख्य वेदान्त बौद्ध नास्तिक 
| ४--_-+- की जप, आम क, 
देवमाला क्रियाकलाप पृ 
१४६४700027. प्रश४0... फारस द्वारा ग्रीस के दाशेनिक विचारों पर प्रभाव 
दाशनिक विचारों द्वारा धम पर प्रभाव 


4. 06 छ880469 7०58४ णी7॥5 0 ६6 87९९०॑॥॥ एठएण॑ते 0 ४४07९ 
एथंगड् 70 700004 ४ ागंब ४70प80 9 770007७ 07 088 7प्र&6 
पपुप्०ढा०780]ए 96 87800९१, &74 जाप 7 ४69 9080770ए 0/ 000 ४0070 
ग्राहम06१ 46048 ए९ए६ ई7६87९77९१ [7007 7448 (0 0/९6७९ 

(0॥॥080770ए 07 75606 [70/8 705 38.) 


(१७ ) झारयसमाज का इतिहास 


“37 27 अं 7% 07727": //:-+ 8 न इ- 27777] ०0::-- ०४०६० ०7:207 7१277 १५५ ०१०8 आु० कक 8९०६३ 7०००३ 3 ४7 07/70/7770: 8४: 777०8 .75 7/7* हू757/77:727: 


३. पारसी धर्म 


आयपुरुषों' की एक धारा मध्य एशिया से होती हुई ईरान में जा बसी । उस 
धारा के लोग पारसी कहाये | उन लोगों का घर्म पारसी धम कहता है। वह अपने 
भाइयों के पुराने वेदिक धर्म के साथ लेगये थे-परन्तु समय भौर स्थान के ध्यवच्छेद 
से वह बढ़ुत विकृत होगया | उत्त समय पारसियों में एक घम्र का सुधारक उत्पन्न 
हुआ जिसने फिर से पुराने धर्म. के उद्धार का यत्न. किया | उस सुधारक का नाम स्पि- 
ताम्रा ज़रदुस्त या पितामह जरदुत्त था | वह ध्यानावस्थितु होने के लिये फारस से. पूर्व 
की ओर गया और अपनी जाति के धार्मिक विचारों का सुधार करने का संकल्प करके 
वापिस हुआ | इस समय हमें जर्दुस्त से पूर्व के विकृत पारसी धम के चिन्ह नहीं मिलते 
संशावित हुआ पारसी घम  विस्तागपूर्वक प्रिलता है । उसके देखने से स्पष्ट. ही प्रतीत 
होता है कि ज़रुस्त जिस धर का प्रचार करता था, वह वैदिक-धरम की एक शाखा थी। 


यहां इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | सर घिलियम जोन्स, 
प्रे० मेक्समूलर, और डा० हाग आदि विद्वानों ने इस की बहुत विस्तार पूर्वक और 
मार्मिक व्याख्या की है--जिसके होते हुए सिद्ध करने को शेष कुछ नहीं रह जाता। 
उन लेगगों ने अहुत अच्छी प्रर्नार से बतला दिया है कि पाससियों की घर्मपुस्तक जिन्द 
अवस्था की भाषा संस्कृत का रूपान्तर है, जिन्द अवस्था के उपदेश वैदिक उपदेश्ों 
से ८० फीसदी मिलते हैं, पारसियों के कर्तव्य धम ओर यज्ञ वेदिक क्रियाझों की छाया 
मात्र हैं | हम यहां थोड़े से प्रमाण देकर ही सनन्‍्तोष करेंगे, क्योंकि ययपि विषय बहुत 
ही लम्बा ओर मनारंजक है, तथापि हमारे पास स्थान परिमित हैं । 


(१) पहले भाषा को लीजिए । सर विलियम जोन्स जन्द भाषा के विषय में लिखते 
हैं... जन मैंने जन्दभाषा के कोष को पढ़ा, तब- मुझे वर्णमातीत आश्चर्य हुआ कि उसके 
दश शब्दों में से छः या सात विशुद्ध संस्कृत के हैं ओर कई तो व्याकरण से बने हुए 
रूप में भी समान ही हैं-जैसे युध्मद को बह वचन युत्माकम्‌ |? ( एशियाटदिक रिसर्च ) 
डा[० हाग इस. भाषा के बारे में लिखते हैं-- 

ध्राह्मणों के और पारसियों के पवित्र सूक्तों की भ्राषायें एक ह्वी जाति के दो भागों 
की भाषायें हैं ? 738498. 

दूसरे स्थान पर आप लिखते हैं--- 

“/बिल्कुल बराबर न होती हुईं भी, वह भाषायें इतनी समान हैं कि एक संस्कृत 
का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी कटठपट उन्हें पहिचान सकता है ।”” 

प्रो० मेक्समूलर लिखते हैं-- 


डितीय परिच्छेद्‌ । (१४ ) 


“उसकी ( यूगन बर्नौफ की ) किताबों से ओर बोपकी की ढु /नात्मक व्याकरण 
की कीमती टिप्पणियों से स्पष्ट है कि व्याकरण और कोष की दृष्टि से ज़न्द भाषा 
अन्य इगडो-योरपियन भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत के बहुत समीप है? 0898. एण. ३ 


(२) अत सिद्धान्तों की समानता लीजिये । वेदिक-घम के मूल सिद्धान्तें में से 
एक मुख्य सिद्धान्त वर्णव्यवस्था का है। मनुम्य समाज को आक्षण छांत्रिय वैश्य आर 
शुद्र-इन चार भागों में बांदा गया है । पारसी धम में भी यह चार भाग रखे गये हैं । 


ब्रो० डार्मस्टाट अपनी जन्द अत्रस्था की भूमिका में लिखते हैं--- 


“हम इस ( डिंकर्ट ) में चार श्रेणियों का वर्णन पढ़ते हैं, जो ब्ाह्मणों के जातियों 
के उत्पत्ति सम्बन्धी लेखों का बल पूर्वक स्मरण दिल्लाते हैं, भर जो अवश्य भारत से 
लिया गया दै””। । 


जन्द में जाति के पुरोहित, रथी, खेती करने वाला और हाथ से काम करने वाला- 
यह चार भाग किये गये हैं | 


(३) पारसियों के उपास्प देवता वैदिक देवताभों से मिलते हैं-यब्धपि पारसी उन्हें 
देवता नहीं कहते | पारसियों का मुख्य ईश्वर अह्वग्मजद या अपछुर महान्‌ कहता है। 
अयमन्‌ के स्थान में झायमंन्‌ , मित्र के स्थान में मिथ, नाराशस के स्थान में नर्योसन्द्रा 
तृत्रध्न के स्थान में बृत्नंप्त, और भग के स्थान में बध-यह उनके उपास्य हैं। वेदों में 
जैसा वरुण देवता का वर्णन है, उसी प्रकार का ज़न्दावस्ता में महान्‌ असुर का 
चर्णन है | वैदिकसाहित्य में ३३ देवताओं का कथन है--८( त्रयास्त्रिशद्रे देवा:-- 
बाह्मण ) जम्दावस्ता में उनके स्थान पर ३३ रतु कह्दे गये हैं । 


दोनों में एक भेद है | वैदिक परिभाषा में देव शब्द का प्रयोग उत्कृष्ट अर्थों में 
होता है, जन्द की परिभाषा में वह बुरे अथ देता हैं । वहां परमात्मा को असुर कहा 
गया है। वेद में देव और असुर दोनों ही शब्द ईश्वर के लिये झाते हैं-भोर उत्तम 
अयथ देते हैं | ब्राह्मणों में झसुर शब्द बुरे ही अथों में झाता है, उसका अच्छा भर्थ 
बिल्कुल लुप्त द्वोगया है | ब्राह्मण ग्रन्थों ने असुरों को देवताझों के सामने सदा नीचा 
दिखाया है । इस मित्रता से दो बातें प्रतीत होती हैं | प्रथम तो यह कि पारसी धम के 
विचार वेदों से लिये गये हं-अआहमयणों से नहीं | दूसरी बात यह कि ब्राह्मणों भोर जन्द के 
लेखकों के दिलों में एक दूसरे के लिये एक विशेष विरोध भाव था-यही कारण था कि 
वह दोनों एक दूसरे के डपास्यों को नीचा दिखाने का यत्न करते थे। यह विषय मनोरंजक 
है भोर इसकी विस्तृत विवेचना बहुत से ऐतिहासिक रहस्य उदघाठित कर सकती दै- 
परन्तु उसके लिए यह डचित स्थान नहीं है | ह 


(१६) अआायसमाज का इतिहास 


(४ ) दोनों के यज्ञों में बहुत समानता है। यह्ञों झोर यज्ञ की विधियों में बहुत 
सो बातें मिलती हैं । यज्ञ के लिये पारसियों के पास यल्त शब्द हैं। होता की वह जोता 
कहते हैं, अयर्वन्‌ के स्थान में उनके पास अश्रवा शब्द है। दृष्टि और आइति पार- 
रियों की इष्टि और आजुति हैं । यज्ञों की विधियां तक एक सी है। ज्योतिष्टोम द्शे 


पोशमास झ्ादि नामान्तर स्रे जन्द में पाये जाते हैं । सोमव्ली का नाम पारसियों में 
होम है १ 


(५ ) पारसी लोगों के लिये यज्ञोपवीत का विधान है । गौ मारने तथा मांस खाने 
का निषेध है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त ज़न्दावस्ता में पाया जाता है । सृष्टि की उत्पत्ति 
का ज़न्दावस्ता में जो वर्णन है वह वेदों ओर उपनिषदों के सृष्टि प्रकरण का स्मरण 
कराता है । 


ऊपर के लेख से सिद्ध है कि पारसियों का वह धम जिसका उपदेश ज़न्दावस्ता 
द्वारा जरदश्त ने किया था, वैदिकथर का रूपान्तर है । यह हम पहले दिखा आये हैं 
कि वेदों का समय जन्दावस्ता के समय से बहुत पहले का है । इससे स्पष्ट है. कि जैसे 
मारत में वेदों से ब्राह्मण ग्रन्थों का धम उत्पन हुआ, उसी प्रकार फारस में असुर-धरम 
विस्तृत हुआ । दोनों में भेद इतना ही है कि एक ने अपने मूल की याद रखा ओर 
स्वीकार किया, दूसरे ने उसे भुलाने का यत्र किया भोर भुला दिया | # 


# पारसीधम के बारे में हाग ओर डाम्मस्टट के खेख प्रामाणिक सममे जाते 
हैं। दाग के निवन्‍्ध ओर डामंस्टट की जुन्दावस्त) के अनुवाद की भूमिका विशेष रूप से 
महत्वपूर्श है। वैद्किधम शोर पारसीधम की तुलना के क्षिए वा० गंग्राप्साद एम. 
य्‌. का “धर्मों का मूल खोत' ओर महात्मा मुंशीराम जी का “पारसीमत झोर 
वैदिकर्म ' यह ट्रेक्‍्ट देखने योग्य दे। 


तीसरा प्रिच्छेद। 


प्राचीन विश्वासों पर वेदों का प्रभव 
६३८४ ३३०९५८७ 
चीन भौर मिसर, 


इम यह सिद्ध नहीं किया चाहते क्ि संसार में जितने मत सम्प्रदाय या धरम उत्पन्न 
हुए हैं उन सब की प्रत्येक बात वेद से ली गई है | यह न केवल उपहास्प है--असंम्भव 
भी है। न हम यही बताना चाहते हैं कि मनुष्यबुद्धि ने अभी तक धर्म के क्षेत्र में कोई 
नया काम नहीं किया । मनुष्य के दिमाग़ ने पहले विद्यमान मसाले के आधार पर बहुत 
सी धामिक भोर भात्मिक ख़चाइयां खड़ी की हैं । यहां यह दिखाना अभिप्रेत है कि 
कई मार्गों से द्वोते हुए वेदों के बिचार प्रायः मनुष्य जाति के हरेक भाग में पहुंच चुके हैं 
ओर अपना प्रभाव उत्पन्न कर चुके हैं | मूल ल्लेत के नाले भोर नालियों का जल 
बड़े २ मत मतान्तरों की नदियों में मिलऋर उन पर प्रभाव उत्पन्न करने का यत्न कर 
चुका है। जो धमे सीधे वे्ों से उत्पन्न हुए उनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं-एक 
बोद्र धमे रहा है-जिसकी चर्चा आगे की जायगी। यहां उन मतों और विश्वार्सों के बरे 
में कुछ कहना है जो वेदिक-धर्म से उत्पन्न न्टीं-केवल प्रभावित हुँए हैं। प्राचीन धर्मो 
में कई बातें इतनी समान पायी जाती हैं कि उनकी सत्ता आकस्मिक नहीं हो 
सकता । प्रतीत होता है कि भ्वश्य ही किसी समय इन सब जातियों के परस्पर सामीप्य 
तथा मेल जोल रहे होंगे, ओर जो प्राचीन धम था उससे शेष सब प्रभावित हुए होंगे । 
एक २ धर्म की वैदिक धम के साथ जो समानतायें हैं, उन्हें दिखाने के लिये यह स्थान 
' उचित नहीं है। यहां तो हमें केवल धामिक विचारों का विकास और विस्तार देखना 
है । उसके लिये समानताओं का दिग्दशन मात्र पर्यात है। 


चीन का प्राचीन धर्म 
जब इम नीचे के प्राचीन सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें भारत के प्राचीन 
धार्मिक विचारों के साथ अपू सम्ननता दिखाई देती है। चीन की ईसा से २५१४ 
वर्ष पूर्व की धामिक अवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहां के 
लोग परमात्मा को पिता और प्रथिबी को माता मान कर पूजते थे । परमात्मा धम झोर 
अधर का भच्छा ओर बुरा फल देने वाला था | सब से बड़ी बात यह है. कि उस 
समय के चीन के धार्मिक विचारों में शतान या नरक के लिये कोई स्थान नहीं था। 


( १८) आायेसमाज का इतिहास 


'चौन केआचीन धमम का बृत्तान्त देते हुए प्रो० इनेट ए. गाईल्‍स अपने #०४07७ 
५:07 4200०॥ (४778 नाम कौ पुस्तक में लिखते हैं ॥ 


"वु॥ एंड कणयांएए९ .र0700०ं5४४, ० क्षांएा ठप्रीए 800४॥/४, 0एँ 
'90 तैे0पछ इृ९्ापां760 7९०७-08 #शाक्रांत, 70 ए80९ 'क8 /0प्रगव 407 #एज 


एशंएशड छपी 888 उि्रदागांड। प्रद्व/8 ७० +00 70097] ०7 ६96 006 ते प्रश्ण 
3०8 शथा०7(६. 


“इस प्राचीन एंकेश्वरवाद में, जिसके बहुत कम परन्तु असली सबूत मिलते हैं, 
श्रौद्धों के मार या पुराने बा नये भहदनामे शत्तान के लिये कोई स्थान नहीं है ।”? 


प्राचीन वेदिक विचारों में हम यह एक बड़ी विशेषता देखते हैं कि बुराई के पेदा 
होने के लिए:किसी जुदा शैतान की आवश्यकता नहीं समझी गई परमात्मा ही भलाई 
ओर बुराई का फलदाता है। कम करने वाला जीव है । बेद एक ही शक्ति को स्वीकार 
करते हैं 4 ऋग्वेद कहता है “ एके सद्रिप्रा बहुधा वदन्ति?? चीन के विश्वासों के विषय 
में प्रो० हथे अपने 47000०7 सां४/079 ० 07४४६ नामक ग्रन्थ में लिखते हैं-- 
पफ्ठा "6८099 ७ 50ए ापधत फल 2०6 >20प्रादे 40 &प7॥70 ४६% ४6 
ह#7007॥ एश68९ जश6०० 662ं40९4 #४०ग्रमफ्ैशं४।४' प्राचीन शूकिंग के लेखों खे 


मानना पड़ता है कि चौन के प्राचीन निवासी निश्चित एकेधरबादी थे १ 


विश्वासों को छोड़कर अब-हम यज्ञों की ओर भाते हैं । यज्ञों के सम्बन्ध में हमें 

चीन ओर भारत में झय्रव सफलता दिखाई देती है। चीन के यज्ञ का डा० लग 
( 97. 7,022४० ) ने निम्नलिखित शब्दों में वन (किया है--- 

पृ'॥७ “ हल'श॥ण्गरा९8 800 000 88०११९०९४” छ0"७ %7/९०९१९१ 799 [8809४2 


पे प्रथआ00४ छपानीि00०7ा8 ०0) (6 झुछ्का(५ ण॑ 06 रगड़ 8गते 6 7874708 
छ))0 ९6 ६0 8$88 70 6 एछ0४/०0770%0068 07 009. 


].49&४8078 "० छत 8एणि! ज्ञ९श'8 ॥8060 00 ४४४४० 98 8ए68, 
बाते लए ९४९0९ कछ8 ग्रारणेल्वे १ए ७ पराठलांगाएल'ए ज्व6 ६00४ परां४ 
9]802 उ्रशं१व९ (6 एपंए७ं एक 28०५ 

यज्ञों से पूव बत और झनेक प्रकार की शुद्धिमों का करमा राजा और उसके पुरोहितों 
के लिये आवश्यक होता था । सुगन्धित रसों की भाइति दी जाती थी ताकि देवता 
बुलाये जा सकें, झोर उनका आहवान करने का काम एक कार्यकर्ता कर्ता था, जो 
मुख्यदार के भन्दर की ओर खड़ा होता था। 


हम दोनों यज्ञों के विस्तृत वर्णनों को पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनो 
परस्पर बिलकुल भसम्बद्ध नहीं हैं | 


तृतीय परिच्छेद । (१६ 


भारतवर्ष के भत्यन्त प्राचीन ही नहीं, मध्यकाल के बहुत से विश्वार्सो का भी चीन, 
के उस समय के विचरों से बहुत सा सम्बन्ध प्रतीत होता है । चीन में मध्यकाल में 
हम यज्ञों के साथ इृषम के. बलिदान का वर्णन पढ़ते हैं । मेरे हुए बुजुगों के जीवित रहने 
का विचार बहुत पुराना था | उसके साथ धीरे २ हम मनुष्यों के श्राद्ध की प्रथा की भी 
चलता हुझा पाते हैं | डा० लैग “शीर्किंग” के भनुत्राद में. लिखते हैं--- 

«& 8, 93॥6/ 98 ६96 0079प्र९वें 6डद्रांउ0०708 0 ६४0० १884 40 &.80॥0[0 
शां8६० 870 40. (86 ते॥ए 04 फ़ैरंए तै880७008॥08 00. ॥रध्याद्ां। 05 7शी+ 
क्शंगणप8 त0"डोपं0-8 ०00779०607 ज्ञांधि दशा, 8५9 72000 जा78९०४०९०४08 
07 686 कांर886 9००फॉ० 707 (फ्र०ए गए 809०878708 |॥ 80079.,?? 


इतिहास के प्रारम्भ से ही हम देखते हैं कि चीनी लोग अपने मतों के सूद रूप 
में रहने, ओर सन्‍्तानों के धार्मिक पूजा द्वार उनके साथ सम्बन्ध स्थिर रखने में 
निश्वास सखते थे ।”? 


यही विशेषता हमारे मध्यकाल के विचारों में पाई'जाती है। यदि विचारों की 
पद्धति पर ध्यान दें तब भी हमें कुछ समानता दिखाई नहीं देती | प्रो" विनय कुमार 
सरकार ने इस विषय की भझपनी (“0४0७8 छिशांह्वांण्म एए0पट्टो) छुंगवेप ॥:ए९४?? 
नाम की पुस्तक में बड़ी योग्यता से प्रतिपादन करते हुए बताया है कि चीन का धामिक 
विचार प्रवाह प्रायः उसी प्रक्रार चला है, जैसे भारतीय धार्मिक विचारप्रवाह | यह 
समानता किस्ती सम्बन्ध के विना नहीं हो सकती | यह अनुमान करना कुछ अनुचित. 
नहीं प्रतीत. होता है कि इतना/साहइश्य और स्थान में इतनी समीपता रहते भी भारत 
ने चीन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। भारत पर चीन का प्रमाव जानने के लिये हम 
कोई भी प्रमाण नहीं देखते । चीन के धामिक बिचार समय की दृष्टि से भारत से भर्वा< 
चीन हैं | चीन- के. प्राचीन लेखकों के कथनानुसार वहां,का धार्षिक ब्रिकास ईसा से 
२६७५३ वर्ष से पूर्व के लगभग प्रारम्भ होता है |. उस. समय फ़ू-सी ( "'प पक्ष ), 
नामक राजा ने, यज्ञ ओर पूजा का संगठन किया था। ऋग्वेद का प्रारम्भ समय भझाज 
कल के योरप्रियन विद्वानों के मत में भी इससे बहुत पुराना है। इस कारण यह 
कल्पना निमूल नहीं है कि चीन के प्राचीनतम विचारों पर भी वेदों के विचारों का 
ब्रभाव विधमान था |. 

मिश्र 


जब चीन से चल्ककर हम मिश्र में पहचते हैं, भौर वहां के धार्मिक विचारों का 
अनुशीलन करते हैं तो हमें भारतीय विचारों से कुछ कम समानता नहीं मिलती | उस 
समानता को, देखकर इस परिणाम पर पहुंचना कठिन नई दे कि भारत तथा मिश्न के 


बट 


( २७ । झायसमाज का इतिहास 


७० ६४५७१०४० ५८/५१/९०५० ५» ५ ४६, ६३/६१/९०४४ के ४३ ३०६/%३ ९/४१% ४२४८ ००४ 


विचारों का परस्पर सम्बन्ध अवश्य रहा है। भारत ओर मिश्र में धार्मिक विचारों का 
मिन्न २ रूप से विकास अवश्य दिखाई देता है--परन्तु प्रार्म्म एक सा ही है। हम 
दोनों देशों के विचारों के प्रवाहों के साथ २ ऊपर को जाय॑ ते इसमें सन्देह नहीं रहता 
कि उनका मूल लात कोई एक ही होगा | बहुत विस्तृत बिवेचन के लिये हमोरे पास 
स्थान नहीं है | हम कुछेक मुख्य २ सिद्धान्तों की तुलना पर ही सनन्‍्तोष करेंगे । 


पहले हम मिश्र के ईश्वर सम्बन्धी विश्वा्ों को लेते हैं | अत्यन्त प्राचीन काल में, 
मिश्र के निवासी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके ईश्वरसम्बन्धी विश्वास का 
८“ ईंजित्त का घम? (ए7297४०० पिथां209) नामक पुस्तक में डा० बजने निम्न 
लिखित शब्दों में वर्णन किया है--- 


४ 8 हापतेए ० बप्रलंणाई #2एएपंणा 7४९ ॉ078 ६85४ ज्ष| 000ए॥06 
6 788 0678 086 ६॥6 ॥रएए90078 ०००४०१ 47 006 000 ज्ञ॥0 ज्88|8० 
6, गराएता0700, 9एॉ80]9, ०४७४४), 09राांडलसं०ा धो।एं207 छगते 
498"7प्र&0०, 06 प्राक्कैद्ृ०ए० 0 006 ॥68४०१8, ९६७७३, &॥०ते प्र/467छ७070:,: 
६06 ९।९8६०॥' रण 6 8४ &0ते 868, शा0ा खाते ज्ञ0ा69, छग्रागनक्वो8 #४वे 
बाते एफचेंह, गिछ छाती ९ए९९फाण 2 प॥28, ९6४8 छाते 8008, धागवें 068 


300779076%) ४एशं॥28 क्ष0 छ९'8 (6 7906880772९"8, ५६६४ :प॥]64 ४8 
ज्र50 छाते ज्0 वे,?? 


पुराने मिश्र के धामिक ग्रन्थों के अध्ययन से पाठक की निश्चय हो जायगा कि 
मिश्र निवासी ऐसे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जो स्वयम्भू , अमर, अदृश्य, नित्य, 
सर्वज्ष, सर्वेशक्तिमानू , भोर अज्ञेय हैं, जो युलोक पृथिवी और पाताल का निर्माता है, 
जो झाकाश ओर समुद्र, पुरुष और स्त्री, पशु ओर पक्षी, मछली और सर्पण शील 
जन्तु, इचक्च ओर वनस्पति का निर्माता है और उन सूछम प्राणियों का भी उत्पन्न करने 
वाला है जो उसकी इच्छा झोर भाज्ञा का पालन करने वाले दूत हैं। 


पुराने मिश्र के ग्रन्थों में देवता रूप से, द्वापी (829) नाम से, हैश्वर की निल्ल- 
लिखित शब्दों में, स्तुति की गईं है--- 


४ छु6 लढ्ठा) ॥00 98 ग82प्रा'-86 ॥7 80706, 6 78 90$ ६0 96 86९९॥ 7 #6 
80प्राफएपराछते फ्राह2०8 पफुणा क्रांगोी क्षय फ828 ४6 प्रग६€ ० 0ण्78 
०6 ४96 5070 छणधवे ए06 उरठ-फ एपिन्यांडा०ते क्षण पायल, धणते ॥० 28७ 
7900 96 77806 ६0 ०९076 577 $+०6ग्रा 8 8९००९ 728९७, ॥'प6 एछा8९७ 
क6"6 ॥6 ॥ए७7 48 पएाड्रैए0ज97; ॥6 78 704 ४० 928 0४वें ॥ 452८८ 0०0 
हो968; ऐ6"6. 86द्50७॥ 70. कैब्रजं#ए४ंणा क्तांयी बता ९0णाफित फ्रेफ, 
४00 ४0० ९8780 70६ 00700976 ॥8 $07008 ॥॥ ४४ ॥957६५ 


हर 


शान पारा कुछ क आजा 7 कफ आर कप +अट आ कु फ। धन साझा पु 5 हक (७7७7 + पु ऊसइ ७४४ 7% 7७० ४_क (६ :क कु. फापक ७7 कम उ+क_+ ७ ुफाक- सन >रक 7 क _रकू फरकूकट उन फ ३० कफ कर नुक:क 7४० कफ कम कट कु." आजतक फ-ह कट कप ४-० च० ९ ६. 


करत ९२४३६ (पा ९८९१ अल /५ध/च/ ६९च+ 


वह पत्थरों में नहीं चित्रित किया जा सकता; दक्षिण और उत्तर के विशेष श्ाभू- 
घरण्यों (एए४०, से सुसज्जित मुकुट जिन मूर्तियों पर रखे जाते हैं, उनमें भी वह दिखाई 
नहीं दे सकता, उस तक न काये और न भेंटे पहुंचाई जा सकती हैं; भोर उसे उसके 
गुप्त स्थान से बाहिर. नहीं निकाला जा सकता । उसके निवास का स्थान अविदित है, 
वह अकित समाधों में नहीं हूंढा जा सकता, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जिसमें वह समा 
सके; तुम उसकी आकृति का अपने हृदय में ध्यान नहीं कर सकते?” | 
इन दो उद्धरणों में ईश्वर सम्बन्धी विश्वास का सारांश भझाजाता है । इन वाक्यों 
की निम्नलिखित वेद मन्त्रों से तुलना कीजिए, तो भापरी अदभुत समानता दिखाई देगी-- 
सपयेगाचउतछुफ्रमकायमंत्रणमंस्माविरं शुरूमपापबिद्धम्‌ । 
कविभनीषी पेरिभू: स्वयस्भूर्याथातथ्यतो 5र्थान्व्यद्भारद्धाश्यतीभ्य: समांभ्य:। 
घञु० | ४० | ८ 
वह परमात्मा व्यापक है, शरीर रहित है, उसके शरौर पर धाव नहीं होता, वह 
नाड़ी नस के बन्धन से रहित है| वह शुद्ध है । पाप का उसमें लेश नहीं है। सत्य 
ज्ञान का कह्दने वाला, ज्ञानी, साक्षी, स्वयं ही विद्यमान, ओर सब पदार्थों का सदा से 
निर्माण करने वाला वही है । 
न तस्थ॑ प्रतिमाध्भस्ति यस्व नार्म महर्शः । 
जिसका भत्यन्त मद्दान्‌ यश है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती । 
पुरुष एवेद२/सवे बवभूत यश्षभान्यम्‌ | रुज्ञ० । २१ । २ 
जो कुछ दै या होगी, वह सब कुछ ईश्वर ही में है। 


सूर्या चन्द्रमसो भाता यथापूर्यमकल्पयत्‌ | ऋ० । १० । १६०। ३ 
परमात्मा ने सदा की भांती सूर्य चन्द्र झादि का निर्माण किया । 


इस समानता के अतिरिक्त दो ओर बार्ते विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं। पुराने 
मिश्र निवासी जहां एक झोर एक देवता वादी थे, वहां दूसरी भोर वह झनेक देबतावादी 
भी थे | उनके देवता भी गिनती में सैंकड़ों तक पहुंचते थे | अनेक देवताओं के होते 
हुए भी बह एक ही देवता को मुख्य मानते थे। सब देवताों के नाम एक मुख्य देवता 
के नामवाची माने जाते थे। तेमू ( 2००४ ) भात्मू (४००) झञादि जो एक 
झोर सूर्य के नाम हैं, देवों के पिता भोर ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। भोसिरस 
आइसिस भादि नाम भिन्न २ देवताझों के होते हुए भी प्राय: ईश्वर के विशेष नाब्ान्तर 
नतर (००४८०) के पर्याय वाची रुप में प्रयुक्त दोते हैं। बिल्कुल यददी दशा वैदिक देवता- 
वाची शब्दों की है। 


(२२ ) आर्यसमाज का श्तिहास 


ईश्वर का मुख्य नाम नतर ( 0००४7 ) है जिसका अर्थ ऐश्वय भोर बल. है। 
नतर शब्द बिल्कुल इन्द्र का पर्याय वाची प्रतौत होती है |. 


दूसरी बड़ी भारी समानता जीव उसकौ मिलता झोर पुनर्जन्म में विश्वास है। यह 
विचार भारत शोर मिश्र का ख़ास अपना हैं | अन्य देशों में इस स्पष्टता से यह नहीं 
मिलता, जिस स्पष्टता से इन देशों में मिल्ञता है। मिश्र के प्राचीन धम में मरे हुए प्राणी 
का पुनर्जेन्म शोर न्याय माना जाता था। उसमें जीवात्मा “अनौ?? (#४४) कहाता 
था, जिसकी अन्‌ धातु से उत्पत्ति प्रतौत होती है| प्र + भ्रनी इन दोनों के मिलाप से 
प्राणी बनता है। हृदय का नाम: 'क! था| 'क? नाम सुखमय पात्मा का है। मिश्र में 
भी 'क शब्द चेतनता का पर्यायबाची प्रतौत होता है । हमारे साहित्य के स्वर्ग नरक 
यम तथा देवमालासम्ग्रम्धी मध्यकालिक विचारों का प्रतिबिम्ब भी मिश्य के लत्कालीन 
घामिक साहित्य में पाया जाता है । 


मिश्र में इन विचारों की चर्चा को देख कर डा० बज ने लिखा है कि यह कहना 
कठिन है कि मिश्र के धम के यह विशेषतांय कहां से भाई | उन्हें सन्देह है, परन्तु 
संदेह रखने की कोई बात नहीं । मिश्र में यह सिद्धान्त आगन्तुक थे, ओर जहां से वह 
गये वह स्थान भारत था| मिश्र के धामिक विचारों का मूलल्ोत भारत के वेदों में: 
मिलता है। 


&2 


7207 668060 0५ 99]869॥# /४५४ - छर्पुध्राधां 


चतुर्थ परिच्छेद | ( २३ ) 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ 
----+-+>4.2ऑ४४४४७०५-०--- 


बोद्ध धर्म । 


०0. 


ऐसा से लगभग ४०० साल पूवे बौद्ध धम का प्रादुर्भाव हथा। बोद्धथम के जन्म 
इाता गोतमबुद्ध का जन्म एक हिन्दू राजवंश में हुआ था । स्वभाव से ही वह विवेक 
शील और दयालु स्वभाव के थे | छोटी से छोटी बात्र उन पर असर डालती थी, ओर 
दूसरे का छुद्र से छुद्र दुःख उनके हृदय पर आघात पहुंचता था। उन्होंने संसार पर दृष्टि 
उठाईं तो डसे दुःख का घर पाया | किसी को शारीरिक और किसी की मानसिक दुःखों 
का शिकार देखकर वह चिन्तित हुए ओर अपने त्ञथा संसार के दुःख दूर करन के उपायों 
पर विचार करने लगे । उसी विचार की गम्भीरता में झाकर गौतमबुद्ध ने राजपाट 
छोड़ा, पुत्र कल्नत्र का त्याग किया ओर इस दुःखमय संसार कौ गहरी बेदनाओं 
पर विचार करना प्रारम्भ किया । महात्मा ने जब मनुष्यजाति के दुःख के कारणों पर 
विचार किया तो उन्हें भान हुआ कि उस> कुछ ऐसे कारय हैं जो मनुष्यों के अपने 
व्यक्तिगत सामाजिक आचरणों से सम्बन्ध रखते हैं। जो २ कारण महात्मा बुद्ध को 
दिखाई दिये उनमें से मुख्य तीन थे | पहला यह कि मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करने / 
लिये पशुओं की हिंसा करते थे, ओर ऋता को बढ़ाते थे | दूसरा कारण यद्द था कि 
लोगों में कूंठ जात पांत के अमिमान ओर भेद बढ़ गये थे, जो मनुष्यों की उन्नति को 
रोक रहे थे। तीसरा कारण यह था कि लोग मिन्न २ प्रकार के विश्वार्सो भोर विचार 
की बारीकियों पर बहुत अधिक ध्यान देते थे, भोर व्यक्तिगत भाचरणों की उपेक्षा 
करते थे । पुराने वैदिक धम के झादश बिगड़ गए थे। समाज में कुरीतियों का 
जाल फैल गया था । 


महात्मा बुद्ध ने इस बात को अनुभव किया कि मनुष्यों की दशा बिगड़ गईं 
हैं। उनके जीवन में अनेक स्थान पर ऐसी चर्चा झाती है कि जहां उन्होंने शिष्यों को 
पुराने धर्मात्माओं के उपदेश मानने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने जिस धम का प्रचार 
किया वह कोई नया नहीं था, बौद्धधम के विद्वान्‌ टी. डब्लू. रिस डेविड्स ने 
'बुद्धिज्म' नामक पुस्तक के दूसरे परिच्छेद में बुद्ध के चरित की घटनांये देकर अन्त में 
लिखा है--- 


( २४ ) आयेसमाज का इतिहास 


ब-न्धछ कण २ ला पार पाक ३० मूक मााराााट 77२४ मटर समर ५ कम > मल कम ज कानज का ज] 3४75 कम ३३ ७ आर ७४ कक 7 शक घ 7 भ ४ ४73 कम जज कफ ७ ४४३० आ हर 5२४४६“ बह मफज 


“मुझे आशा है कि ऊपर दिया हुआ वर्णन इस प्रचलित मिथ्या विचार को 
निवृत्त करने के लिए पर्याप्र होगा, कि गौतम बुद्ध हिन्दू धरम का शत्रु था, और यह सिद्ध 
करने के लिर भी पर्याप्त होगा कि उसने असमानता का अत्याचार और दम्म का नाश 
करके अपने देशवासियों का धन्यवाद कमाया था | गौतम उत्पत्ति वृद्धि जीवन भौर 
मृत्यु में ठेठ हिन्दुस्तानी रहा। हिन्दुइज्म उस समय तक पैदा ही नहीं हुआ था। अपने 
सम्बन्ध में प्रचलित धम के साथ उसने कोई संग्राम भहीं किया । उसका उद्देश्य उसे 

, ( प्रबलित धम की ) बनाने ओर मज़बूत करने का था, नष्ट करने का नहीं?” | 


मि० आर० सी० दत्त बुद्धदेव शोर बोद्धधर्म के बारे में लिखते हैं--- 


“उसने कोई नया आविष्कार नहीं किया, उसने कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं किया? 
सम्शय्टइणिडया । २ | 


दूसरे स्थान पर इसी पुस्तक में दत्त महाशय फिर लिखते हैं--- 


“यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से अशुद्ध होगा कि गोतमबुद्ध ने जान बूककर कोई 
नया धरम खड़ा करने का बीडा उठाया था | इससे उल्ठा, उसे भन्त तक विश्वास था 
कि वह धम के उस पुराने झोर शुद्ध स्वरूप की घोषणा दे रहा है जो पुराने हिन्दू 
बाह्मण श्रमण और भनन्‍्यों में प्रचलित था, ओर पीछे से बिगड़ गया था?” | 


ऊपर दो विद्वानों की सम्मतियां दी गई हैं । बोद्ध प्रन्थों का अध्ययन उन सम्म- 
तियों की सर्वथा पुष्टि करता है। गौतम बुद्ध ने कर्तव्य धम पर बल दिया है, दाशेनिक 
विचारों को औरों के लिए छे|ड दिया है। जिन कर्वत््य धर्मों का बुद्धदेव ने उपदेश 
दिया है, वह कोई नये नहीं | यम नियम ओर धर्म के मनूकत लक्षणों की अधिक गहरी 
और क्रिपात्मक व्याख्या द्वारा गौतमबुद्र ने मनुध्य जामि को झधिक प्रिय और अधिक 
शुद्र बनाने का यत्न किया था । 


बौद्ध धर के कुछ सिद्धान्तों पर दृष्टि डालिये । बौद्ध लोग संसार को परिवर्तनशील 
मानते हैं, पुनर्नन्‍्म को स्वीकार करते हैं | बोद्ध लोगों की वस्तुयें वही हैं-केवल उनका 
श्रेणि भेद जुदा है। भूत इन्द्रिय गुण लिंग संस्कार कम आदि का श्रेणिभेद भी समान 
है। वेदना स्कन्ध आदि का अखिमभेद नया है | बहुत गहरे दाशनिक सिद्धान्तों पर 
महात्मा बुद्ध चुप द्वी रहे । ईश्वर या सृष्टि रचना आदि के सम्बन्ध में उनका जो व्यव- 
हार था, वह नौचे लिखी दो घटनाझों से स्पष्ट हे। जायगा। 

“जम झआन्तुक ने बुद्र से पूछा कि संसार की रचना नित्य है या अनिय तो उन्हों 
ने कोई उत्तर म दिया क्योंकि आाचाये ने इस प्रश्न को कुछ उपयोगी नहीं समझा”? 
मंद्विन | १। 


>क०्यत लू 0०४०ारआानााआ१9३७७७७४७५००४३५४७नेक४+ दी कै भ+०$ >> कारन कक» ++ नम भरकम + 5० उभर ाफ ५५३५ भ भाप ५ थी कप पवन सत्यापन वा नाना आम सऊा हक मनन नव न मनन कान कप /+#' 


खंतुर्थ परिच्छेद । (२४ ) 


इसी प्रकार जब एक वार किसी शिष्य ने परमात्मा के बरे में पूछा तो ञझ्ाचाये का 
उल्टा प्रश्न यह था कि क्या तू अपने आपको जान गया है ?” गौतम बुद्ध के समय 
प्रतीत होता है कि वेदों के बिल्कुल उल्टे अर्थ लिए जाते थे, इसलिये उन्होंने वेद का 
नाम नहीं लिया | कहीं २ बेद का उपेक्षा से नाम लिया है परन्तु वह गीता के इस 
बाक्य के सद्श ही है-- 


'जेगु गयविषया वेदा निस्त्रेपु॒णयोभवाजुन! 

हे अजुन ! वेद त्रिगुण विषय है, तू त्रैगुण्य से भी ऊपर उठ जा। 
“यावानथ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके 
“तानान्सर्वेषु वेदेषु पुदषस्य विजानत:” 


चारों ओर पानी भरा हुआ हो-उसमें एक चुल्लू भर का पीना जो महत्त्व रखता 
है, ज्ञानी पुरुष के लिये वेदों में उससे अधिक कुछ नहीं । 

गीता को कोई नास्तिक या वेद निनन्‍्दक नहीं कहता । गीता का तात्पयं वेद को 
निन्‍्दा में है भी नहीं-उसका तात्पर्य एक पूर्ण ज्ञानी के लिये शब्दमात्र की तुच्छता 
दिखाने में है । इसी प्रकार बुद्धदेव ने भी ईश्वर, सृष्टि रचना आदि गम्मीर विषयों का 
ओर ईश्वरीय ज्ञान के मसल्ले को यह सममकऋर निरुत्साहित किया है कि लोग इनके 
भमेलों में पडकर अपने जीवन का सुधार करना भूल जाते हैं। गोतम बुद्ध ने एक 
स्थान पर भी यह नहीं कह्दा कि ईश्वर नहीं है, या वेद भ्रप्रामाणिक है | इनके लिए 
बुद्ध का भाव विरोध का नहीं, उपेक्षा का था । 


इस समय बुद्ध को नास्तिकमानने का दोष बोद्ध विद्वानों के सिर पर ही पडता है। साप्र- 
दाय की पुष्टि के लिये झाचाय के पीछे बोद्ध गुरुओं ने यह आवश्यक समझता कि बोद्ध 
धम की सर्वोग सम्पूर्ण बनाया जाय | उसके लिए कटी छेटी हुईं एक फिलासफी बनाई 
गई, जिसमें ईश्वर का खयडन, वेद का खण्डन आदि रखकर छोटे २ भेदों पर बहुत 
अधिक बल दिया गया झोर समानताश्ों को बिल्कुल भुला दिया गया। 


बुद्ध ने जीवन सम्बन्धी जिन सुनहरे धर्मों का उपदेश दिया है वह श्रौत उपदेशों 
से कुछ झधिक निन्न नहीं है । भेद इतना ही है कि उनके लेबल्ल बदल दिये गये हैं, 
श्रेणि-विभाग में कुछ भेद झागया है, शेष कुछ नहीं | हम नीचे कुछ सिद्धान्तों की 
तुलना करके दिखाते हैं । बुद्ध के बोद्ध उपदेशककों के लिये आठ मुख्य उपदेश यह हैं :- 
“दूसरे का जीवन नष्ट न करना चाहिये” - अहिंसा 
“विना दिये न लेना चाहिये? - अस्तेय 
“मूठ न बोलना चाहिये! - सत्य 


(२६१) अर्यसमाज का इतिहास 
हि...» 7+ 7०7 जय जा ० लइइइइअ अअअअइ कक... बल लक ल नकल ॒ब मु ४“ 2:ऋ 2 22220: प:3/ 
मद्रपान न करना चाहिये है 

“अनुचित ज्री सम्बन्ध वर्जित है || 

| 


(रात्रि को ऐसा भोजन न करना चाहिये जो » - अहचर््य 
विकार उत्पन्न करे 


माल्य या सुगन्ध का व्यवहार ठीक नहीं” / 
भूमि पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए” - अपस्म्िह 

इसी प्रकार बुद्ध ने निम्नलिखित १० पाप गिनाये हैं-- 

(१) हिंसा (२ ) चोरी (३ ) व्यमिचार (४ ) कूठ (५) परनिन्दा 
(<# ) शपथ (७) व्यथवाद (८ ) मन का खोट ( € ) हैर्ष्या ( १० ) अविश्वास ॥ 

मृन की १० भूले हैं, जिन्हें निव्त करना चाहिये-- 
« सकाय-दित्थि ( अपने आपको भूल जाना ) 
» विचिकिच्छा ( सन्देह ) 
काम 
- पतिय ( ब्रणा ) 
- रूप राग ( णर्थिव कामना ) 
- अरूप राग ( स्वाय कानना ) 
« सिलवत परमाशा ( कार्यो पर आशा ) 
« माना ( अमिमान ) 
. उद््च ( झोद्धत्य ) 

१०, अविज़ा ( अविद्या ) 

इसी प्रकार के सदुपदे॥ दे, जा ममुष्य जीवन के सुधार के लिये दिए गए हैं। 
इनमें काई नव्रीनता नहीं, सुनदस्ता है । भेद है तो काल श्रणि विभाग में । 

गौतमबुद्ध का धर्म क्रियात्मक धम है | उसने अनुभव किया कि भारत की जनता 
बहुत गिर गई है, पुराने सदुपदेशोंकों भूल गईं है। नया श्रेणि विभाग।करके महात्मा ने 
लेगों के जीवन सुधार का उपाय बतलाया | वही पुरानी वैदिक सचाइयां नये ढंग पर 
कह सुनांई-भोर इस बात की छिपाया भी नहीं । 


# ॥ & «७ # ८८ ० ७ 20०७ «४ 


-“४०६०:-- 


पॉचियां परिच्छेद । ( २७ 


पांचियां प्रच्छेद्‌ 
“मै 
यहूदी, शसाई ओर मुहम्भदी धम्म 


अमर हम तीन ऐसे धर्णों को भोर भते हैं, जो समय में बहुत कुछ गर्वाचीन है।' 
यहुदी धम के अनुयायी तो अपने धर्म्मे का प्रारम्भ बहुत पुराना मानते हैं-परन्तु हम 
उसे ईसा से ४५० वर्ष से अधिक प्रूव का नहीं मान सकते | ईसाई घम को स्थापित 
हुए १६१६ के लगभग साल हुए हैं-भोर मुहम्मदी धर्म का संस्थापक ५७० ईस्वी में 
उत्पन्न हुआ था| जब दम इन तीनों धर्मो पर दृष्टि डालते हैं तो उनमें दो अंश पाते 
हैं । यह तीनों ही मानुपिक धरम हैं-विशेष मनुष्य इनके संस्थापक हैं -इसलिये उनके 
व्यक्तित्व के साथ वह थम बंधे हुए हैं| इस कारण उन घम्मों का पहला भाग संस्थापक के 
साथ निजू सम्बन्त रखता है | उनका दूसग अंश सिद्वान्ताश है | उस हिस्से में हम 
देखते हैं कि इनमें से प्रत्येझ़ भपने से पहले के किसी एक या किन्हीं दो तीन धर्मों 
पर ही आश्रित है। हरेक धर्म में हम उस पुराने धर्म की चादर को ढ्रेड सकते हैं जिस 
पर नया चित्र खेचा गया। हर स्थान पर चादर पुरानो है ओए चित्र व्यक्ति का बनाया' 
मया है। चित्र बनाने के लिए जो रंग काम में लाये गये हैं वह भी पुराने धर्मो के हैं। 
हम इत तीनों में से ऋषशः एक २ को लेकर अपने इस कथन को प्रमारिन करते हैं । 


यहूदी धर्म 


पारसी धम का संस्थापक ज़रदुस्त का जन्म आर्यनम वीगा? नाम के स्थान में 
हुआ था। यह निश्चित बात है कि जरदुस्त ने वेदों के धार्मिक सिद्धान्तों का रूपान्तर 
करके फारस में प्रचार किया | उसे वेदों के धामिक सिद्धान्त यदि कहीं मुनने को मिले 
होंगे, तो आर्यनम्‌ बीगा में ही मिले होगे | आयनम्‌ वीगा में सम्भवतः वेदों के जानने 
वाले कुछ विद्वान्‌ द्वोंगे जिनसे ज़रदुस्त ने वेदिक धरम के सिद्धान्त सुने और समझे, 
ओर फिर उन्हें अपने ढंग पर, जाति की भावश्यऋूताओं के भ्रनुकूल रूप देकर ईरान 
में प्रचार किया |, 


यहूदी धरम के संस्थापक ने जिस नगर में बेठकर धार्मिक विवेचनाँग कीं, उसका: 
नाम दृरन है | जर्मनी के डा० स्पगल की सम्भति,है कि यह इरन नाम का शहर वही? 


( ५८ ) आायसप्र'ज्ञ का इतिहास 


है, जिसका दूसरा नाम झारयनम वीगा? है | डा० स्पीगल ने कई प्रमाणों से सिद्ध किया 
था कि पारसी धर्म के संस्थापक ज़रदुस्त झोर यहूदी धम के संस्थापक अब्राहम का 
समय एक ही है-ओर वह ईसा से लगभग १६२० व पूर्व है। दोनों का निवास प्राय: 
एक ही प्रदेश में था। यहां तक तो बात बहु सम्मत है-- परन्तु आयनम्‌ भोर हरन 
का एक होना बहुत लोग स्वीकार नहीं करते थे । प्रो० मैक्‍्समूलर ने डा०'स्पौगल के 
सिद्धान्त पर बहुत सी आाशंकार्य उठाई थीं। परन्तु उससे पीछे के विद्वानों ने स्थान 
झोर समय की तुलनांय करके इस सम्भावना को बहुत ज़बदंस्त कहा है कि आयनम 
झोर हरन एक ही स्थान है-भोर वहां दोनों झाचाय एक ही समय में रहे हों। पारसी 
ओर यहूदी धम में परस्पर समानता होने का पहला कारण यही सम्भव है कि उनके 
संस्थापक एक ही समय एक ही स्थान में रहे-झऔर कोई भाश्चर्य नहीं कि एक ही गुरु 
से पढ़ हों | 


इन दोनों धर्मों का परस्पर सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं होता । ईसा से पूर्व पांचवीं 
सदी में हैरान के राजा साइरस ने वैबीलानिया के साम्राज्य का नाश किया, भोर यहूदी 
लोगों को केदखाने से छुड़ा कर जेरूसलम में फिर से स्थान दिया ताकि बह लोग हिल्रू 
साहित्य को पुनर्जीवित कर सकें । वहां, ईगन के राजा की संरद्ता में बेठकर इजरा ओर 
नहमिया ने पुरानी बाइबिल का संस्करण किया और इसी समय 'पेन्टाटबूंक की? रचना 
हुई | क्‍या यह अधिक सम्भव नहीं कि ऐसी दशा में यहूदियों के धामिक सिद्धान्तों पर 
जिन्दावस्ता के प्रबल संस्कार हों ! 


इतना ही नहीं-इन दोनों घर्मों का परस्पर सम्बन्ध भोर भी भागे चलता है। 
ईसा से तीन सदिया पूर्व सिकन्दरिया में अवस्था ओर पुरानी इम्जील-दोनों का प्रीक 
भाषा में अनुवाद हुआ । उरा समय उस इतिहास प्रसिद्ध नगर में दोनों ही धर्मों के 
मानने वाले लोग एकत्र थे भोर यह कुछ असम्भव नहीं कि उस समय पारसी धम के 
सिद्वान्तों का प्रभाव यहूदी घम पर पड़ा हो । 

दोनों के सिद्धान्तों को मिलाएं ता यह सम्भावनांय निश्चित ज्ञान के रूप में परिणत 
हो जाती हैं | देखिर-- 

१. पारसी धम का भाचार शासत्र इस कल्पना के साथ शुरू होता है कि संसार में 
दो शक्तियां हैं--एक अच्छी है जिसका नाम झहुर मज़दा [ अझमतान्‌ असुर ] है। दूसरी 
बुरी है, जिसका नाम झंगिरा मन्यु [ अगारमन्यु-तीव क्रोध ] है । 

यहूदी धम का धम शासतत्र भी 'गौड” झोर 'डेविल” खुदा और शेतान से प्रारम्भ होता 
है । पारसी धम में झगिरा मन्‍्यु को 'जलता हुआ सांप” कहा है, यहूदी धमे में भी 
बह मनुत्य को सांप के रूप में ही दशन देता है। 


पांचवां परिच्छेद । (२६ ३ 


क्या पारसी, क्या यहूदी ओर क्या महम्मदी धर्म में, दो! शक्तियों की कल्पना वेदों 
की बृत्रामुर युद्ध की कल्पना से ही प्रादुभूत होती है। 

२. ईश्वर--पहली शक्ति अच्छी है, जिसका नाम भह्दरमजद या खुदा है । पारसी 
ओर यहूदी धमों में ईश्वर विषयक विचारों की जो समानता है वह नीचें दिये हुए डा० 


हाग के शब्दों में भली प्रकार दिखाई देगी । आप झपने 7093989५ के. ३० वें पृष्ठ पर 
लिखते हैं-- 


“स्विताम जरदुस्त का परमात्मा सम्बन्धी विचार पुरानी ठस्टमेय्ट के इलोह्दियम या 
जहोवा सम्बन्धो विचारों के बिल्कुल समान हैं” | 


डा० स्पीगल की ते यहां तक राय है कि अहुर ओर जहोवा शब्द भी समान हीहैं। 
आपका निम्नलिखित वाक्य प्रो० मेक्समूलर ने अपनी “0४छ43 ०० 8 (७एशबा 
२४००६४४४०ए? नाम की पुस्तक में उद्धृत किया है --- 


“*झहुर” और अह्ुु इन दोनों शब्दों का अर्थ 'स्वामी”? है, उसका धातु भह 
(संस्क्रत 'अस” ) होना चाहिये, जिसका तात्परय है-होना । जव्ह का भर्थ भी पट्टी है कि 
(६ जो हो 2 | 


३. दोनों घ्मों के देवता भी समान हैं-झभोर इसमें सन्देह नहीं कि वह यहूदी धरम 
में पारसी धम से लिये गये है | इस सम्बन्ध में हम श्रीयुत्‌ गंगाप्रशाद एम. ए. की 
(पल श0प्राऑबाए: सि&ते 6 रिश्ाट्री0०फ्रष्ट से डा० सेल का एक वाक्य उद्धृत 
करते हैं | भाप लिखते हैं-- 


८४ यहूदियों ने उन प्रणि / ( देवताओं ) के नाम और काम पारसियों से सीखे थे-- 
जैसा कि वह स्वये स्वीकार करते हैं. ( रेस्थाद्दान में टाल्मड हीरोज़ ), पुराने पारसी 
देवताओं की साधकता झोर भ्रधिष्ठातृत्व में पूरा विधास रखते थे, जेसा मेगरियन लोग 
झन तक मानते हैं; इस लिये उन्हें जुदा २ काम भोर जुदा २ प्रांत दे देते थे, उनके 
नामों पर ही महीनों ओर महीनों के दिनों के नाम रखते थे। गेब्रील को बह सारुश 
पुकारते थे, भोर जिसे वह मदीद या मोत के देने वाले कद्दते थे, उससे बिल्कुल 
उल्टा वह रवनक्ख्श या प्राण देने वाला कहते थे | 


माइकेल के वह बश्तर पुकारते थे, जो उनकी सम्भति में मनुष्य जाति के जीवन 
निर्वाह का सामान इकट्ठा करता है ।”” इत्यादि । 


इस पर टिप्पणी व्यर्थ है। 


(६ ३० ४ आयसपाज का इतिहास 


४. दोनों ही धर्मो में माना गया है कि सृष्टि रचना छः दिनों में हुईं | स्वर्ग नरक के 
विचार भी दानों के प्रायः समान हैं | जरदुस्त और मोज़ज़ दानों ही को परमात्मा ने 
पहाड़ पर धम का आदेश दिया था | 


इस प्रकार बहुत सी समानतायें हैं जा डा० हाग और डा० ए. कोहट आदि विद्वानों 
के ग्रन्थों में बहुत विस्तार से पायी जाती हैं ओर जिनका अत्युत्तम सग्रह श्रीयुत्‌ गेगा- 
प्रसाठ एम. ए. की याग्यता पूरा पुस्तक 6 #6प्रााा रिश्ते ० दिए०ीा४8078 में 
किया गया है| इस पुस्तक से इस विवेचना में खुली सहायता ली गई है | 


इस विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि पारसी धम और यहदी धर्म 
एक ही तने की दा शाखायें हैं | वह न केवल समकालिक है-- समदे शिक भी हैं । दोनों 
में समानता अन्यथा सम्मव नहों | यह हम देख्व आये हैं कि पाग्सी घम वदिकधम का' 
एक रूपान्तर मात्र है। इस युक्ति श्वुखला से यहुदी धम का वदिक घम का रूपान्तर 
हना स्पए सिद्ध है | 


इमाई धम्म 


ईसा यहूदी धो में पेदा हुझआ-झर उसी में पला । वह पुरानी बाइबिल को मानता 
था-आओर ईसाई आज तक उसे प्रज्य मानते हैं | ईसा ने यट्ठियों के उस समय विद्यमान 
सिद्वान्तों का अपने नये विचार का आधार बनाया | जा कुछ उसने कहा वह एक सु- 
धाग्क की दृष्टि से था-निर्माता की दृष्टि से नहीं । यहूदी धम पर पालिश कर देने से ही 
ईसाई धम बन गया-इसमें सन्देह नहीं । 


यहूड़ी घम और ईसाई धम का परस्पर कारण कार्य भाव ऐसा स्व सभ्मत है कि 
उसके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। असली दृद्ध यहूदी धरम का ही था-जिस पर 
पेवन्द लगने से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है | यह विषय निरन्रिवाद है। विवाद है ते 
इस पर कि वह पेवन्दर कौनसा था जिसने यहूरी धर्म को ईसाई धर्म बना दिया ? हमें 
वह प्रभाव ढुढ़ता चाहिये जिसने इस नये विश्वव्पापी धम्म का जन्म दिया । 


एक ओर भी जरूएी प्रश्न है । समझता जाता है, ओर बहुत से विद्वान इस विचार 
की पुष्टि करते हैं कि बराइब्रिल से ईसा का जा जीवन चरित प्रतीत है वह ठीक नहीं है। 
कई विद्वान कहते हैं कि ऋइम्ट कोई था ही नहों-क्राइस्ट की कलूपना पीछे से की राई । 
इसी मत का मान कर कई विचारक-धुरधगें ने तो ऋ(इसस्‍्ट को क्ष्ण का रूपान्तर माना है 
जा विवितर प्रसार क मत ईसे सम्बन्ध में पायें जैतिं हैं, घह हम ह0०ए 0॥0808709 
के लेबक रथ. 35. 3. 50०: के राज्यों में उद्वत काते हैं। भाप लि वते हैं--- 


पांचांव परिच्छेद । ( ३१ $ 


[0७ 0७७ छत, 5छ6एश७१ ॥060 08 ]0806वे थी 48768 )७ 
१९0 एक (678 48 &0॥6₹ /7०0प्ए ता टापंए05 एछी0 7९]९९६ ॥8 608९६ 
पड़ [0200007 प्राधां50णं2९, पल वी:७६ 8ठै००४गि९ ॥%070॥ %)0 400ऐ: 
चघए 3 ए०शा0ा क्षत् उपाए रिज्ञाह", छत ग (9 गा५07"७8 ६0 ॥09 
9०००७ 3 (868. है तह 0६९७ 7078 07 )88९५ (00070 076९वें 0फए9णजा68 
७ ऐं9  शांडाठ्ल॑एशो ? हटी00 #ए० मिाइल ([॥6 0७0 शा ॥0फट्टी) 
दि0ढ-80ा (?४एचा॥ ठांतआछी), चिछाते ( जिते ०७४४ ॥9४० 00 8 (., ? ) 
॥(४ध्यार्ती, 2008४0॥ ( छी0 78ट2टुमा"तै8 009 शा 48४कयावओशाओ वप्माएयाए6 88 
8 एकापं६07 0 6 उ0ए0गांशा गराए 0 तो2ि0ा68 804 ॥9॥0/) 
पिच & 0, छे, बगाए। (८० ए०/टएीडगीट्ीत बु०8पड,) (0च्चाफैश, ज्ञ0 
80587 ५१0 छ/68॥ 70त060ह07, 88ए8 80 ९एंहणज०१०ए 7० गिकप्रो छापे 
बैंजा। ढप ॥0 ॥8ए8 >९ला तैरएरते ॥ ए (98 ब७छघ४ 0 ४6 60४कूल॑ह, 
007 व ॥0 ॥8४6 फैन्स ॥॥6 7 ०वएए; छत ॥087 एक 7९१०९०78, ०7 48 
९०ग्रणशाए 40  €ज्ांडाल्वे छएढं0७ परीघए घंगाल, गाते की. माो। दीड टहकऋशाएंमों 
छोशात्राब फरबाबछोौ॥ 0 293 िप्रावे ज्ञा ण५7०९ फएीए्रीणा8,. 85078 
लापांटड 8० 80 0" 88 ॥0 5प्र9086 शी 0086 ग९४0' फ्8 धाफ़ 
500क्‍08| चं०छप8 & 8ो, ०९०३ पाप दब तीर) 6 तैंल्डप्रक ता 
कॉता। 3 3ए0090047! (-095]088 80380 0709 |ए९तै, 7९ए०७ ६6 ९88 ६6 
॥6 ० ]९8घ8, 88 ६0७ (052८700७0, ॥88 079  & 7९706 ॥68५7]0]8॥0.6 
40 ६8([0[ (08 7८8] [08७४, 


४ किन्तु ग्रंथकर्ता की यह लिखने की भी उपेक्ता न करनी चाहिये कि एक ऐसे 
समालाचकों का भी समूह है जो गोस्पल का ऐतिहासिक नहीं मानता । पहला वेज्ञानिक 
इतिहास वेत्ता जिसने यह स्थिति ली थी “बूनी” बायर था जो दुर्भाग्यवश अपने समय से पूव 
आगया था। इस ऐतिदासिक पद्ष के न्‍्यूनाघिक अन्य स्पष्ट विरोधियों में से कुछ यह हैं। 
फेजर ( दि गोल्डन बो ) राबटसन ( पेगन क्राइस्ट ) मीड ( क्‍या जीसस ईसा से १०० 
बष पहिले उत्पन्न हुआ था ! ) कल्थोफ जंसन ( जो न्यूटस्टामेन्ट की कहानी को 
बेबीलेनिया के गिलोसस भौर तियामत की कहानी का रूपान्तर कहता है ) बौलेण्ड 
ओर बी. वी. स्मिथ (007 एणटोनं8००॥० ]०४७७ ) गनन्‍्कल, जो बहुत नमी 
के साथ लिखता है, कइता है कि पाल ओर जान की ईसाइत ईसा और गौस्पल 
से नहीं पेदा हुईं, भोर न ही वह उनके दिमाग का नतीजा थी | पुल्टाइस के, वह उस 
से पूरे वियमान थी, और सभी आवश्यक विषयों में अन्य धर्मों में समानतायें मिल 
सकती हैं | कई लेखक तो यहां तक कहते हैं कि ईसा काई था ही नहीं, दूसरे सममते 
हैं कि वह ईसा था तो प्ही जिसका हाल वाइविज्ञ बताती है, किन्तु वहां ईसा की जसी 
जीवनी लिखी है, वह असली जीवनी' सें'थीड़ी' ही'सीम्य रखती है? । 


रण अाााााााााााााााााआाआााआाााााााआा॥नए््एथ आााााणाए्रशणणशणशणरणणणनणणणणा 2 था आधा जमाक २ "आका२-7 आना 
इस लम्बे उद्धरण के लिये हम क्षमा मांगते हैं, पर योग्प के विचारों का प्रवाह 
दिवाने के लिए यह आवश्यक था । इस उद्धरण से दो बातें साफ प्रतीत होती हैं। एक 
तो यह कि योरप के विचारकों की सम्मति हो रही है कि ईसा का जैसा चिंत्र धाइबिल 
में खेच। गया है, वेसा वह न था | वह चरित पीछे से कल्पित किया गया है। वह किसी 
दूसरे ढांचे पर घड़ा गया है | दूसरी बात यह कि ईसाइयत के नाम से जो घम इस समय 
प्रसिद्ध है वह कोई स्वतन्त्र और नया धर्म न था-अपितु अपने से प्रूव धर्मों पर आश्रित 
था । हमें दो बातों का पता लगाना है। वह कोन सा ढांचा था, जिसके भनुसार ईसा 
के चरित की करजुपना की गई, भौर वह कोन २ से धर्म थे जिनसे मसाला लेकर ईसाई 
धर्म बनाया गया ! 


( ३२) घरायसमाज का इंतिहास 


पहले ईसा के आत्मगत चरित का लीजिये। उसका पाठ करके देखिए कि वह 
किस नमूने पर बनाया गया है | यदि ईसा के पूर्ववर्तियों में से कोई भी उसके विद्यमान 
चरित का नमूना हो सकता है तो वह गोतमुद्ध है | दोनों के चरितों में जो समानतायें 
हैं उनमें से कुछ हम यहां उद्धृत करते हैं-- 


दोनों की उत्पत्ति आश्चर्यद/यक कही गई है । दोनों की उत्पत्ति के समय दिव्य 
लक्षण दिखाई देते हैं । 


गौतमबुद्र की उत्पत्ति के समय भसित ऋषि उसके भविश्य की सूचना देने के 
लिये राजगृह में आते हैं, और क्राइस्ट के उत्ग्ल होने पर जैरसलम के पूर्व से एक बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष झाता है और पूछता है कि वह कहां है जो यहूदियों का राजा बनकर पैदा 
इभा है । 


ः बुद्धेदेव के। मार काम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा तो ईसा पर शैतान ने 
धावे किये, ओर परास्त हुआ। । दोनों ही महापुरुषों के बारह शिक्ष्य थे। दोनों का दया 
भाव समान था-दोनों के दया के कार्य सदश थे । 


दोनों के जीवनों में इतनी समानता है कि स्वतन्त्र विचारक कौण्ट कैमिली डि रेनिसी 
झपनी जीसस क्राइस्ट नाम की पुस्तक में निम्नलिखित शब्द लिखने पर बाधित हुझा है 


“हिन्दू त्रिमूर्ति का एक देव कृष्ण कुछ सदियां पूर्व उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार 
ईसा से कुछ सदियां पूर्व भारत के गांव में, एक कुँआरी के पेट से एक।देवता उत्पन्न 
हुआ, ओर उसी प्रकार ईसा भी बेथलहम में उत्पन्न हुआ | यह देवता-गौतम शाक्य 
मुनि जानता था कि मनुष्य जाति की स्थिति के साथ दुःख बंधा हुआ है; इन सब दुःखों 
का कारण हमारी बढ़ी हुई इच्छाएं'भौर दुर्भावनायें हैं. ........... इत्यादि! । 


* “जीसस क्राइस्ट चालीस दिनों तक जंगल में रद्दा था, शाक्य मुनि ईसा से छ: 
सदियां पूरे, ४६ दिनों तक जंगल में वे।धि इक्ष के नीचे बत औोर ध्यान में लगा 
रहा था ओर मार के आक्रमणों और प्रलोभनें को सफलता प्रूवंक रोकता रहा था। 
वहां से वह बनारस को गया--जैसे पीछे से ईसा गेलिली को गया ओर अपने 
सिद्धांतों का शित््यों की उपदेश दिया, वही शिष्य बोद्ध धम नाम के नये घम के 
संस्थापक हुए ।”” 


इस उद्धरण में कई ऐतिहासिक भूलें हैं | गोतमबुद्ध उस प्रकार ईश्वर के अवतार 
नहीं मात्ते जाते, जैसे ईसा माना जाता है | कृष्ण भोर बुद्ध कुमारी के पुत्र नहीं थे, 
परन्तु इनके अतिरिक्त बुद्ध ओर ईसा के जीवनों में इतना साम्य है कि जिस पर विश्वास 
करना भी कठिन है | हम कुछ समानतायें यहां पर दिखाते हैं--- 


( १ ) दोनों की उत्पत्ति अदमुत है । दोनें की उत्पत्ति के समय विलद्धण शकुन 
दिखाई दिए झोर दोनों का ही एक २ नक्षत्र स्वामी था | 

( २ ) गौतमबुद्ध की उत्पत्ति पर असित ऋषि मंगल सूचना देने के लिये आया 
था झोर ईसा के उत्पन्त होने पर भी पूव से एक बुद्धिमान्‌ का झाना लिखा है । 

( ३ ) दोनों पर ही तपस्या के समय मार या शैतान के भाक्रमण हुए जिनमें झा- 
क्रमणकारी नाकामयाब रहा। 


(४) गोतम ओर ईसा दोनों ही के १२ शिष्य थे | 
सिद्धान्तों को समानता 


यह ते। है सेस्थापकों के चरितों में समानता | अब दोनों के धो के मुख्य सिद्धांतों 
की झालोचना करें तो समानता भर भी गहरी दिखाई देती है। हम कुछ समानतायें 
यहां उद्धृत करते हैं--- 


(१) बोद्ध और ईसाई धर्म में घामिक सिद्ध|न्तों के वर्णन की एक ही रीति का 
अवलम्बन किया गया है । 

(२ ) दोनों धर्मों ने ही प्रेम-धर्म का प्रचार किया है| 

(३ ) दोनों ही धम शब्दमय जीवन की अपेक्षा क्रियात्मक जीवन पर भधिक बल 
देते थे । । 

(8४ ) दूसरों की भलाई का सिद्धान्त दोनों ही धर्मों की माननीय था । 

(४५) पुराने बौद्ध मन्दिरों की बनावट के साथ, रोमन कैथोलिक गिजों की बना- 
बढ़, कई समानतायें रखती है । 


(३४ ) आरयसमाज का इतिहस 


( ६ ) बोद्रों योर रोमन कधोलिक इैसाइवें के पूजा के रीति रिवाज झापस में 
बहुत मिलते हैं । 


(७ ) बत्तिस्मा देने की रीति ईसा से पूर्व बौद्ध लोगों में जियमान थी | 


यहां हमने बीजमात्र का उल्लेख किया है, मि० आार्थर लिली आदि दिद्वानों ने 
अपने ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार से इस विषय की विषेचना करके दिखाया है कि 
ईसाई धम बोद्ध घम का पुत्र था। दोनों धर्मों की समानता आकस्मिक नहीं हो सकती | 
यदि यह भाकस्मिक मोजज़ा हो तो भि० रिसडेविड्स के कथनानुसार यह एक बढ़ा 
भारी मोजज़ा, जो दस हजार मोजज़ों के बराबर है | लिली साइडल झौर आर. सी.- 
दत्त झादि विद्वानों ने इस बात को कई प्रमाझों से सिद्ध कर दिया है कि ईसाई मत ने 
बौद्ध मत से बहुत अधिक बातें सीखी हैं । 


यहूदी धर्म ओर इस्ल/म 


इस्लाम कोई नया धम नहीं है। हज़रत मुहम्मद ने किसी बिल्कुल नवीन घामिक 
सचाई का झाविष्कार नहीं किया। यह कोई नई बात नहीं है; स्वयं मुसलमान विद्वान्‌ 
इसे स्वीकार करते भाये हैं | मुहम्मद ने यहूदी धरम की सचाइयों को नये रूप में प्रका- 
शित किया था । वष्द जब व्यापार के प्रसंग से दूर देशों में जाता था तत्र यहूदी लोगों 
से प्रायः मिलता था । उन्हीं के सिद्धान्तों की समय ओर देश की झावश्यकताधों के 
अनुसार हजरत मुहम्मद ने प्रकाशित किया | स्थान भौर देश को मुहम्मद ने ऐसा 
सममा, ओर भपने प्रचार में इतना जोश डाला कि जो एक पुरानौ चीज़ थी, वह नई 
होकर संसार में फैल गई, और इस जोर से फैली कि संसार को भाश्वयित कर दिया | 


कुरान के सभी मुख्य २ सिद्धान्त यहूदियों के सिद्धांतों पर भझाड्ित हैं । कुरान के 
अनुवादकर्ता डा० सेल ने बड़ी सुन्दरता से दिखाया है कि कुरान के गौथ झौर मुख्य 
सिद्धान्त नए नहीं हैं। जिस समय हज़रत मुहम्मद ने अरब में इस्लाम का प्रचार किया, 
उस समय भर में यहूदी ओर ईसाई धम का ख़ासा प्रचार था, 'मुहम्मडनिज्म? नाम की 
पुस्तक में मि० मागोलियोथ ने उस समय के भरब का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


“अरब में और निःसन्देह कई सूरबों में ईसाई धरम भोर यहूदी धर्म-दोनों के ही 
प्रतिनिधि विद्यमान थे | एक तीसरा एकेश्वरवादी सम्प्रदाय भी, जो सेबियन या मण्डेन क- 
हलाता था, विद्यमान था। यहूदी लोग अपने पलस्ताईन या पाधिया के भाइयों से 
जुदा रहते थे। यदि इस्लाम का इतिहास न द्वोता तो किसी को उनके दाने का भी पता 


नहीं लगता | बाइजणटाइ साम्राज्य ने ईसाई धम को राजधर्म बना लिया था-कट 


पांचपां परिचकेद । (४५ ) 


इस्लाम के जाने से कुछे समय पूर्व ही तिरोहित हुआ था, बहुत सी ईसाई जातियां 
झअरन में विद्यमान थीं?” 

इस प्राकार हम देखते हैं कि इस्त्ताम की उत्पत्ति के समय भरब में यहूदी और 
ईसाई धर्मों का प्रभावे काफ़ी था | इसके श्रागे हम संक्षेय से देखेंगे कि इस्लाम के 
सिद्धान्त का इन दोनों धर्मो के सिद्धन्तों से क्या सम्बन्ध है ! 

( है ) खुदा और शैतान-इम्लाम का ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त यहूदियों से 
ही लिया गया है। ईश्वर के गुण दोनों में एक से ही माने जाते हैं | दोनों में दी ईश्वर के 
'साथ एक दूसरी शक्ति भ मानी जाती हैं, जो ईश्वर की शक्ति को निक्रम्मा बनाती गह्शी 
है। वह शक्ति शेतान की शक्ति है | खुदा भोर शैतान का जोड़ा इस्लाम से पूर्व यहूदियों 
के यहां माना जाता था | यहूदियों ने यह सिद्धान्त ज़रदुस्त के सिद्धान्त से लिया था। 

(२) छष्डठ की उलप्ति-यहुदी धम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कुछ विल- 
कण विश्वास रखता है | उनमें से कुछ यह हैं | सृष्टि कुछ नहीं से उत्पन्न हुई है, 
यह एक ही सृष्टि है जो उत्पन होकर समाप्त हो जायगी | आदम ओझोर इव्वा झदन के 
बाग में रहते थे, पीछे वह स्वर्ग से गिर कर भूमि पर आये । फरिश्ते झास्मान में रहते 
हैं। यह सब यहूदी धर्म के विश्वास हैं।इनको जैसे का तैसा इस्लाम में ले लिया गया है । 

(३ ) सुष्टि का अन्त-यहूदी धर्म सृष्टि के अन्त के बोर में यह विश्वास रखता है 
कि मनुष्य का भझात्म! अमर है, वह मरने के पीछे बेठा रहता है, सृष्टि के भन्त में 
सब आत्मा कझपने २ को का हिसाब देने के लिए ईश्वर के सामने आते हैं| जब वह 
दिम पास आयमा' तब सूर्य पश्चिम से उदित होगा, एक विशेष ज्न्तु उत्पन्न द्ोगा जो 
सचाई का प्रचार करेगा, एक ढोल तीन वार बज्ेगा-- तब खुदा अपने सिंहा- 
सन पर बैठकर न्याय केश्गा । यह सब विचार यहूदी धर्म के हैं जिन्हें थोड़े से उलठ फेर 
के साथ इस्लाम में ले लिया गया है | 

( ४ ) यहूदियों और मुसलमानों के स्तर्ग भर नस्क भी प्र: एक से ही हैं + 

( ४५ ) मुसलमानों के चार मुख्य धार्मिक करतंव्य हैं | इबादत, रोजा, दान 
ऋर इज या तीर्थ यात्रा । डा० सेल ने कुगन के भरमुताद की भूमिका में बड़े विस्तार 
से दिखाया है कि यह चारो बातें मुसलमानों ने यहूदियों स सीखी है | 


(६ ) बहु विवाह भौर तलाक-बहु यिकाह पोः तलाक के सिद्धान्त 
मुसलमानों ने यहूदियों से लिये हैं । मुहम्मद से पूर्व ही यहूदी लोग इन दोनें। रीतियों को. 
मानते और भ्यवहार में लाते थे । 


“49 इंफटूह-5/4०-- 


( ३६) आर्यसमाज फा इतिहास 


छठा पारच्छद। 


जा > / “४ 


छे 
मध्यकालिक हिन्दू धम्म 
५५२५४ ६३२२०५०५० 
हमने बताया था कि वेद की विचारपरम्परा तीन हिस्सों में बांटी गह है । 
१. ज्ञान २. कम और ३. उपासना। 'ज्ञान! और “उपासना? का विस्तार उपनिधदों में 
ओर “कर्म” का विस्तार बाह्मण ग्रन्थों में किया गया , भोर भागे बढ़कर “कर्माश” की 
पुष्टि के लिपे गृद्य तथा श्रोत सूत्रों की रचना हुई | विचार धारा दो हिस्सों में बह्द 
निकली । समय पाकर दोनों ही घारायें कलुषित हों गई | ज्ञान धारा” विकृत हुई तो 
ऐसे मुमजु पैदा हो गये, जो शुभ कर्मी के बिना ही परमात्मा के दर्शन करना चाहते 
थे, और कर्मघारा” विकृत हुईं तो ऐसे याज्ञिकों का पन्‍थ चल गया जो जन्म भर यक्ञों 
की खटपट में ही लगे रहते थे, शेष सत्र सत्कम उनके लिये मानो रहे ही नहीं। इन्हीं 
दोनों बुराइयों के विरुद्ध मद्दात्मा बुद्ध खड़े हुए, भोर कम प्रधान बौद्ध धम को उत्पन 
किया । 


महात्मा बुद्ध ने भारत के मध्यभाग में घूम कर खूब प्रचार किया | उप समय भारत 
का केंद्र क्‍त्तमान विहार प्रान्त था। वह महात्मा के जीते जी उनके धर्मोपदेशों से प्रभावित 
होगया, पंरन्तु देशब्यापी प्रभाव बिगड़े हुए रूप में प्राचीन झाये घम का ही था। पाटलिपुत्र 
में चन्द्रगुप्त मोर्य का झाधिपत्य हो जाने पर सारा देश एक ही छुत्रच्छाया में भागया । 
उसके पोन्नर अशेक वर्धन ने बौद्ध धर्म को भारत भर में फेलाने के भतिरिक्त देश वि- 
देश में मी उसका प्रचार किया | उस समय से बोद्ध धम भारत का मुख्य धम दोगया | 
ईसा से लगभग २४० व पूर्व भारत के प्राचीन धम का बौद्ध संस्कार पूरा हो चुका था| 


यह कहना बहुत कठिन है कि बोद्ध धरम के उत्पस्िकाल में हिन्दू घम ठीक किस 
अवस्था में था। बोद्ध प्रन्‍्थों से थोडा बहुत अनुमान ही लगाया जा सकता है। ज्ञान के 
कोत्र में ब्रह्म भोर जीव के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। कर्महीन बरागियों का 
पन्‍थ चल चुका था। शरीर को तपाने या छेश देने का नाम तपस्या रखा गया 
था। जन्म से ही जाति का महत्त्व माना जाता था। बहुत विस्तृत केवल क्रिया कलाप 
से युक्त यज्ञों को स्वर्ग का साधन मनाने वाले लोग कुछ कम नहीं थे | यज्ञों में पशु 
हिंसा होती थी । इतने संक्षिप्त वर्णन से ही प्रतीत हो सकता है कि उस समय का हिन्दू 
घम कैसा था ! ओर उसमें केसे परिवर्तन पेदा हो चुके थे ! ; 


अमन न पक उन उाक ओन सलमान, 


छठा परिच्छेद । ( ३७ ) 


देवमाला के विक्रास का प्रश्न हरेक साहित्य और घर्म के इतिहास में एक विशेष 
स्थान रखता है। देवमाला के विकास की जांच करने से जाति के धम की जाच स्वय 
ही हो जाती है। हम भारतत्रष में घामिक विकास के इतिहास को देखना चाह ले देव 
माला के निर्माण की कथा हमारे लिए बहुत सहायक्र हो सकती है | वही धअर्वाचीन से 
अर्वाचीन हिन्दू धम को प्राचीन से प्राचीन आर्य धम से जेड़ सकती है | मध्य कालोम 
हिन्दू धम की उत्पत्ति पर विचार करते हुर यदि दम देवमाला को केन्द्र बनालें तो कोई 
हानि नदी दो सकतो, उल्ठा लाभ ही होगा | 


पौराखिक देवमाला का बीज वेदों में ही मेल जाता है। बहुत विस्तार में जाने 
की आवश्यकता नहीं है। इतना ही निर्देश कर देना पर्यात है कि पोराणिक देवमाला 
के मुख्य २ समी नाम वेदों में मिलते हैं। विष्णु, रुद्र, इन्द्र, भप्मि, वायु, वरुण, यम, मख्त्‌ 
आदि पुराण प्रसिद्र देवता बेर के मन्त्रों में गाये गये हैं, भेद केवल इतना ही है कि 
बेद में यह जहां भध्यात्मिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही ईश्वर के भिन्न २ 
गुणों के कारण मिन्न २ नाम है| वेद का निम्नलिखित मन्त्र हमारे अभिव्राय को स्पष्ट 
क्र देता है--- 


इसव भित्र बदंण मग्नि मांहुरथें द्व्यः स खुंपणो गरुत्मान्‌ 
पक सह्विप्रां बदुधा वंद्ल््यगित यम मांतरिश्वांनमाहुः । 
श्ररु० | १। १६४ | ४४ 


णह एक है, परन्तु उसे विद्वान लोग मिन्न भिन्न नामों से स्मरण करते हैं। इन्द्र, मित्र 
वरुण, भग्मि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ , यम, मातगिश्वि--यह सब उसी तेजस्वरूप पर -ब्रह्म के 
नाम हैं । वेदों के सममने के लिए यह मन्त्न चाबी का काप्त दे सकता है। इसे ध्यान 
में रखिये, सब्र कठिनाइयां हल हो जायंगी; इसे भुला दीजिए, वेद एक अजायबधर सा 
प्रतीत होने लगेगा । कहीं एकेश्वरवाद, कही अनेकेश्धरवाद, कई भनन्तेश्वरवाद-सभी परस्पर 
विरुद्ध बातें बेद में दिखाई देने लगेंगी । 

बेद में एकेश्वरवाद है । मित्र २ शक्तियों के कारण एक ही ईश्वर थी भिन्न रे 
नामों से स्तुति और प्रार्थना पाई जाती है । यह एक भावश्यक प्रश्न है कि स्वयं वेद में 
ए्केश्वरबाद का स्पष्ट प्रतिपादन रहते हुएघीरे २ भनेकेश्वरवादु और देवमाला की कल्पना 
कैसे होगई ! अहषण प्रन्यों में हमें वेद के देवता शब्दों की व्युत्पत्तियां मिलती हैं, भोर 
उनकी व्याख्या भी मिलती है | साथ ही ब्राह्मण ग्रन्थों में आर्वाद और इतिहत्त भी 
मिलते हैं| इम पहले बता आये हैं कि उन भर्थवारदों भोर इतिइततों से ही देवमाला की 


( डे८ ) धायेसपाज का इतिहास 


87: :740%%5-/-ल्‍:- 88 आरा 2७:7९: आह अर कह आछ2:-7-ह क++27 5 लक 3:2:2:72:2 आह0 आह: 22% 725 # 22:08 कु जू हक *५.०७०१--हं-४'जे »# +-ह 
बुनियाद पड़ी | छोटी २ बातें। को --यज्ञ की प्रत्येक विधि को समझाने या संगत सिद्ध 
करने के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों में छोटे २ दृशंत दिये गये, जिनमें स्वभावतः परन्तु 
दुर्भग्यवश वेदिक परिभाषाओं का ही प्रयोग किया गया। देव असुर अग्नि वरुण इत्यादि के 
नाम देकर ही दृष्टांत घड़े गए, यही अनव का मूल हुआ । छोटे २ दृष्ठान्तों पर 
कल्पनाशील कवियों की कल्पना का पैवन्द लगा, झोर जो केवल कल्पित इशन्त थे, 
वह धामिक्र सिद्धान्तों के रूप में आने लगे । बोद् घम की उत्पक्ति के समय देवता 
सम्बन्वी कल्पना की क्या दशा थी, यह निश्चय पूर्वक्ी कघना कठिन है; क्येंकि उस 
समय के कोई ऐतिदासिक या केंत्रल घामिऊ ग्रन्थ भी अपने विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं 
ह।ते । व्याकरण तथा दर्शन के ग्रन्थ मिलते हैं, परन्तु वह केवल इशारा दे सकते हैं, 
पूरा समाचार नहीं सुना सकते । मद्दाभारत ओर रामायण %वश्य ही कुछ सहायता दे 
सकते यदि पोगणिक काल में उनका पूरा २ नया संस्कार न होगया होता | हम जानते 
है कि ईसा से तीन चार सौ वष पीछे उन दोनों महाक्रात्यों का पुनः संस्कार हुआ, 
ऐसी दशा में उन्हें बोद्ध धम से पहले के घामिक विचारों का चित्र नहीं समझ सकते. । 
जहा तक बोद्ध ग्रन्थों के देखने से विदित होता है, उस समय वेदों! के देवताओं की 
जुदा २ सत्ता अवश्य मानी जाने लगी थी । मद्दात्मा बुद्ध के जीवव से सम्बन्ध रखने 
वाले जातक ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं| उनमें इन्द्र भादि देवबाओं की काफी चर्चा है, 
उसके देवता बिल्कुल मनुष्य देहधारी प्रतीत नहीं होते। भभमी तक झवतारों की कल्पना 
का कहीं पता नहीं है । प्रतीत होता है कि देवताओं के मनुष्यलोक की छोटी 
छोटी बातों में दखल देने की कीहृपना भी अभी नहीं घड़ी गई थी। मनुष्यसदश देव क- 
ल्‍्पना एक सन्दिग्व या विवादप्रस्त सिद्धान्त के रूप में पैदा हो चुकी थी, यह नहीं कह 
सकते | 


बौद्ध थम देश भर में फैल गया । उसने करमंबाद पर बल दिया और आध्यात्मिक 
कल्पना को शिथिल करने का यत्न किया । गौतमबुद्ध ने ईश्वर जीव ओर प्रक्ृति के 
सूक्षम विचारों की उपेक्षा करके श्रेष्ठ जीवम की श्रावश्यकता पर बल दिया | थोड़ी देर 
के लिये बहुत गहरी ऋलपनायें धर्म के दोत्र से निर्त्नासित कर दी गई परन्तु असम्मव 
को बुद्धदेव भी सम्भव लत बना सके | अध्यात्म और अतीत कल्पना के बिना मनुष्य 
जीवन पूरा नहीं दोता | उसके हृदय और दिमाग में परोद्दा के लिये एक खाली जगह 
विद्यमान है | वह किसी न किसी तरह अवश्य पूरी होगी | जो बोद्ध धमं परोक्ष कल्प- 
माओं की उपज्ञा करके जीवन सुधार के लिये पैदा हुआ था, उसमें भर पेट 
अतीत कल्पना की गई । उस समय की प्रचलित देवमाला को गौतमबुद्ध के चरित में 
शामिल कर दिया गया। विष्णु भौर रूद के स्थान पर बुद्ध को रख दिया गया। अनेक देव- 
ताझों का स्थान गौतम बुद्ध के अनेक जन्मों ओर अनेक रूपों ने ले लिंया। पौरें २ 


छटठा परिच्छेद । ( ३६ ) 
ईश्वर का स्थान बुद्ध ने ले लिया, और शेष देवताओं के स्थान पर बुद्र के अनेक रूप 
स्थापित किये गये | एक प्रकार से बिगड़े हुए आये धरम का बोद्ध-भाषा में अनुवाद कर 
दिया गया | धरम को और भी अधिक मानत्र रूप में लाकर जनता के सामने रखा गया। 


नीओजतला-+ 
अिकननन--क नल«- न 
४ 


बोद्ध धर्म के प्रचार ने एक और परिवर्तन पैदा कर दिया । संस्कृत के स्थान पर 
मगघ की प्रवल्षित लोकमभाषा का प्रयोग होने लगा। भारत में बौद्ध धम का युग 
संस्कृत की अवनति का युम है । 


मौर्य साम्राज्य के क्षय के साथ भारत में बौद्ध धर्म का हस भारम्म हुआ । पाटलि- 
पुत्र के झन्तिम मौर्य राजा को मार कर शुग वेश का राजा पुम्यमित्न राजगद्दी पर बैठा। 
बह प्रतिक्रिया का अग्रदूत था । प्रतीत होता है कि उसे नए साम्राज्य के जमाने में 
धानिक विद्रोह ने भी काफी सहायता दी | राजा पुष्यमित्र के सम्बन्ध में पुराणों तथा 
अन्य ग्रन्थों में जो इतिबृत्त मिलते हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उसने राजसूय यज्ञ किया, 
ओझोर बोद्र धर्म के विरोध में संस्क्रल भाषा ओर बुद्भेव से पहले का जो धर्म था 
उसे जगनि का यत्ञ किया | इस समय ( १८७ ई० पू० ) से लेकर गुप्त साम्राज्य के 
अन्त ( ५५० हैं० ) तक हम उसी धम का प्राघान्य मिलता है । 


पुष्यमित्र के समय बौद्ध धर के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्म हुई, उसने पुराने 
बिगड़े दुए वदिक धम पर अपना स्थिर सिक्का छोड दिया है | बौद्ध धरम धीरे २ भारत से 
विलुत्त होगया, परेन्तु अपने प्रभाव से आरयों के घर्म की आकछादित ग्र गया | बुद्ध से 
पहले का वैदिक धर्म बिगड़े हुए रूप में भी कुछ झीर था, पुन्यमित्र के काल से वदिक 
धमम जिस रूप में आने लगा वह बिल्कुल दूसरा था। बोद्ग वर्म ने उस पर जो २ स्थायी 
प्रभाव छोड़े, उनमें से कुछेक का यहां परिगणन किया जाता है। 


(१) बोद्ध धम ने ईश्वर के स्थान पर मनुष्य की पूजा चलाई | बोद्धों में गौतम 
बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी थी; इस पूजा ने अशिक्षित लोगों के हृदयों पर असर 
किया। जब प्रतिक्रिया भारम्म हुईं तत्र बोद्धघर्म के विरोधियों को 'मावश्यक प्रतीत हुआ 
कि वह एक चिन्ह के स्थान पर दूसरा चिन्ह रखें ताकि अशिक्षित जनता को खींच सकें | 
इस प्रकार मनुष्यदेदधारी देवतान्ों की कल्पना हुई, और मूर्ति पूजा का त्रीज बोया गया। 


(२ ) बोद्ध जातकों में गौतमबुद्ध के महत्व को बढ़ाने के लिए जन्म जन्‍्मान्तर की 
कल्पना की गई थी। यह कल्पना लोगों के दिलों में घर कर गई। झवतारवाद का स्पष्ट 
रूप | जन्म इसी समय से हुभा है । 


( ३ ) मनोरंजक जातक ग्रन्थों के जवाब में मनोरभ्जक पुराण लिखे गधे | यहां 


( ४० ) आर्यसमाज का इतिदःस 


| ० ६०]कापरकरपभकमकरकइकक9 काका ३छाकइ+३क9का कर» भ का र_का का + कर कहक9का काका क घन पका का क०क9 ५ घकका काका फसका का कर कत 9 ७० का कफ इइरएन३भा शत ऋषडरहपरइंबइाइ शक अकतइश कस कम कर कर दम बभ कम करकनक कान कक कक प्‌ मा 
जा सात ७ जत २७ कत २३3 घत पप पक सक यत जम ९० फेल १० पह ९० च७# पक लत यह बेड 3० इक ५४०२५ उक ॥ अप कक पैक एम पड चेक चिहकासिक पड पक भ+ थक थक पह चत चआं पक पं पक चेक सजा उस आज... आरती जम <त १ आओ घध धह का के भध ० ९+ ९४२८७ ९ ७४ ६.४ २८ ५४ २ पक अत जिआधिक भिकि, 


अधिक ऐतिहासिक प्रमाण देने अनावश्यक हैं | पुराणों के अब्दर ऐसी गवाहियां पड़ी 
हुई हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुगाण ग्रन्थों की रचना मुख्यतया इसी काल में हुई । 

( ४ ) सस्क्ृत भाषा का भाग्य इस काल में खूब ही चमका। साधु गद्य का दृशंत 
पातम्जल महाभाष्य बहुत से विद्वानों को राय में इसी समय लिखा गया । मास, कालिदास 
आदि साहिन्यगुरु इसी युग में हुए। अलंक़ृत संस्कृत नेड्स समय जन्म लेकर यौवन 
प्राप्त किया । प्रतीत होता है कि इसी काल में बदलौ हुई दशाओं के अनुसार रामायण 
ओर महाभारत के भी पुनः संस्कार हुए | इस प्रकार बौद्ध घ॒र्म के उत्तर में, उसके प्रभावों: 
से प्रभावित होकर पुराना वदिक घम्म विकृत होकर पोराणिक धर्म के रूप में परिणत 
होगया | 

भाग्तीय धर्मों में 'उदारता” का अंश सभी जगह पाया जाता है। बौद्ध धर्म उत्पन्न 
हुआ परन्तु पुराणों ने विष्णु के दस अवतारों म बुद्र की भी गिनती कर डाली । उधर 
राज। कनिष्क के समय में ( ७८ ईस्वी ) बौद्ध धर्म ने भारत के, तथा बाहिर के भी, कई धर्मो 
की मिश्रण द्वारा अपनाने का सूत्रपात कर लिया था । मह्ायान बोद्ध धमे मिश्रण का 
नतजा है । 

यही उदारता थी जिसने धर्मों का परस्पर संघर्ष होते हुए भी घम के कारण भत्या- 
चार नहीं होने दिये, परन्तु साथ ही यह भी कहना पंडेगा कि इसी उद्ारता ने भारतवर्ष के 
धर्म को खिचड़ी और भशुद्ध बनाने भें मदद दी। जो कुछ आया, बीच में शामिल हो 
गया। उदारता का गुण भारतवर्ष के लिये दोष साबित हुआ । विशुद्ध वैदिक घम इधर 
उधर के मिश्रणों के कारण एक ख़ासा अदभुतालय बन गया | राजा हृषे ( ६०६ ईस्वी ) 
के राज्य काल में धम का खूब ही नाटक दिखाई देता दै । श्रद्वालु राजा एक रोज शिव 
की पूजा करता है, दूसरे दिन सूर्ग को भव देता है भोर तोसरे दिन बुद्ध की मूर्ति के 
सामने सिर मुकाता है । 

इस खिचड़ी धम को विशुद्ध करने का श्री शंकराचार्य ने यज्ञ किया । उनके दाश- 
निक धर्म ने बीद्रों को नास्तिक के रूप में चित्रित करके आयकोटि से जुदा कर 
दिया | उस समय ( ८०० ईस्त्री ) से बोद्द धम का प्रभाव बहुत कम दहोगया। इसमें 
सन्देह नहीं कि श्री शकरावा4 ने नास्तिकवाद के सामने एकेश्वरवाद की खड़ा करके 
धर्म की शुद्धता की रक्ता करने का यक्ञ किया, परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि 
आचार्य ने व्यावहारिक दुनिया को अस्पृष्ट ही छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि उनका 
विशुद्ध धर्म कुछेक पणिडतों के लिए रह गया, भौर लोकिक पुरुषों के आचरणों पर 
उसका कोई असर न हुआ | अद्वैतवाद की कल्पना ताकिक लोगों के लिये बहुत मने- 
रञ्जक थी, परन्तु एक देशी हे।ने के कारण व्यवहार से दूर थी, ओर जातीय जीवन 
पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती थी । 


छेठा परिच्लेद । (४१) 


“मकर २१७८०ा१९०००००न ० पकापमन न उप यान परका न उदय कर ॒चपा का पाकर पाता कक ००5 पड वाक्‍पटपम- ० का उ सदर कि जाानन्‍ जप कं एापबन काया न पा पट कए एनकता: 0 मापा दाद पिया पक थध नव के पय दया उपउराा८८ न धपाभान बराक 


अहान्म्मर 


अ०ह३२७४०७०४ ४७३३३च७०७४४१५४४३१७७७+ कहे है 


रामानुजाचाय ने ( १०७० ई०--१११८ है० ) अद्वैत या वेदान्त धर की एक- 
देशिता की दूर करके उसे कुछ अधिक व्यावहारिक रूप देने करा यत्ञ किया । भिन्न २ 
जातियों को मिलाने में भी उन्हें कुछ सफलता हुईं परन्तु शीघ्र ही भारतवर्ष की उत्तर से 
आते हुए इस्लाम के तूफान ने घेर लिया जिससे आये धर्म की प्रगति बिल्कुल रुक गई। 
जैसे बाज को देखकर चिड़िया अपने झापकी संभाल कर बैठ जाती हैं, भोर सिवाय 
आत्मरज्षा के ओर कुछ नहीं सोचती, इस्लाम के बबंडर ने भारतवासियों की वही दशा 
करदी | धम की स्वतस्त्र उन्नति ( कुछेक दक्षिण के हिस्सों को छेड़कर ) रुक गई। 
आये धरम, जिसे अब हम हिन्दू धर्म कह सकते हैं ( क्योंकि मुसलमानों ने ही हिन्दू शब्द 
फो प्रारम्भ किया ) भात्म रक्षा के साधन सोचने में लग गया | 


१००० ईस्वी से भाज तक आये धम की लड़ाई करनी पड़ी है। उसे इस्लाम 
ओर हसाइयत के मुकाबिले में आकर अपनी रक्षा के अनेक उपाय करने पड़े हैं । इस 
युग में बडी २ किताबे लिखी गई | ध्याकरण भौर न्याय के घुरंघर परिडत हुए परल्तु 
विना फिसी झाशंका के कहा जा सकता है कि उनका जाति के धरम पर या विचारों पर 
कोई भी व्यापी भौर स्थायी भसर नहीं हुआ। बेदों के मानने वाली जाति एक ऐसी भाफत 
में पड़ गई, जिसमें उसे फक्िका्ों कौ सुध रखना भसम्भव प्रतीत होने लगा। 


मेक +5 


72075 669060 0५ 0]69# /४५४ - छर्पुंध्राधां 


अवतराणिका 
--+52६+.. 
वैदिक कम किस दशा तक पहुंच चुका था, यह हम पहले भाग. में दिखा आये हैं॥ 
उसका विशुद्ध जल प्रवाह छिन २ नदी नाझ्ों में से द्वेकर बह निकला था, उसका भी 
दिग्दशन कराया जा चुका है। धम की दशा पुकार २ कर कह रही थी कि 'काई आओ 


झोर मेरी सुध लो” उस पुकार को भगवान ने किस प्रकार सुना! इस प्रश्न का उत्तर दूसरे 
भाग में पढ़िये । 


पहला परिच्छेद 
“ल््मैह--- 
जन्म शोर वंशस्य 


काठियावाड़ प्रान्त में मोरवी राज्य के टंकारा नामक छोटे से ग्र म॒ में अम्बाशकर नामक 
एक ओदीच्य बाह्मण रहता था। !प्य८॥ विक्रमी के पौप मास में उसके यहां एक. बालक, 
ने जन्न लिया | बालक का नाम मूल शेकर रखा गया | सनन्‍्यास खेने. पर इसीः 
मूल शकर का नाम दयानन्द हुआ | अम्याशंकर के. यहां ओदीच्य ब्राह्मण हेने पर भी: 
मिन्षादृत्ति नहीं थी, लेन देन का व्यवहार होता था, ओर रियासत. की ओर से जमा- 
दारी भी प्राप्त थी, जे। तहसीलदारी के बराबर थी | 


इस प्रकार एक पुराने ढंग के सामान्य घर में दयानन्द का जन्म हुआ | यह जानने: 
का कोई भी उपाय. नहीं है कि दयानन्द के माता पिता किस स्वभाव के. थे। यह भी 
नहीं जाना जा सकता कि बालक मृलः शरर पर प्रभाव डालने. वाले. गुरुओं में. से. कोई 
ऐसा भी था, जिसे 'भसाधारण” कह सकें | प्रारम्भिक जीवन. की घटनाओं के बारे में. 
हमें जे। कुछ भी पता चलता है, स्वामी. दयानन्द का अपना कथन ही उसका साधन है, 
दूसरा कोई नहीं | गुजरातियों. में सन्तान प्रेम बहुत अधिक द्वेला है। परम 
ईस दयानन्द डरा करते थे कि 'कहीं मेरा परिचय पाकर सम्बन्धी लोग न घेर बेठें [? 
इस डर से वह अपने जीवन के. प्रारम्भिक भाग का अधिक परिचय नहीं दिया.करते थे। 
यदि उनके परिवार ओर शेशवाबस्था के इत्तान्त जानने. का कोई साधन द्वाता, तो. निः- 
सन्देह हमें कई मनोरञजक बातें जानने का अवसर मिलता | संसार में आकस्मिक कुछ 
भी नहीं है । जिन घटनाओं को हम आकस्मिक कहते हैं, उन्हें समझने की शक्ति नहीं 
है, या साधन नहीं. हैं। शक्ति या साधन के. भभाव से बाधित द्वाकर हम अपने झज्ञान 
को आकस्मिक शब्द के भझावरण में छिपाने का यत्त करते हैं | दयानन्द के. चित्त में 
जे। २ विचार तंगे उत्पन्न हुईं, गो २ ऋ/न्तियां खड़ी हुई, वह आकस्मिक नहीं थीं, 
परन्तु हमें यह मान लेना चाहिये कि उनके कारणों पर पूरा प्रकाश डालने के साधनों 
का भभाव है। हम नहीं जानते कि मूल शकर के प्रारम्भिक गुरु कौन थे, और ने हमें: 


€ ४६ ) शार्यसमाज का इतिशस 


222३4 नाक 3५ 3.3०» ाभभवक<७३३४3१३०॥ाय ७५०९५ 6॥3०७७#.०७५७+३७३ ०००० मनन हक पर काभ ममता +७० पा इन कम मदन अर७ 42००३ ०७ माय >ड१२७०१ेलआकअभपाआ न +०क सकएक कोना भाप भाकाकनि कट 
यही ज्ञात है कि उसके खेल के. साथी किस श्रेणी के थे ! यह जानने का कोई उपाय 
नहीं है कि दयानन्द में जो दढ़ता और निर्यता थी, वह माता की ओर से प्राप्त हुईं 

थी, या पिता की ओर से ! भस्तु | जो नही जाना जा सकता, उसे छे/ड़ कर हम उसकी 

झोर दृष्टि डलते हैं, जो जाना जा सकता है ४ 


आठवें वर्ष में मूल शक्र का यक्षेपवीत संस्कार किया गया, और गायत्नी, सन्ध्या: 
रुद्री आदि कण्टस्थ कराये गये | प्रतीत होता है. कि मूल शंकर को स्मरण, शक्ति प्रास्म्म 
से ही अच्छी थी | वह स्मरण शक्ति प्रचार के दिनों, में दब्ाननद को प्रतिपतक्षियों के. 
लिये भसह्य बना देती थी । प्रचार के. कार्य में वह त्रूषि की कई पडितो-को अपेक्षा 
अधिक सहायता करती थी | मूलशेकर के. पिता स्वभाव में कुछ रूखे भोर कड़े प्रतीत 
हे।ते हैं | सम्भव है, रिय,सत की ओोर से उन्हें तहसीलदारी का काय सौपा मया था,. 
उसके प्रभाव से उनके. स्वभाव में उम्रता आगई है। | उधर मूलशकऋर की माता प्रेममयी 
प्रतीत होती हैं ; वह बच्चे से पसा ही लाड़ करती थी, जैसा लाड फ्रायः मातायें किया 
करती हैं । मूलशंकर के. भन्य सम्बन्धियों के विषय में हम इतना ही. जानते हैं कि उस 
का एक चचा था, जो बहुत स्नेह करता था, और अपनी छेटी बहिन: से. भी बालक का 
बहुत प्रेम था $ 


एक ब्राह्मण के बालक की जैसी प्राग्म्मिक. शिक्षा मिलनी चाहिए, वह मूल शक 
को प्राप्त हाती रही | १४ वर्ष की आयु तक वह यजुनंद संहिता कश्ठस्थ कर चुका था, 
व्याकरण में भी उसका प्रकेश हेगया था | इतना पढ़ लिख लेने पर मूलशकर के गु- 
रुओं ने यह सम्मत्ति बनाई कि अज़ वह इस योग्य होगया है. कि कुल क्रमागत धार्मिक, 
कृत्यों में भी भाग लेने लगे। ९८८६४ विक्रमी की माघ वदी १४ को शिवरक्ति का 
बत था | शूयद हीः कोई पुराने ढंग का हिन्दू घराना द्वागा, जहां यह ब्रत न मानजाता' 
हो । शिवरात्रि की रात को शित्र का अचेन देता है, ओर लेघन करना पड़ता है# 
अल भौर नींद-देानों का इक ही लघन भधिक पुण्यजनक समका जाता है। भनु- 
भत्री लोग जानते हैं, कि बालकों के लिए इनमें से एक चीज का लेवन भी सम्भव नहीं 
है, फिए जब दोनों का यक्ञ. किया जाय- ते केस डरावना बन जाता है। मूल शंकर के. 
सामने जब शिवरात्रि का ब्रत-रखने का प्रस्ताव किया गया, तब वह पहले राजी नहीं 
हुआ | कोई खास लाभ दिखाई दिये बिना कोई बालक भूख झौर नींद से लड़ने कोः 
जैयार नहीं होता । इन दो शल्रत्रों से युद्ध करना ते जबानों और बूढ़ों के लिए भी दु- 
घ्कर है--मूल शेकर ते अभी १४ साल का विद्यार्थी था | माता ने बालक की अनि- 
च्छा में दो एक युक्तियां देकर सहायता की | 'लड़का! भमी छोटा है, इसे दिन में चार 
बए खाने की भादत है, यह केसे भूखा रहेगा ! रात को यह अंधेरे से पहले ही से 


दूसरा खणड-पहला परिहुकेंद १ ( ४७ ) 


विशइटकनननकनकक मनन कक कम 2७७+०+>+>कनथा>कवन+++व९ मनन ननम कम क 3५७५ ७++५+मभ3 ५७०४५ क+.+भ++क ५-3७ ा+५ल कसर ना ५4 भू ४न५ नरम का4५ ३७५०० ७»++«+ 
जाता है, रात भर केसे जागेगा !, हम कल्पना कर सकते हैं कि माता ने प्रेमवश हाकर 
ऐसी ही युक्तियां दी हांगी | 


तत्र पिता मे बालक की कल्पना शक्ति का अपना सहायक्र बनाने का यत्ञ किया । 
शिव का माहात्म्य सुनाया, शिवराणि को पुराणों में गाई हुईं महिमा बताई, ओर स्वर्ग 
के सुन्दर दृश्य खेचकर कामल प्रतिभा की उत्तेजित करने का यक्न किया । यज्ञ में सफ- 
लता हुई | मूलशंकर शिवरात्रि का ब्रत लेने के लिए तय्यार होगया | नियत समय पर 
पुजारी ओर गृहस्थ लोग मन्दिर में पहुचकर प्रजा आठि कार्यो में लग गये। मूलशकर 
अपने पिता के साथ बेढा हुआ सब कुछ देख और सुन रहा था। उसका हृदय दिन में 
सुनी हुई कहानियों से एग्‌ था, विश्वास ओर श्रद्धा का अकुर उत्पन्न हागया था, आशा 
ओर सम्भावना से प्रेरित दवेकर वह बत का प्रृंग पुण्य लूटने के लिए तयार हो बठाधा। 


पूजन है।गया । पुजारी और गृहस्थ लोग जागरण के लिए बैठ गये। धीरे २ 
आंखे मुदने लगी, सिर कुकन लगे, लाग एक दूसरे के कन्घे या छाती पर सिर धर के 
लुद़कन लगे । कुछ ही घण्टों में मन्दिर में सन्नाटा होगया, और जे लाग रात भर 
जाग कर पुण्य लूटने का सकल्‍प किये बंढे थे; वह निद्रा देवी की सुखमयी गोद का 
झानन्द लेंने लगे | सब्र सोगये-केवल एक मक्त जागता रहा । वह भक्त बालक मूल 
शकर था । उस की दृष्टि बराबुर शिव लिंग पर गड़ी हुईं थी | वह उस अदमुत शक्ति 
सम्पन्न देवता की ओर चावभरी नजर से देख रहा था। देखता क्या है कि मन्दिर में 
सन्नाटा पाकर चूहे ब्रिलों से निकल आये हैं, मृत के इर्द गंदे चावल आदि के जो दाने 
पड़े हैं, उन्हें गा रहे हैं, ओर बीच २ में ऊपर भी चढ़ जाते हैं । मूल शकर न सोचा 
कि जो महादेव बड़े २ दानवों के व्यतिक्रम को नहीं सह सकता, ओर त्रिशूल लेकर उन 
५५ महार करता है, वह इन गूतो «। सिर पर चढ़ने से तो अवश्य रोंकेगा | ओर कुछ 
नहीं तो सिर हिला कर ही उन्हें भगा देगा। परन्तु उसन आश्चर्य शोर विस्मय से देखा 
कि वह पत्थर पत्थर ही रहा, हिला जुला नहीं । तत्र क्या यह पत्थर ही वह शिव है, 
जो केलास पर निवास करता है, जिसमें ससार का संहार करने की शक्ति है, जिसके 
त्रिशूल की ज्योति से दानवो के कलेजे कांप जाते हैं ! वह कोई ओर ही शिव द्वेगा- 
इसमें और उसमें अवश्य भेद है। ये सब ब्रिचार मूलशकर के, तीव्र प्रतिमा से संस्कृत 
मन में उठने लगे | वह दिन में शिव-माहात्म्य सुन चुका था, उसे वह याद आने लगा, 
ओर जो कुछ देखा, उसकी रेशशनी में सुना हुमा महात्म्य निर्मल प्रतीत होने लगा । 


चिन्तित मूल शकर ने शका निदृत्त करने के लिये पिता को जगाया। पिता के 
पाप्त प्रतिभाशाली पुत्र के गहरे प्रश्नों का उत्तर कहां था ! वह जिज्ञासु की जिज्ञासा को 
तृप्त न कर सका | मूल शेकर निरुत्साहित द्वेकर मन्दिर से घर चला श्ाया, और प्रेम 


₹ ४८ ) आयेसप्राज का इतिहास 


मभयी मां से अपनी भूख की शिकायत की 4 में ते पहले ही कहती थी कि तू भूखा न 
रह सकेगा” इत्यादि बहुत सी बातें माता ने कही होंगी । माता ने पुत्र की पेह भर कर 
खिला दिया ओर बिस्तर पर सुला दिया 4 


यह घटना मूल शेकर के जीवन में मौलिक परिवतेन उत्पन्न करने का कारण हुईं। मूति 
पूजा पर से डस की श्रद्धा उड़ गई | कई लोग आश्चक्ा किया करते हैं कि इतनी छेटी 
सी बात-ओर वह भी इतनी छोटी सी अवस्था में-इतना भारी परिणाम केसे उत्पन कर 
सकती थी ! अनुभव से देखा गया है कि ऐसी छेाटी बातें छोटी अवस्था में ही इतना 
अभाव उत्पन्न करती है । उस समय बालक की बुद्धि बड़ी नम होती है ॥ 
'उस पर छोठा सा भी आबात प्रतिक्रिया की उत्पन्न करता है| बड़ी अवस्था में बुद्धि 
कठोर है। जाती है, प्रतिमा अनुभवों के बोझ से दत्र जाती है, शोर बहुत सी 
घटनांय जो बालक के हंदय में नई होने के कारण उत्तेजना उत्पन्न कंर्ती है, प्रोढ़ के 
हृदय में बार २ देग्वी हैई हेनि के कारण कुछ भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करती॥ 
इम घटना के पीछे मूल शऊर की मूतिप्रजा से श्रद्धा उठ गई | उसने चचा भोर माता 
की सिफारिश पर पिता से प्रूजापाढ के कारों से छुडी ले ली और पठन पाठन में जी 
लगा दिया | इस समय दो ऐसी घटनांय हुईं, जिन्होंने मूल शेकर के स्वच्छ दर्पण 
के समान हृदय पर स्थायी प्रतिबिम्ब छोड़ दिया | उन घटनाओं का वर्खेन चरित नायक 
की अपनी भाषा में ही सुनाना उत्तम होगा। क्षि ने आत्म-चरित में उनका इस 
प्रकार बेन किया है-'मेरी १६ बरस की अवस्था के पीछे मेरी १४ बरस की 
बहिन थी, उसको हैजा हुआ, जिसका वृ॒त्तान्त यों है | एक रात जब कि हम एक मित्र 
के घर नाच देखने ग्रये हुए थे, त्त्र श्चानक नोकर ने झाकर खबर दी कि उसे हैजा 
हे।गया । हम सब्र तत्काल वहां से आगे । वैद्य बुलाये मए, भौषधि की, मगर कुछ 
फायदा न हुआ | चार घन्हों में उसका शरीर छूट गया । में उसके बिछोने के पास 
दीवार से आसरा लेकर खड़ा था । जन्म से लेकर इस समय त्तक मैंने पहिली वार 
मनुष्य को मरते देखा था | इससे मेरे दिल को बड़ा कष्ट हुआ झोर मुझे; बहुत डर 
लगा, औोर मारे डर के सोचने लगा कि सारे मनुष्य इसी प्रकार मरेंगे, झोर ऐसे ही 
में मी मर जाऊेगा। सोच विचार में पड़ गया कि जितने जीव संसार में हैं उनमें से 
एक भी न बचेगा, इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे जन्म मरण रूपी 
दुःख से यह जीत्र छूठे और मुक्त दे । भर्थात्‌ इस समय मेरे चित्त में वैराग्य की जड़ 
जम गई ।”” 


सब लोग रोने लगे, परन्तु वैराग्य की लहर में बहते हुए मूल शेकर की प्रांख से 
आंसू न निऊल्ले । बालक मूल शकर रोने की चिन्ता में नहीं था, वह सदा के लिये 


दूसरा खरड-पहला प रण्छेद । (४६ ) 


रोने से बचने का उपाय ढूंड रहा था । इस घटना से मूल शेकर के हृदय में वैराग्य का 
अकुग उत्पन्न है। गया। 


दूसरी घटना का चरित नायक ने इस प्रकार वर्णन किया है-““जब मेरी भवस्था 
१६ वर्ष की हुई तब जो मुझ से अत्यन्त प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा तथा विद्वान मेरे 
चचा थे, उनको हैज़े ने आ घेरा, मरते समय उन्होंने मुके पास बुलाया, लोग उनकी 
नाड़ी देखने लगे, में भी पास ही बैठा हुआ था, मेरी झोर देखते ही उनकी भांखों से 
आंसू बहने लगे | मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, यहां तक कि रोते २ मेरी 
पझांखे फ़ूल गई। इतना रोना मुफे पहले कमी न भाया था। उस दिन मुमे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि मैं भी चाचा जी के सदश एक दिन मरने वाला हु ।!” तपे हुए लोहे पर चोट 
लगी । मूल शंकर का हृदय बहिन की मृत्यु के दृश्य से पहले ही नम हो चुका था|, 
इस दूसरी चोट ने उसे पूरी तरह वेराग्य की ओर ऊ्ुुका दिया | 


शिव लिंग पर चूहों को कूदता हजारों लोग देखते हैं, परन्तु उसे एक साधारण 
घटना समझ कर तरह दे जाते हैं| बहिनें ओर सम्बन्धी किस से नहीं मरते ? परन्तु 
बैराग्य सत्र को नहीं होता | छोटी सी घटना से इतना बड़। परिणाम निकालना हरेक 
बुद्धि के लिये सम्भव नहीं है, भौर झसाधारण बुद्धि के लिए.भी सदा छोटी बात से 
बड़ा परिणाम निकालना असम्भव है। एक फल को गिरते देखकर पृथ्वी की भाकर्षण 
शक्ति का झनुमान सब नहीं कर सकते; पोप की सवारी न जाने कितने पादरियों ने देखी 
होगी, परन्तु ईसाई धर्म में सुधार की इच्छा सब्र के हृदय में उत्पन्न नहीं हुई । 
विशेष प्रतिभायें ही बिन्दु से विश्व का अनुमान कर सकतीं हैं | परन्तु भाश्चर्य यह है 
कि बहुत प्रचणड प्रतिवायें भी हरेक विषय में, या हर समय एक ही प्रकार से 
प्रभावित नहीं होती; बुद्धदेव ने रोगी या बूढ़ों को देखकर अमर हेने का यत्न आरम्भ 
कर दिया परन्तु बहुत सी भोतिक घटनायें देखकर भी वैज्ञानिक परीक्षण भारम्भ नहीं . 
किये | न्यूटन ने छेटी सी बात से विज्ञान के बड़े २ सिद्धान्त निकाल लिये परन्तु घूढ़ों 
या मरतों को देखकर वैराग्यवान्‌ नहीं हुआ । यह विचित्रता पूर्व के संस्कारों को सिद्ध 
करती है। [ूर्व संस्कार झौर झद्भुत प्रतिभा-यद दोनों मिलकर संसार में आश्चर्य जनक कार्य 
कर सकते हैं। भगवान्‌ के अभीष्ट बड़े २ कार्य इन्हीं दो शक्तियों केमेल से हो सकते हैं। 
मूल शकर में भी इन दोनों का पूरा समावेश था । 


मूल शंकर के हृत्य में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि “ मुझे भी कमी मरना 
पड़ेगा । क्या इस से किसी प्रकार बच सकता हूं !”” वह विद्वानों भोर वुद्धों से अमर 
होने के उपाय पूछने लगा । जब उसके माता पिता को यह पता लगा तो वह उसे बांधने 
के लिये विवाद कर देने का संकल्प दृढ़ करने लगे। विचारों का इन्द्र युद्ध होने लगा। 


हूँ ५७ ) ध्यायेसमाज का इतिहास 


'मूलशकर ने इस कारागार से बचने के लिये कभी काशी जी जाने का प्रस्ताव किम 
झोर अभी पड़ोस में विद्याभ्यास समाप्त करने की बात उठाई। उसके माता पिता वैराग्य 
से डरते थे, इस कारण उनकी ओर से विबाह की शीघ्रता होने लगी | ऐसी दशाों में 
माता पिता अपनी अर्धता से प्रायः अपना काम बिगाड़ लिया करते हैं। कह छूटने 
का यत्ञ करने वाली सन्तान की बहुत शाघ्र बाथने का यज्ञ करते हैं। यह अधीरता 
: प्राय: दुःखान्त "सिद्ध होती है | मूलशेंकर के माता पिता ने भी अपनी अधीरता से बि- 
: गढ़ते काम को शीघ्र से शीघ्र बिगाड़ दिया | 


7207 668060 0५ 99]69॥ /४५४ - एर्पुध्राधां 


दूसरा खशड-दूसरा परिप्छेंद ।' ( ४१ ४ 


ढुसरा परिच्छेद 
“-«>*-#९_*+ सकी 2572७४:४००- 
अम्त को तलाश 
>> मं किक 


मूल शकर के जीवन में यह समय थरिपम परीक्षा का था | वह एक पहाड़ कौ ऐसी 
चोटी पर खड़ा था, जिसके एक ओर नीचे उतरने की शाही सड़क बनी हुईं थी, झोर' 
दूसरी ओर, जिस चोटी पर वह खड़ा था, उरासे भी अधिक ऊंची चोटियां दिखाई दे 
रही थीं। बीहड जंगल भा, केटीली पगडडियां थीं, भोर नुकीले पत्थर थे | शाही” 
सडक पर द्वाकर नीचे उतर आना बहुत ही सहल था, परन्तु दूसरी ओर जाना जान 
के। खतरे में डालना था | सरल मार्ग मृत्यु लोक को जाता है, उस पर- अनगिनत- 
'प्राणी बडी-सरलता से चले जा रहे हैं । दुर्गम मार्ग कहा का है ! क्‍या वह अमस् लोक़. 
का मार्ग है ? कह नहीं सकते | कई लोग उस मार्ग पर चलना आरम्भ करके ऐसी 
उलझानों में फंसे कि न इधर के ही रहे ओर न उधर के ही हुए। बहुत से लोग बीहड़ जगल 
में कुछ कदम चलकर यह कहते हुए लोट आये, कि “बस, जाने दो, यह सत्र ढोंग 
है? राजमार्ग का उद्देश्य निश्चित है, दूसरी ओर जाना चन्धेंरे में कूदने के समान! 
हैं। विश्वासी जीव कहते हैं कि दूसरी ओर की चोटियो पर झमर लाक है, परन्तु वह 
किसी ने देगा नहीं। उद्वश्य संदिग्ब-मार्ग विक्ठ | क्या इससे अविक विषम समस्या 
भी हो सकती है! 
परन्तु मूल शक की इस विपम दशा में अविक भरकना नहीं पड़ा |: उसने इस 
प्रकार विचार किया “एक श्रोर राजणर्ग है, वह मृत्यु का रास्ता है | यह निश्चित 
है । वह मार्ग नीचे रे जाता है, यह भी निश्चित है | इस कारण वह द्वेय हैं। दूसरी 
ओर अप्तरता की सम्भावना है | नाश के निश्क्य से बवाव की सम्भावना बहुत अच्छी 
है। यह विचार कर मूलशंकर ने, निश्चित मत्यु की ओर लेजाने वाले राजमार्ग का 
एकदम त्याग कर दिया और सम्माधित अमरपद की तल्ल'श के. लिये कमर कसली ! 
विवाह का झंझट देखकर उसने समझ लिया है कि इस संसार का तिलिस्मी द्वार खुल 
गया है । यद तिलिस्मी द्वार हरे युवा ओर युतती को अपनी ओर बड़े वेगसे खेनता 
है। जहां द्वारके अन्दर पांव धरा कि पीछे के किवाड स्वयं ही बन्द हो जाते हैं । पीछे 
लोटने के लिये सीधा रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है। दयानन्द ने देखा कि हर 
खुल गया है | उसमें एक फ्ग रखमे की देर है। ह्वार बन्द होते ही अमरले।क एक 
हल्का सा सपना रद जायगा--पैर जंजीरें में बंध ज!बंगे | 


( ४२ ) अआार्यसमाज का इतिहास 


आओ अजीज 3 कल ३ अमल नकीक लाल कबलआजकंबा पापा पपबन परंमायरा गर्ग उदार आइए का कक कशसाइाकका बंका इन उमा एक कम पृशश३रशकत५ं9रूपकर्स५भक9५+ कर क9 95 कनक+क कर“ 7क [+-फ कक 
पिच निकट पका सैफ पक फुल भक्त 3५० विद चित चूत फततफिकाइ/ फेज फजपआित ५० २.४ ७५... ९४ ६५३ ९७/ ५८० ५४ ९५०९० ५१९१ ६ ४४ ११६७ ७४ ६४० ६७ ९७ ६. /8७ 7 ९/६/ ६४६१ १/ ६४ ६७ धटॉए/+न्‍ चाचा 


अमृत के प्यासे मूलशंकर ने, प्रेममय घर, ओर सरल राजमार्ग की लात मार कर 
२६ वर्ष की उमर में बीहड़ बन का रास्ता लिया | वह ज्येष्ठमास की एक सांम का घर से 
भाग खड़ा हृभा | 


कक 
१ ६४% ७० फऋ ९० ४१ ९४ ७/ ४7 ९/७/ पा १7 ९१३३ ५३६० ४०६४१ ९५० ६०९१ ६/७३ की की 


मूलशंकर १६०२ विक्रपी के ज्येष्ट मास में घर से बाहर हुआ, और १६१७ विक्रमी 
के क.तिक मास में दयदी जी के पास मथु" में पहुंचा | इन बीच के १५ वर्षों में उसने 
एक सच्चे जिज्ञासु का जीवन ब्यतीत कया | घर से सम्बन्ध तोड़ दिया [॥ घर 
छोड़ने से कुछ मास पीछे केवल एकवार सिद्धपुर के मेले में एक बैरागी से पुत्र का समा- 
चार पाकर मूलशंकर के पिता ने उसे आ पकड़ा था | जब पिताने कई सिपाहियों के 
साथ आकर पकड़ लिया जत्र सिवा पिता के चरणों में सिर कुकाने के क्या चारा था? 
पिता सिपाहियों के पहरे में रखकर मूलशेकर की घर की ओर वापिस ले चले, परन्तु 
जिसे धुन समाई थी, वह भत्र केद में फेसने वाला न था । रात के समय पसिपाहधियों को 
सोते देख मूलशंकर फिर भाग निऋ्नला | दूसरा दिनभर उसने एक बड़े पेड पर छिप 
कर बिताया | पिता ऐसे बेमुरबत पुत्रसे निशाश होकर घर वापिस चले गये, गौर 
मूशंकर ने अपना रास्ता लिया | इसके पीछे मूलशकर का घरवालों से कभी साक्षात्कार 
नहीं हुआ । 

मूलशंकर को एकही धुन थी कि मृत्यु से छूटने का उपाय जाना जाय। इसे बताया 
गया था कि मृत्यु से छूटने का उपाय योग” है। मूलशंकर योगी की तलाश में शहर 
गांव ओर जंगल में भ्रमण करने लगा | पहले पहल ते नया होने के कारण उसे ठग 
साधुओं ने खूब लूटा | ठग ने रेशमी वस्त्र धरा लिये, परन्तु घारे २ कुछ वि- 
बेक होता गया, ओर जिज्ञासु ठगों ओर सर्न्तें में भेद करने लगा। घर से भागने पर पहला 
काम मूलशंकर ने यह किया था कि सामले नामक ग्राम में एक ब्रह्म वररी की प्रेरणा से दीक्षा 


लेकर अपना नाम 'शुद्ध चेतन त्रह्मचारी” रखा | बहुत समय तक जिज्ञासु ने ब्रह्मचारी 
रहकर शभ्रमण किया परन्तु ब्रह्म बारी को उस समय गुजरात में सन्यासियों की: 
भांति बना बनाया भोजन नहीं मिलता था, हाथ से बनाना पड़ता था । इससे शुद्ध चेतन 
के पठन पाठन में बहुत विन्न होता था | उसने कई सन्यासियों से सन्यास लेने का यत्न 
किया परन्तु थोड़ी भायु देखकर वह लोग संकाच करते रहे। नर्मदा नदी के तट पर घूमते 
हुए उन्हें पूर्यानन्द सरस्वती नामके विद्वान्‌ साधु के दशन करने का अवसर मिला। 
उनसे भी शुद्ध चेतन ने सन्‍्यास देने की प्रार्थना की । पहले ती उन्होंने कुछ संकोच 
किया परन्तु और साधुओं की सिफारिश अे पर सन्‍्यास देना स्वीकार कर लिया। 
पूर्यानन्द सरस्वती से सन्‍्यास लेकर शुद्ध चेतन स्थामी दयानन्द सरस्वती बन गया | 


दूसए सखगड-दुसरा परिच्छेद । (४३ ) 


घर से निकल कर कुछ समय तक स्वामी दयानन्द न गुजरात में ही भूम्ण वि.या, वहा से 
बड़ोदा होते हुए चेतन मठ होकर नमंदा के तटपर चिरकाल तक भिन्न २ स्थानो में 
निवास किया | नमंदा तट से झाबू ठहर करसं० १६१२ के कुम्मपर स्वामी दयानन्द हरिद्ठार 
झाये ओर वहां के मठो झोर महन्तो की माया का पहली बार दिखशन किया। हरि- 
द्वार से आप हिमालय की ओर चल दिये और सच्चे योगी की तलाश में कॉठिन से 
कठिन चोटियों पर चढ़ कर, गुफाओी में घुसकर ओर घाटिया पर करके सच्चे 
जिज्ञ मु होने का परिचय दिया | 


इस भूमण में दयानन्द ने कई सच्चे ओर भूठे ये.गियों के दशन किये। झूठे 
योगियों से उन्हें घृणा उत्पन्न होजाती थी, भोर सच्चे येग्यों से वह बुछ न वुछ 
सोख ही लिया करते थे। चाणोद कल्याणी में वास कर ते हुए आपका येगानन्द नाम के एक 
योगी से परिचय हुआ | देर तक स्वामी ने उनसे योग की क्रियायें सीखीं। अहमदा- 
बाद में दो ओर योगियों से उन्हें योगदिद्य। सीखेने का अवसर मिला | इस प्रकार मिल्ले 
हुए अउसरो से जिज्ञासु ने पूरा लांभ उठाया | 


हरिद्वार से टिहरी राज्य की ओर जाते हुए स्वामी जी को तन्‍त्र प्रन्थ देग्वने 
का अवसर मिला । उन ग्रन्थें की देखकर आपके चित्त में इतनी प्रणा हुई कि वह 
फिर अनेक नह व्याख्यायें सुनकर भी दूर नहीं हुईं। टिहरी से विद्या और याग की धुन में 
मस्त स्पामी ने केदारघाट रुद्र प्रयाग सिद्धाश्रम अदि का श्रवण करते हुए मठों और 
मन्दिरो की दुर्देशा को अच्ची तरह देखा | तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ते हुए उर््हें आ- 
शा थी कि ऊपर कुछ अच्छी दृश्य देखन की मिलेगा । वहा पहुव कर भा देग्वा तो 
वैसा ही मन्दिर, वेसे ही पुजारी--सब लीला भदान जेसी ही थी | गुप्त काशी का ढोरा 
लगाकर श्री दयानन्द सरस्वत्ती ओग्वी मठ में पहुँचे । ओग्वी मठ हिमालय का बड़ा प्रसिद्ध 
मठ है । वहां को गुराओमें जिज्ञासु ओर सच्चे महात्माओ को बहुत तलाश की, परन्तू 
बढ़ा भी चरम ओर सुल्फे के धुएं से सत्र कुछ आच्छन ही दिख ई दिया | 


यहां के. एक महम्त ने स्वामी जी; से बात चीत करके यह संकल्प किया कि उन्हें 
अपना मुख्य चेला बना कर उत्तराधिकारी बनाये ॥ ऐसा भव्य झोर पठित शिप्य 
उसे कहा मिलता | उसने अपना भाध दयानन्द के सामने प्रकाशित फ़िया और यह भा 
बताया कि मठ के साथ द्रव्य की राशि भी; कुछ कप नहीं है | दयानन्द ने उत्तर दिया 
धयदि मुझे धन की झमिलाषा होती तो में अपने बाप की. सम्पत्ति को, जो तुम्हे 
इस माल और दौलत से कहीं बढ़ कर थी, न छोडता” फिर दयानन्द ने कहा कि 
“जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा, भौर सांसारिक ऐश्वर्य से मुंह मोड़, न तुम उसके, 
लिए यज्ञ कर रहे हो, और न तुम्हें उसका ज्ञान है । फिर तुम्हारे पास मेरा रहना किस 


(-५३ ) आायेसमाज का इतिहास 


प्रकार सम्भव है |” यह सुनकर महन्त ने पूछा कि “वह कौनसी वस्तु है जिसकी लुम्हें 
खोज है और तुम इतना परिश्रम उठा रहे हे। ! दयानन्द ने उत्तर दिया कि “मैं स 
ये।ग-विद्या ओर मे।च्च को खोज में हूं भोर जब तक यह प्राप्त न होंगे, तब तक. बराबर 
देशवासियों की सेवा करता रहूंगा |! 


मठ के महन्त के पास धन था, मफ्नान था, ऐश्वर्य था, परन्तु न सत्य था, नम 
योग था, झोर न मेक्ध का उपाय था--इस कारण वह जिज्ञासु दयानन्द को नबाघ सका ॥ 
झअे,खी मठ से जेशी म्ठ है।ते हुए झाप बदरीनारयश गये | आपने सुन 
रखा था कि बद्गीनारायण के आस पास योगी रहा करते हैं। बदरीनारायण को योगियों 
से त्रिल्कुल शून्य पाकर याग के अमिल्लाधी दयानन्द ने झास पास की चोटियों झौर 
गुरओ में खोज करने का सेकल्प किया चारो झोर बर्फ पड़ी हुई थी। नदियों का 
पानी नुशले पत्थरों में से होकर बहता हा रास्तों की गेक रहा था । दपानन्द ने इन 
के हनाइयो की पर्वाह न करते हुए खोज जारी रखी | घूमते २ आप अलऊनन्द्य नदी के 
किनारे पहुंचे ओर उसे पार करने क लिये पानी में उस गये । इसी नंद में किसी २ 
ठिकाने घुटने तक जल था, और कहीं २ गहराई बहुत अधिक थी। वोड़ाई कोई १० 
हाथ के अनुमान होगी । पानी बर्फ के समान ठहा था, और बीच २ में नोकदर पत्थर 
ओर बह क टुकड़े भी जिखरे हुए थे | शरे पर कपड़ा बहुत हल्का था, ओर पांव 
बिम्कुल नंगे थे। स्वामी दयानन्द क' दशा बहुत ही शेोचनीय होगई । पानी के अन्दर 
कुछ समय के लिये ता वह बिल्कुल मूछित से होगये, परन्तु घेये से अपने आपको 
बचाये रखा । क्विसी प्रकार पार ते हुए पर एक ओर सर्दी, दूसरी आर भूख | पाव 
पत्थरों से छिल गये ये; ओर लह जारी होगया था। आगे जाने की हिम्मत न रही- 
परन्तु वहा ठहर कर रात बिताने में भी मृत्यु का सामना था | उस समय परमात्मा की 
कृया से मक्त की सहायता मिली | दा पहाटी राही उधर ञआा निकले, यधथपि वह 
पह्ाड़ो दय,ननन्‍्द को साथ न ले जा सके, ते। भी कुछ ढाग्स अवश्य बेच गया। थोड़ी 
देर सुस्ता कर स्वामी जी उठ खड़े हुए, और बमुवा तीर्थ पर कुछ विश्राम कके बढदरी- 
नागपख को लोट गये | 
बदरीनारायण के आस पास योगी के दर्शन करने की अमिलाषा में निगाश द्वाक्र 
जिज्ञसु ने स्थल को ओर मेंद्र मोड़ा। रामपुर, दोण सागर, और मुरादाबाद है।ते हुए भाप 
गढ़मुतेश्वर पहुच गये | गंगा के किनोरे धूम रहे थे | प्रवाह में बहता हुआ एक मुर्दा 
उन्हे दिखाई दिया। दयानन्द ने हठ योग फ्रीपिका आदि में शगीर के आम्यन्तर अंगों 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ रखा था । उसके सत्मासत्य निर्णय का. उचिते अवसर 
. रह आप पाती में कूद पड़े मोर मुर्रे को किनारे पर जैंच लिया। लाश किनारे पर रख 
बुकू से पीर फा की ते। उन ग्रन्यरो में लिखे हुए शरीर वर्णन का बहुत चशुद्ध 


दूसण खणइ-दुसरा परिष्देद | (५५४ ) 


५. :--॥- 3-2७: आरा 0७७ ७७७७॥७७७४७४७४७/७७७४७८७८७८र"श्रशन७्ल्‍७७८४७४७४४९ बम है पक मे बज ही... #९# ध्जा हा 


पाया | असत्य से भरे हुए ग्रन्थों का बोझ उठाने से कोई लाभ न देख कर दयानन्द ने 
उन सत्र को फाड़ कर गेगा-प्रवाह के अर्पण कर दिया । 


गेगा तड का श्रमण करके स्वामी जी दक्षिश की भोर जा निकले ओर बहुत दिनों तक 
नमेदा के तट पर घूमते रहे । वहां बड़े २ घने जगलहैं | एक जगल में झ्रापका एक बड़े भालू 
से सामना होगया | भाल्रू को देखकर वह डरे नहीं प्रत्युत अपना सोंटा उठाकर उसकी 
ओर को बढ़ाया । सोटे से डर कर चिधाडता हुश्रा बह भालू जगल में भाग गया । एक 
बार घने जंगल में पूमते २ आपको रात होगई। अधेरे में कहीं ठहरने का स्थान ढ्ुढ़ते २ 
जंगल में कुछ कुंटिया दिखाई दीं | पास जाने पर कोई जागता हुभ्ा प्राणी न मिला । 
तब रात भर आप ने एक वृक्त पर बैठ कर गुजारी । प्रात:काल जब प्रामवासियों ने 
एक सन्‍्यासी को देखा तो गत के कष्ट + लिये बहुत क्षमा मांगी ओर उचित 'मादर 
सत्कार किया । 


नमंदा के तट पर दयानन्द ने लंगभग तीन वर्ष अ्ंमण क्रिया। भ्रमण में आपने 
सुना कि मथुरा में एक थ्रोगी और विद्वान ढण्डी रहते है। योग ओर विद्या के अभि- 
ल्ाषी ने यह समाचार सुनते ही मथुरा की ओर मुह मोड़ा और कातिक सुदी २ सें० 
१९७६ तदनुमार १४ नवम्बर १८:६० के दिन मथुरा में स्वामी विर्जायन्द जी का दर- 
बाज़ा जा खटखटाया । 


पन्‍द्रह वर्षो तक जिज्ञासु दयानन्द ने पहाडो ओर मेदानों को नाप डाला, इतने शारीरिक 
कष्ट सहे, ओर तगश्चर्या की-यह सब किस लिये ! सत्य येग और मोद्धा की प्राप्ति के 
लिये । परन्तु न हिमालय की सर्दी मं दिल की आग बुझी, भोर न गंगा और नर्मदा 
के अलें ने ज्वाला को शान्त किया | अन्न जिज्ञासु दग्डी स्त्रामी के द्वार पर विद्या के 
स्रेत में हृदय का ताप बुझाने पहुँचता है--चले पाठक : देखें कि उस का तक स- 
दलता प्राप्त होती है ! 


पलक 9 6:894०---- 


(५६ ) आयेसप्राज़ का इतिहास 


तासरा प्रच्छद 


विद्या के खोत में रनान 
५» ४३२२०००- 

हू स्त्रामी विरजानन्द जी कोन हैं ! पंजाब में कर्ताग्पुर के समीप गगापुर नाम का 
एक ग्रम था, उसमें नारायणइत्त नाम का सारस्वत ब्राह्मण रहता था | दयानंद के गुरु 
श्री विग्जानन्द दयडी ने उसी के घर जन्म लिया था | बचपन से ही बालक पर आपत्तियों 
का आक्रमण आरम्म हुआ | ५ वर्ष की आयु में चेचक ने चाम की आंखें शक्ति हीन 
कर दी, और १२ वें वर्ष में बालक के माता पिता होनहार बच्चे को अनाथ छोड़ कर 
परलोक की यात्रा कर गये। बालक के पालन पोषण का बोझ बड़े भाई के कन्धों 
पर पड़ा | बडा भाई साधारण दुनियादार भाइयों की भांती नासमझ था। वह "एक 
अन्ये और झत एवं अनुपयोगी भाई की पेट पालन। में कोई विलेष लाभ नहीं देखता 
था| भाई भर भावज की कृपा से तंग आकर शीघ्र ही बालक की घर छोड़ना पड़ा । 


घर से भाग कर प्रतिभाशाली युवक हृपीकेश और हरिद्वार में पहुँचा ओर वर्षो 
तक विद्य.प्ययन तथा तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा को संस्कृत करता रहा | हरिद्वार में 
ही स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती की दया से उसे सन्‍्यास मिला। सनन्‍्यासी विरजानन्द 
विद्या की तल्लाश में हरिद्वार कमखल काशी गया आरांदे में चिरकाल तक धूमते रहे 
झोर विद्वानों से व्याकरण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते रहे । भम्त के प्यासे 
ऋषि दयानन्द के गुरु बनने का अधिकार उसी तपस्वी की हो सकता था, जिसने एक 
उद्देश्य के लिये तपस्या की हो, किसी उत्तम पदार्थ की खोज में कोने २ छान मारे हों । 
इस दृष्टि से देखें तो स्वामी विर्जानन्द जी ऋषि के गुरु बनने के पूर्णतया अधि- 
कारी थे | 

विद्याध्ययन कर लेने पर दण्डी जी ने विद्याथियों की पढ़ाना आरम्भ किया । उनके 
प्श का विस्तार चारों झोर होने लगा | विशेष कर व्याकरण में उनका पारिडत्य 
बहुत ऊंजे दर्जे का समका जाता था | उनके पाण्डित्य भौर मधुर श्लोकगान से 
प्रसन्न होकर भलवर के राजाने कुछ दिनों तक उन्‍हें अपने यहां रखा | राजा की 
प्राथना पर दण्डी जी यह शर्तें करके अलवर गये थे कि प्रतिदिन राजा ३ घन्टे तक 
तक अध्ययन किया केरेगा | विलासी राजा अपने प्रण को निभा न सका, परन्तु सन्यासी 

पना प्रथ निभाया | जिस दिन राजा पढ़ने नहीं भाया, उससे अगले दिन दण्डी 
का असन अलबर से उठ गया। । 


इसरा खणड-तोसरा परिष्केद | (५७ ) 


कुछ सभय रजगाड़ों में बिताकर स्वा० विरजानन्द जी ने मथुरा में अपना 
आसन जमाया । व्याकरण पदने की इच्छा रखने वाले विश्रार्थी दूर देशों से---यहां तक 
फि काशी से भी-दणढी जी के पास आते थे । व्याकरण में दण्डी जी का पाणिडद 
अपूर्व हो गया था। इस समय उनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन करने वाली घटना 
संघटित हुईं । पड़ोस में एक दक्षिणी पणिडत रहता था। वह प्रतिदिन मूल अष्टा- 
घ्यायी का पाठ क्रिया करता था | दण्ढी जी उस समग्र तक सिद्धान्त कौमुदी मनोरबा 
ओर शेवर को ही व्याकरण का भादि ओर अन्त सममते थे । मूल अष्टाष्यायी का पाठ 
सुनकर मानों उनकी भांखे खुल गई । उन्हें प्रतीत हुआ कि व्याकरण का ऋषिनिर्शात 
क्रम कुछ ओर ही है। झठध्यायी के सूत्र क्रम को देखते ही उनके हृदय में धारणा द्वो 
गई कि कोमुदी कार का बनाया हुआ क्रम अस्वाभाविक है भोर अष्टाध्यायी के महत्त्व 
को कम करने वाला है । यह घारणा होते ही दण्डी जी ने दीक्षित के प्रन्थों का और 
उनके साथ ही अन्य सब भ्र्वांचीन व्याकरणाप्रन्थों का त्याग कर दिया। जनभश्ुति 
है कि उनका यमुना में प्रवाह कर दिया। भझद्टाब्यायी का क्रम दण्डी जी को इतना 
पसन्द झआाया कि उन्हों ने अपने शिष््यों के पास जितने अर्वाचीन प्रस्थ थे वह फिकबा 
या जलवा दिये | अष्ठ/ष्यायी और महाभाष्य -बस इत दो को हृदय के भासन पर बिठा 
लिया | 


क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धान्त संसार में सभी जगह पाया जाता है। पानी एक 
ओर की बह रहा है | सामने पहाड़ की भारी चद्ान आ जाती है। पानी उल्टे पांव 
भागल्ा है | उसके उल्टे भागने का वेग झागे बढ़ने के वेग के अनुय्रात से द्वागा। 
यदि पानी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, तो धीमी चाल से ही पीछे को लौटेगा 
परन्तु यदि जल का प्रवाह वेगवान्‌ था, नो उल्टी ठोकर भी जोर की लगेगी। दण्डी 
जी के विचार प्रवाह में भी जोर की ठोकर लंगी। वह कोमुदी मनोरमा भोर शेखर 
के प्रवाह में बड़े वेग से बहे जा रहे थे | अष्टाध्यायी का मूल सूत्रक्मम सुनकर, भौर 
उसका सरल सौन्दर्य देखकर प्रज्ञाचज्षु की आखें खुल गंई । उन्हें भान होने लगा कि 
ऋषिकूत व्याकरण का क्रम कौमुदी के घड़े हुए क्रम से बहुत उत्कृष्ट है । इतना उत्तम 
हेतते हुए भी सूत्र क्रम गुम क्‍यों होगया ! व्याकरण का पठनपाठन झ्ष्टाध्यायी के क्रम से 
क्यों नहीं हता ? कारण यही प्रतीत होता था कि भट्टीजिदीक्षित ने सिद्धान्त कोमुदी 
बनाकर सूत्र क्रम को पीछे फेंक दिया । इससे दण्डी जी का सारा असन्‍्तोष भट्लोजिदी- 
छित पर केन्द्रित द्वागया। अष्टाध्यायी और महाभाष्य से उनका प्रेम ज्यों २ बढ़ता 
जाता था, भद्ठोजिदीक्षित से त्यों २ उन्हें घृणा हे।ती जाती थी | धीरे २ उनके हृदय में 
यह निश्चय सा होगया कि जत्र तक कोमुदी भौर उससे सम्भन्ध रखंनेवाले प्रन्‍्थों क 
प्रचार नहीं €क “० तब सत्र व्याकरण की ऋषिकृत पद्धतिं का उद्धार नहीँ हे। 


जथ 


वइकीकरोच> जज २३ भ+ कभ ९५०१३ चए/ ५४%. ५००६/ ७० ५ ५३ ३० पा पे %/ पक ५ह चाह चे# १० पड भा ९७ ०+ ० ९. ६४ ५५ ५०३ पका के? ७ ३४३५ २०१ १७ पह ७४ ++ घक के ९१ 3४ 82 ५/ ९४४३० ५का५३ ९८९३१ ७३९७९३...+. ३००१५ ९४ ९१३४० ५४ धर सकिा ५३ ६३४० ६० सनकी नकनानन न मनन न कलम कनक नमक भ पक क्र ्््5स्‍ातौा5इ2553 न सा खरा टमाा पक ६४ ६2. २७०५५ फर्सकार.2थ#गि#रे# 


सकता | यंह घिचार दयडी जी के मन में समा गया, उनके दिल पर संवार होगया । 
यही विभधार दिने को चिन्तन भौर रात का सपना होगया । एक वार जयपुर के राजा 
रामसिंद्द ने दश्डी जी को दबोर में बुलाकरे अपने यशस्वी होने का उपाय पूछा। 
ऋ घिकुत ग्रन्थों के भक्त दण्डी जी भ उत्तर में यह अदेश किया कि एक बड़ी सभा 
ऋरके देश भर के विद्वानों को एकन्र करो | सभा में इस विषय पर शाछ्तरार्थ हो कि व्या- 
ऋरण का ऋषिफृत क्रम अच्छा है या कोमुदी का ! दय्डी जी ने कहा 
कि में उस सभा में सिद्ध करके दिखा दूगा कि ऋषिकृत क्रम ठीक है और कौंमुदी भादे 
ग्रन्थ ऋशुद्धियों से भग्पूर हैं। दूसरे एक अवसर पर मथुरा के कलेक्टर मि० पेस्टली 
दण्टी जी से मिलने आये । मि० पोस्टली ने सभ्यता के त्तौर पर प्रछा कि आए क्या 
चाहते हैं , जे हम कर सके ?? दण्डी जी ने उत्तर दिया कि यदि आप हमारी हृष्छा 
परी किया चाहते हैं ता मट्टाजिदीक्षित क सब ग्रन्थों का इकट्ठा करके जलवादें ।? यह भी 
प्रसिद्ध है कि दण्डी जी दीक्षित के ग्रन्थों पर शिष्यों के द्वा्थों स जूते ल्गवाया 
फरते थे । 

क्या यह उचित था ? अष्टाघ्यायी या कोमुदी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र सम्मति रखना 
दण्डी जी के लिये सर्वधा उचित था | यह उनका अधिकार था | ग्रन्थों की उपये।मिता 
तथा अधुपयेगिता के विषय में स्वतन्त्र सम्मत्ति रखने का विद्वानों की पूरा 'मधिकार 
है । हम यह भी नहीं कह सकते कि उनकी सम्मत्ति निमूल थी। अष्टाध्यायी कौ 
पद्धति का निर्माण पणिनिमुनि ने किया है | सूत्रों का क्रम अष्टाघ्यायी का जीवन है। 
यदि क्रम की उपेक्षा करदी जाय तो सूत्र व्यथ हैं। अनुवत्ति असम्भव है| जाती है 
“विप्र-तषेघे पर॑ काय! बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, भौर 'पूर्वत्रासिद्म! का कुछ बल 
डी नहीं रहता | भष्टाघ्यायी के सूत्रों का इतना लघुकाय हाना क्रम पर ही भाश्रित 
, है । उसका सोन्दर्य, उसका गौग्व, बहुत कुछ क्रम पर अवलम्बित है | क्रम को छोड़ 

कर यदि सूत्रों का काय में लाया जाय, ते। अनुब्ृत्ति के लिये स्मृति पर बाक डालना 

पढ़ता है। परंकार्य! भोर “असिद्ध” का तो अनुमान.मात्र लगाया जा सकता है। यह 
कहा जा सकता है कि जे! झादमी संस्कृत व्याकरण का विद्वन्‌ बनना चाहे , वह यदि सिद्दान्त 
कोमुदी का सादन्त पढ़ जाय तो भी सूत्रक्रम के परिचित हुए बिना वह सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकेगा | अशध्यायी और उसके सूत्रों के क्रम का अटूट सम्बन्ध है । 

मुनि विरजानन्द ने देखा कि लेग सिद्धान्त कौमुदी को पढ़कर सूत्रकम की उपेक्षा 
करते हैं। भट्टीजिदीक्षित के देखने में सरल परन्तु कस्तुतः दुर्गम ग्रन्थ ने ऋषिकृत 
ध्याकरण का लेप कर दिया है। उनकी अन्तरात्मा इससे खिन्न द्वाकर प्रचॉलित पद्धति 
के विरुद्ध विद्रोद्ठ करने लिये खड़ी हे।गई । विद्वाह के समय ब्राय: सौमा की उल्लंघन 
दै। जाढा है | दयडी जी के क्षाम ने भी जब उप्र रूपे धारण / (“शब- मर्यादा का 


इसरा शरडइ--तौसरापरिच्कैश । ( ५६ ) 


24220: 23४ ७-7 ाा०:> आउट आर: २२० २ २७--ह५३०:३५-:- डू.जु१:२ अंश“ आभााााआाााा ८८:57 कु. 
अतिक्रमद कर दिया इसमें सन्देह नहीं। ग्रन्थ को नदी में बहाने से कभी उसका 

लेफ नही, हुआ, भौर न कभी जूतों या पांव के तले रोंदने से उसका प्रचार रुका है । 

परिस्यम प्राय: उल्टा ही द्वाता है। ऋज सारतभूमि में सिद्धान्त कौमुदी की छपी हुई 

प्रतिफ दण्डी जी के समय की झअपेद्दा बहुत भघिक हैं। परन्तु इसका यह सात्पय 

नहीं कि दयडी जी का यक्ञ व्यर्थ गया | जिस सत्य का अनुभव उन्होंने किया, भौर 

जपते शिष्यों को कराया, उसे देश के एक बड़े भाग ने अंगीकार कर लिवा है । भाज 

सूम्रक्तम पर श्रद्धा रखने वाले विद्वानों की संख्या, और मूल भ्रष्टाध्यायी की प्रकाशित 

प्रतियों कौ संख्या भी दण्डी जी के समय से बहुत अधिक है । सत्य ने अपना प्रभाव 

तैदा किया है, उसकी सहायता में यदि कहीं सीमा का उल्लंघन हेगया था; ते बंद 
कल का महत्व देखते हुए अत्र विस्मरण करने येग्य है। जहां एक ओर उसका भनु- 

करण बिल्कुल त्याज्य है, वहां दूसरी भार बास्म्बार उसे देहरा कर शिकायत कंस्ना 
बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं है । 


अस्तु | ऐसे दण्डी विरजानन्द.जी थे, जिनके द्वाग पर ॒कातिक सुदी २ सं० 
१६१७ ( १४ नवम्बर १८६० ) के दिनस्वामी दयानन्द सग्स्वती ने जाकर झावाज दी 
परिचय हो जाने पर दण्डी जी ने पूछा कि 'क्या कुछ व्याकरय पढ़ा है !? दकनन्द ने 
उत्तर दिया कि 'सारस्वत पढ़ा हु? इस पर भाज्ा हुई कि पहले सब अनाए भ्रन्थ यमुना 
में बहा आाभो तत्र आाष॑ प्रन्थ पढ़ने के अधिकारी है। सकेगे | दयानन्द ने आज्ञा का 
पालन किया. झौरगेग्य गुरु के चरणों में बेठ कर विद्यामृत-पाव का यत्न आरम्भ. 
किया ॥ | 

स्वामी जी का विद्यार्थी जीवम भनुकरणीय था। प्रातः काल उठ कर नित्य क्रिया से 
निृत्त हो कर पहले गुद् के लिसे नदी से जल लाते ये, फिर अपने सन्ध्योपासन के: 
पीछे पढ़ने में लग जाते थे। प्रातः काल के समय कुछ चने चत्रा लेते थे, जे। उन्हें 
दुर्गा, खन्नी की कृपा से प्राप्त होते थे.। मथुग के- बहुत से विद्याथियों के मोजन का 
प्रवन्ध बाबा अमर लाल जेशी की ओर से था, स्त्रामी जी के भेजन का प्रबन्ध भी 
घहीं पर था । रात्रि के समय भी सेने से पहले.कुछ न कुछ अभ्यास किया कस्ते थे, 
ज़िसके लिये तेल का मासिक खत |) ला० गेवर्थन सर्राक से प्राप्त होता था"। इसीः 
प्रक्तार उदार महानुभावों की सहायता से आवश्यकतायें' पूरी हें थीं, और श्षिप्फ 
को गुरुतेका करते हुए विदयाध्ययन करने का खुला भबसर मिता था + 


दगण्डी: जी का स्वभाव उम्र था | कर्मी र बछुत नाराज हो जाते थें। शिफ््यों के 
हाथों पर छुढी भी जमा देते थे | एक वार स्वामी जी की भी करी आ गई । कहते है 
कि लाठी की ऋ/;हैशिका, निशान स्वामी जी के द्ाथ पर मरण पयनन्‍्त बन रहा : 


( ६० ) आयेसमाज का इतिहास 


देख कर वह गुरु के उपकारों का स्मरण किया करते थे | एक वार छेटे से अपराध 
पर ड्थोढ़ी बन्द कर दी गईं तत्र योग्य शिष्यने दो हितैफियों से सिफारिश कराई । सिफारिश 
से सम्तुष्ट है| कर गुरु ने शिष्य को क्षमा कर दिया। 


स्वामी दयानन्द का जीवन पूरे यति का जीवन था || जिस दिन से वह जिज्ञासु बने, उस 
दिन से मन वाणी और कर्म से ब्रह्मचारी रहने का कठार प्रत धारण किया। वियार्थी 
जीवन में दयानन्द ने पूर्ण बअह्मचारी रहने का उयेग किया | एक दिन 
की घटना है कि आप नदी के तट पर सन्ध्या कर रहे थे | ध्यान खुला तो क्या देखते 
हैं कि एक युवती चरणों का स्पर्श कर रही है| चरणस्पर्श भक्ति से था, परन्तु पूर्ण 
ब्रह्मचारी ने उतने स्त्रीस्पश को भी पाप समझा, झोर कई दिनों तक एकान्त में जा 
कर निराद्दार ब्रत द्वारा हृदय को शुद्ध किया । 


दण्डी जी से स्वामी ने अष्टाध्यायी महाभाष्य ञ्रादि व्याकरण ग्रन्थों के अति- 
रिक्त भन्य भझाधघ॑ प्रन्थों का भी अध्ययन किया | इस से यह न समझना चाहिये कि 
आप ने गुरु से केवल ग्रन्थों की विद्या ही प्राप्त की, उस ग्रन्थ विद्या से कहीं बढ़कर 
वह आव थे, जो उन्हें गुरु से प्राप्त हुए । झाधुनिक या अर्वाचीन प्रन्थें के छोड़ कर 
प्राचीन आर ग्रन्थों में श्रद्धा, मूति पूजा आदि कुरीतियों से वैराग्य, झोर कंठार संयम 
इन सब के लिये योगी दय/नन्द गुरु का आभारी था। 


विद्याध्ययन समाप्त हुआ । रीति के अनुसार शिक्ष्य कुछ लोगों की भेंट 
लेकर गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ झोर निवेदन करने लगा कि महाराजा मेरे 
पास झौर कुछ नही है जे। भेंट करूं, इस कारण केवल आध सेर लोंब लेकर उपस्थित 
हुआ हूं। गुरु ने कह्दा “कि में तेरे से ऐसी चीज़मांगूंगा जा तेरे पास उपस्थित है?” दजा- 
नन्‍्द के बद्धांजलि हैनने पर गुरू ने भादेश किया । बड़े दुःख की बात है कि गुरु के 
उस समम के शब्द यथार्थ रूप में प्राप्त नही द्वेते । जीवन चरित्न लिखने वालों ने 
दणडी जी के वाक्य अपनी २ सच के अनुसार घंड़े हैं | पै० लेखराम जी के संपादित 
किए जीवन चरित्र में जे शब्द दिए है वह बहुत कुछ स्वाभाविक हैं। यह कद्दा जा सकता 
है कि यदि दण्डी जी ने ठीक वह शब्द नहीं कह्दे थे तो कम से कम भावार्थ नही देगा । 
वहां दण्डी जी के निम' लिखित शब्द दिये गये है। 
“देश का उपकार कें६.। सत्‌ शास्त्रों का उद्घार करे | मत मतान्तरों की भविया 
को मिटाओो, ओर वैदिकधर्म फेलाओ?”? दयानन्द ने झभादेश को भंगीकार किया, 
प्रन्त में आशीर्वाद देते हुए दर्ढी जी ने झोर भी कहा | “मनुष्य कृत प्रन्थों में पर- 


हे ऋषियों की निन्‍दा है, ओर अऋषिएृत ग्रन्थों में नहीं, इस कसोदी को 


इसण लखगइ-तीसरा परिच्देद | ( ६१ ) 


इस अ्रमूल्य उपदेश को शिरोधाय करके श्री दयानन्द संन्यासी गुरू के द्वार से विदा 
हुए | जो वस्तु पर्वत की चोटी पर, वन की गहराई में, नदियों के प्रवाह में भोर 
महन्तें! के डेरों में ढूंडी, पर द मिली, वह भमृन के प्यासे दयानन्द को मंथुगपुरी में 
देडी विरजानन्द के चरणों में मिली । वह वस्तु विद्या भोर विवेक बुद्धि थी । उस वस्तु 
को पाकर, बह्षचय के तेज से तेजस्वी अह्मचारी संसार क्षेत्र में प्रवेश करता है । 
पाठक | चलिये हम देखें कि वह केसा संसार . क्षेत्र है, जिसमें उसे को कार्य 
करना है ! 


#४ 3" ६ #९ 2५ ४९ हब #८ २६ स्‍ी हा 


7205 ठा8866 0५ 9००99॥ ५३ - 0पुधावां 


( ६२) आारयस्पत्ताम फा इतिहास 


४६४०७७०७४एआ/ आशा था 2 4 आशा आजा जा जाए जा आया 3 आय 2४ 38: ५-८8. अं: 3-3. 5 २ इआ आया ४-0 


चौथा परिच्छेद 


*+-+><€<ज्अ2 कल ए४++--- 


खाण्उत्र वन 
१३८९-*४७२२०९८०७ 
जिस समय गुरु से आशीर्याद लेकर दयानन्द ने कार्यक्षेत्र में पांव धरा, भार्व 
जाति की दशा उस समय मुक्त कण्ठ से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे एक 
वैद्य की ज़रूरत है। भारत देश झज्ञान पराधीनता शत्रु और दुःखों के काम्ण सपा भौरः 
कांटेदार झाड़ियों से भरे हुए खाण्डव वन के समान दुर्गम और बीहड़ हो रहा. था ! उसे 
झावश्यकता थी एक अजन की, जो एक ओर भरणिएयों की रगड़ से आग निकाल कर 
दावानल के प्रज्वलित करे, ओर दूसरी ओर ञआग बुझाने का यत्न करने वाले देवो झौर 
असुरों के आक्रमण का उत्तर दे सके । आय जाति की दुर्दशा उस समय एक सुघारक- 
के बुला रही थी-एक ऐसे परखण्ये को बुला रही थी जा उसके पीडित अंगों पर शान्ति. 
देने वाला हाथ रख सके | इस परिच्छेद में हम देखेंगे.कि उस दूर्दशा का कया इतिहास 
ओर क्या स्वरूप था, अगला सम्पूर्ण ग्रेय, ऋषि दयानन्द ने उस दुर्दशा के सुघास्न का. 
जे यत्न किया, उसके अर्पण क्रिया जायगा | 


बहुत पूर्व--ऐतिहासिक काल से भी पहले --बेद और प्रधानतया वैदिक साहित्यः 
केवल भारत की सीमाओं में परिमित हो चुका था | जो लोग हैरान में बसे, या ग्रीस में: 
पहुंचे वह भारतीय आया के बन्धु थे, परन्तु यह विषय कल्पनात्मक यद्यपि यथार्थ. 
इतिहास का है। जिस समय इतिहास के प्रकाश में दुनिया अपना मुंह उघाड़ती है, 
भारतवष का घर ओर सामाजिक संगठन ओर सब देशों से मित्र ही मिलता है | ऐति- 
हासिक काल से पूर्व भारतवष एक जुदा इकाई बन चुका था। यही कारण है कि. 
इतिहास हमें भारतवर्ष के घामिक ओर सामाजिक पखिवततनों का जितना ब्यौरा सुनाता है, 
वह देश की सीमाओं से परिमित है । भारत के. घामिक परिवर्तनों का प्रभाव सीमाओं से 
बाहिर बहुत ही कम पड़ता है-ओर बाहिर के धार्मिक परिवतनों का प्रभाव भारत पर 
तभी पडता है जब उन धर्मों. के अनुयायी लोग विजेताओं के रूप में देश में आ जातेहें ॥ 


भारत का घन, उसका विस्तार, ओर उसकी भन्दरूनी मिन्नता-यह सब बातें 
बाहिर के विजेताओं को खचती रही हैं | सम २ पर बाहिर की लडाकू जातियां सस्ता: * 

“र मारने के लिये इस स्वर्ण देश पर छापा मारती रही हैं । भारत पर मुख्य २ 

» अ्रस्षियों में बंढे जा सकते हैं । पहला भावा सिकनदर का थू शक भाषा 


इंसरा खप्ड-दौथा परिचकेद । ( ६३ ) 


| ० «7६078 278: ताक पक“ प 7 न कक कक नकम १३ 7 न्‍प हक ३नहमतय पदक क्या कफ यपपसुखक 277: न्क- कक कप्रत्फटप7- 7२ कट + १ पं अप खा बार: आटा 7 
उत्तर की अनेक जातियों का था जो सदियों तक जारी रहा | कमी हग, कमी सीधियन 
और कभी पारसीक लाग भाग्त को जीती का यत्न करते रहे । तीसग घावा इस्लाम का 
हुमा, जो पहले के सत्र धातों से जबर्दस्त, सचभे अधिक स्थायी और सबसे भरी 
असर उत्पन्न करने वाला हुआ | चौथा घावा येरपियन जातियें का है, जो यद्यपि बहुत 
पुराना नही है ते। भी बड़ा गहरा है, बड़ा जपठस्त है, बड़ा भयेकर है । 


भारत के घामिक परिवर्दनों पर यह चररों भ्र क्रण बड़ा गदरा असर उत्पन्न कर्ते 
रहे हैं, परन्तु इसका यह अभिप्राय न समझना चाहिये कि फेवल बाहिर के प्रभाव 
ही भारत के धापिक विचारों को हिलाते रहे हैं। समय २ पर आवश्यकता होने पर 
भ्रांन्तरिक प्रतिक्रिया भी उत्पन होती गही है । जाति की जरूरत के अनुसार बदले हुए 
चायुपेडल के साथ अनुकूलता पेद। करने के लिए या बिगड़े हुए ढांचे को सुवाग्ने के 
लिये ऐमे सुंघारक पंदा होते रहे हैं जे बिगडी के बनाने का यत्न कम्ते गहे हैं । यदि 
भागरतवप के घामिक परिवतनों का इतिहास देग्वा जायगा, ते हमें ज्ञ/त होगा कि उसमें 
आंतरिक प्रतिक्रिया ओर बाह्य आक्रमणं-दोनें का ही प्रभाव है | 


यूलानियों के अःक्रमण से पूत्र जो बड़े २ धामिक परिवर्तन हुए, वह मुख्यतया 
आंतरिक प्रतिक्रिया के हौ परिण'म थे । ब्राह्मग॒ग्रग्थों के याग-प्रधान धर्म के विरुद्ध 
उपनिषदों के ज्ञानव'द की प्रतिक्रिया हुई | फिर वही घिकार उत्पन्न होने पर बौद्धघ्म 
प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ | यह दोनों बडी २ प्रतिक्रेयायं बाहिर के प्रभाव से 
शून्य थीं। यह केवल अन्दर से उत्पन्न हुई थीं। यही करण था कि वह सब एक 
हो शरीरी के अंगों के समान परस्पर प्रूणता उत्तन्न कग्ती थीं | ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ 
ग्रन्थ एक दूसरे के हाथ में डालकर चलते रहे ओर एक ही पुरुष के धांख 
कान के सदश जीवित रहे । उपनिषंदों का ऊंचा ब्रह्मज्ञान धरे २ क्रियाहीन ईश्वर 
विश्वास के रूप में परिणत हो गया ओर ब्राह्मण प्रन्थोंका कमेकांड हिंसापूर्ण यज्ञ प्रक्रिपा 
की पद्धमियों में तबदील होगया | उस समय महात्मा बुद्ध ने क्रियात्मकथर्म का उपदेश 
देते हुए प्रेम और त्याग का संदेश सुनाया ओर एक सार्वभोम धर्म की नीव डाली । 

बुद्ध के पीछे भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ । सिकन्दर का भारत में 
निवास बहुत थोड़े समय त्तक हुआ । उसका कोई गहरा प्रभाव दिखाई नहीं देता, तो 
भी हम दो बडी श्रटनाओं में उसके इछात की छाया देख सकते हैं | चन्द्रगुप्त मौर्य का 
साम्राज्य-यत्न सिकन्दर के उदाहग्ख से प्रभावित हुआ था , झोंर अशोक का पर्म- 
साम्राज्य स्थापित करने का उद्योग भी सिकन्दर के सावभोम विजय के यत्न से प्र वित 
इआ हो ता कोई अआश्व। नहीं | जेस चन्द्रगुप्त का भारत य समम्राज्य यूनान के वत+ 
मारतय रा 7. सल्घ उत्तर था इसी प्रकार अशोक का धामिक आक्रमण 
सभ्य ; आक्रमण का प्रम्युत्तर था | 


( ६७ ) आायेसमाज का इतिहास 
१७७७७७७//॥/॥/७८//#//#//"/"/"ए"""-७ए"शल्‍"श"ए"ल्‍स्‍णशशननशशशशाणाााा»ााााआा नल लत लअलल नल चल हु कब 


यही दशा हम गुप्त-काल में देखते हैं। गुप्तों का राजनीतिक साम्राज्य हुसों 
ओर स थियनों के आक्रमणों से देश की रक्षार्थ एक प्रकार का किला था | राजनीतिक 
संगठन प्रायः बाहिर से आने वाली चोटों के कारण ही उत्पन्न हुआ करते हैं। गृप्त 
सामाज्य उत्तर की जातियों की विजय कामना का फल था| साथ ही पुराने ब्राह्मण 
धर्म का पौराणिक धर्म के रूप में संगठन जहां एक ओर आर्य जाति की भान्तर्कि 
स्थिति को सूचित करने वाला बचह्च चिन्ह था, वहां साथ ही वह उत्तर दिशा के झसभ्य 
अ क्रमणकारियों के प्रभाव से भी हीन नहीं था | पोराणिक धर्म के सगठन में भन्दर 
की हलचल ओर बाहिर की क्रिया देानों ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। 


बड्ुत काल पीछे, लग भग ११ वीं शताडिद के आरम्भ में मुसलमानें का भारत 
पर पूरा आक्रमण प्रारम्म द्वाता है | इस्लाम का भारत पर राजनीतिक आक्रमण नहीं 
था| वह आक्रनण प्रवानतया घामिक था, राजनीतिक राज्य उसका केवल आनुषेगिक 
फल था । इस्लाम की तलवार भाग्त को मुसलमान बनाने आई थी | आकर देखा ते 
शिकर की निबल पाया । छिल्त भिन्न भाग्त थाड़े ही यत्न में राजनीतिक पराधीमता 
में आ गया | तलवार का असली उद्देश्य भारत को घामिक दृष्टि से सर करना था। 
यह निश्चय से कद जा सकता है कि उद्देश्य में इस्लाम को काफी सफलता नहीं प्राप्त 
हुईं | कारण यह कि जहां भारत कई हृदियों तक पराधीन रह कर भी अपनी सम्मि- 
लित राजनीतिर शक्ति को मुसलभानों की राजनीतिक शक्ति के विरोध में खड़ा न कर 
सका, वढ़ां उसने प्रारम्भ से ही अपने धानिक्त संगठन को समयानुकूल परिवर्तित करके 
झात्मरक्ञा के लिये खड़ा कर दिया था। 


मुसलमानों के सुदीर्घ काल में भाग्त के धर्म में हमें जो उतराव चढ़ाव दिखाई 
देते है, वह दे। प्रकार के हैं । एक ओर बाह्य आक्रमण को रोकने के लिये खाइयां 
खुद रहीं है, दूसरी ओर कहे स्थानें पर एक विश्वव्यापी सिद्धान्त में इस्लाम झौर 
हिन्दू धर्म का सम्मिलित करने के प्रयत्न कर रहे है। इन दोनों ही में हमें बाहिर का 
असर दिखाई देता है। सर्ताप्रथा पर्दा खानपान के बन्धन, जाति के कड़े विभाग, 
छूत छात, यह बाड़ें थी, जिनका उद्देश्य भारतीय घम का इस्लाम से रक्षा करना था। 
सदियों तक माग्तीय धर्म इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिये चेष्ठा करता रहा और 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जैसी असफलता धार्मिक दृष्टि से उसे भारत में हुई, 
वेसी कहीं नहीं हुई । 
परन्तु जो बन्द इस्लाम की गति को रोकने के लिये बन रहे थे, वह दर प्रकार 


'भदायक ही सिद्ध नहीं हुए। उन्हेने शुद्ध हवा का प्रवेश रोक दिया, उर्ननति 
श्रडिकास के लिये गुंजायश न छोड़ी » और धर्म के बलवान फिनातें में 


हुसरा खगउ-चौथा परिय्केद । (६४ ) 


घेर कर काई मच्छर और कीचड़ का घर बना दिया । शत्रु के धावे को रोछने के लिये 
शहर के निवासी चारों भोर खाई खोद लेते हैं, ऊंची दीवार चुन देते हैं, बाहिर 
जाना झाना रुक जाता है। श, अन्दर न झा सके परन्तु शद्दर के निवासी भी बाहिर 
नहीं जा सकते । उन्नति रुक जाती है, खाना पीना कम है। जाता है, महद्दामारी पढ़ 
जाती है | यदि कोई नगर प्रपनी रक्ता भी करना चाहे, और महामारी से भी न 
मग्ना चाहे, ते उसके लिये एक ही मार्ग है। वह किलेसे निकल कर शत्रु पर जा 
टूटे भौर उछ्ते मार भगाये । दुर्भाग्य से उम समय हिन्दू धर्म में जान नहीं थी। वह 
आत्म रक्षा में लगा रहा, इस्लाम पर प्रयाक्रमण करने का उसने विचार नहीं किया । 
फल यद्द द्रुभा कि घर में मद्दामागी पड़ गईं | १६ वीं शताडिर के मध्य में हम भारत 
के प्सली धर्म का ज़जरों से बंधा झा, दीवारों से घिरा हुआ, झौर शह्टसीरों से दबा 
हुआ पाते हैं । 


मुमल्मान काल के अन्तिम भाग में, अभकत्रर की उदार धरम नौति के प्रभाव से 
कुछ ऐसे भी यत्न हुए जिनका उद्देश्य धर्म के विश्वरूप को झागे रखकर हिन्दू मुसलमान 
के भेद को मिठाना था। भक्त कबीर ऐसे यत्न करने वालों में से मुख्य था। कबीर के शिष्य 
उसके सिद्धान्त का निम्नलिखित शब्दों में वशन करते हैं-- 
सबसे दिलिये सत्र से मिलिये सब का लीजिये नाऊं। 
हांजी हांज्ी सब से कीजिये बसे आपने गाऊं ॥ 
भक्त कर के वचनों से ज्ञात होगा कि वहू धर्म के व्यापक रूप में भेदों को 
किस प्रकार तिगेहित करना चाहता था । 
कबीर के शिष्य बुटला साहिब ने अपने भूलने में यह कविता लिखी है । 
जहं आयादि न ध्यन्त न मध्य हे रे जह यलख निरजन है मेला ॥ 
जहं बेदे किते बन भेद हैरे, नर्दि दिन्‍्दू तुरक न गुरु चेला ॥ 
जहं ज्ञीवम मरन न द्वानि हैरे, अगम ध्यपार में जाय खेला 
घुल्ला दास झतीत यों बोलयारी सत शुद्ध सत शब्द देला ॥ 
माग्वाड़ के भक्त दरिया साहिब ने हिन्दू मुसलमान दोनों को एक ही पल्लड़े में 
डाल दिया दे । "* 
मुसव्मान हिन्दू कहा, पट द्रसन रंक राय । 
अमन दरिया निज माम बिन सब पर जम का दाय ॥ 
दुलनदास जी अपन मूलने भे कइते हैं-- 
हिन्दू तुरक दुइ दोभ आलम, ज्मापनी ताकोन में। 
/. रुत्तन खूब है, ऋरु ध्यान दशरयनम्द का ॥| 


( 56 ) घआार्यसमाज का इतिहास 
27774 ७७७४७४७#७#७७#र#४७लक३: यक- +७ ७७७ आस 50 2 पथ पक पड 
वही कवि सत्तनाम सें वेद के विषय में कहने हैं: --- 
तीन लोक तो बेइ बखामा | यो लोक का मर्म न ज्ञाना ॥ 
भक्तगाज धग्नीदास जी कहते हैं। « - 
पक धनी घन मोरा हो | 
आ धन ते जन "ये घनी बह हिन्द जुशक कटोरा हो ! 
सो धन धग्नी सउरजाई पायों केबल सरगुरु के निहोरा हो ॥ 
कबीर तथा अन्य भक्तों का यह यत्न चहे क्रितनना ही उत्तम था, परन्तु उसमें 
सफलता नहीं हुई | सफत्वता न हेने का कारगा स्पर हे । ऋषछ ४ग दे ऐसे धर्मो को 
मिलाना चाहते थे, जिनके मिलन में दा बड़ी २ रुक वें था। टली रुकावट राज- 
नीतिक थी । मुसलमाम विजेता थे, हिन्दू विज्ित थे | जला एक बार विजेता विजित 
के धम की तुच्छु मान कर उसके साथ सन्धि करने को उद्यन न होता वहां विजित 
जाति यदि इतिहास और आल्मामिमाने ग्ग्यती है| ता की बिज्ेत के धर्म को स्वीकार 
करने के लिये उयत नहीं*हीती। राजवीतिक पराजय से गये हुए अ त्मसम्मान को खड़ 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में चोगुने हठ के साथ संभालने का यत्र कग्ठी है। 
कत्रीर ओर उसके साथिया की असपलता का दूसग कारण यह हुआ कि वह ऐसे दो 
धर्मों को मिलाना चाहते थे, जे मोल क रूप रो भिन्न है, जिनकी आधार भूत कल्प- 
नायें ही हूदा २ हैं। 


जज धर अल 


मिलाने के यरन निकल हुए । हिन्दू था ने प्रत्यत्षमणश करने का यत्न न करके 
झात्मरक्षा के लिये ग्ताई पर खाई खादी, दीवार पर दीयर चूनी । यश तक कि दम 
घुटने लगा, उचित भेजन के अभाव से ढाचा दील' हेने लगा, अग से अंग जुदा 
हे।गया । होरे हुए, घिंग हुए, भ्ख्वे किले में सदा फ़ूट पट जाया धाग्ती है | हिन्दू घने 
के विरे हुए किले में भी फ़ूड पड़ गई । परिणाम में अनगिनत मत और सम्प्रदाय उत्पन्न 
द्वेगये जिनकी अधिक संख्या का अनुमान इसी से लग सकता है कि वेष्णव, शव, 
झोर शाक्त इन तीन बड़े पन्‍्थो में से केवल 4प्णव के हू निम्नलिखित २० सम्प्रदाय थे 
जे। एक दूसेर का भूंठे मानते ओर कहते थे । 


(१) श्री सम्प्रराय (२) बल्लभाचारी (३ ) मध्वाचारी या ब्रह्म सम्प्रदाय (४) 
सनकाठदिक सम्प्रदाय या “नीमावत” ( ५ ) रामानन्दी या रामावत (६ ) राघाबल्‍लभी 
(७) नित्यानन्दी (८) कबीरपन्‍्थी ( € ) खाक्की ( १० ) मलूकदासी ( ११ ) दादू- 
भन्‍थी ( १२ ) रमदासी ( १३ ) सेनाई ( १४ ) मीरोबाई ( १५ ) सखीभाव ( १६ ) 

आणुदासी ( १७) हगिश्चन्द्री ( १८) सधनापन्थी ( १६ ) माधबी २० ) बरागी 
,९ नागे सन्‍्यासी । 


दूसरा खयड-चोथा परिच्छेद । ( ६७ ) 


है 


शेर्वों के ७ बड़ भेद थेः-- 
( १) सन्यासी दण्डी आदि ( २) येगी ( ३) जंगम (४ ) ऊर्ष्य बाहु (५) 
गूदढ़ ( ६ ) रूप्बड़ ( ७ ) करालगी । 


शाक्तिकों के बड़े भेद निम्नलिखित थे; --- 
(१) दक्षिणाचारी (२) वामी (३ ) कानचेलिये ( ४ ) कगरी (५) अघोरी 
(६ ) गाणपत्य ( ७ ) सौरपत्ण (८) नकपनयी (& ) बात्रालाली ( १० ) पाग- 
नाथी ( ११ ) साव ( १२ ) सरू-नापो ( १३ ) शि नारायण ( १४ ) शून्यवादा । 
( झार्यदपंण | जून १८८० ईं० ) 


तालिका यह दिघाने के लिये उदभुत की गईं है कि १६ थी शताब्दि के मध्य में 
हिन्दू धरम का ढाचा किस प्रकार से लिगड़ बुझा था। भेद बेदब् बढ़ गये थे । अनाचार 
पूरे ज़ोर पर था । धम की प्रेग्कि शक्ति जाता रही थी । 


भारत का प्राचीन आर्य धर्म टल सर्द की दशा में था जब देश पर चौथे विदेशी 
तूफान का आकमण हुआ । यूरोपिय जातिया आखेट भूमि की ठेाह लगाती हुई भारत 
के समुद्र समीपवर्त्ती सीमाप्रान्ता पर आा पहुँची । उन्हे क्रिस प्रफार देश में प्रवेश मिला, 
किस प्रकार देश की बिमट्टी हुईं दशा ने उन्हें यहा आधिपत्य जमाने में सहायता दी, 
किस प्रकार अन्य शक्तियों को परास्त कर्ज अँग्रनों ने प्रभुव जम।ने मे सफलता प्राप्त 
की -- यह सब विषय राजनंतिक इन्हास के दे । हमे यहा यह दैग्वना है कि यूरोप्रियन 
सफलता का प्रमाव मारत के भामिक बिचरों पर किस प्रकार पड़ा | यगोपियन जानिया 
झपने साथ दो वस्तुएं लाई-- एक इसइयन, मोर दकरी पाश्यात्य सम्यथता | इन दोनों 
का भारत पर एक साथ झसर हुआ | टसलम ततायर के साथ आया था, वह बड़े वेग 
से फला, परन्तु उसका प्रतिगव भी उर्स, बेग से हुचा। इसाइयत का प्रचार दूसरी 
विधि से हुआ | उस विधि भ शिक्षणालय, प्रचार का सेगठन ओर प्रलेभन-यह तन 
साधन प्रधान थे । ईसाइयें ने स्कूल मोर आातिच से'लकर भाग्त के शिक्षित समाज 
की खा जाने का यत्न किया | कुछ काल तक उस यत्न में सफनप्ा भी हुईं। ईसाइयों 
का प्रचार सम्बन्धी संगठन पा हले ही तहुुत बढ़िया था --भाग्त के अनुभव से उसमें 
आर भी अधिक पूर्णता आगई | जे भाग्तयासी ईसाई बन गये, वह चाहे किसी भी 
दर्ज के हों, सरकारी नौकरियों में उन्हें तर्जीह दी जाने लगी | इस प्रकार ईसाई धर्म 
धीरे २ परन्तु निश्चित रूप से देश की गदराई में प्रवेश करने लगा । 


जब तक इस्लाम का प्रवार तलगर के जोर से द्वाता रहा, हिन्दू धर्म 
बचने के (० /“जकछ के चारो ओर खाई। खे दता रहा, परन्तु अकसर तथार 


( ईथ८ ) घारयसमाज का इतिहास 


52०35 3:33: 4232: करू ३ जे सा + जज: 23ै::503:3 33 +-२५४ ४33: इक 3 जज जी क्रय फकुनसस- तन + 
3:32: कफ हज) + 3: 2:चू- 323: 3:37 अज ३-४ 3:33: 5782 32 अजय ओह ३, 


दो उत्तरवर्ती राजाओं ने गहरे शान्त उपायों से इम्लाम की जड़ पाताल में पहुंचाने का 
उद्योग किया, तब ऐसे भक्तजन उत्पन हुए जिन्‍्होने हिन्दू मुसलमानों के परस्पर भेदों के 
दूर करके एकेश्वरवाद के कण्डे तले लाने का यत्न किया। फिर जब भोरंगजेब 
ने शान्त नीति का परित्याग क्रिया, तब उत्तर और दक्षिण में हिन्दू घम तलवार लेकर 
खड़ा हुआ । यह स्मरण रखना चाहिये कि भोरंगजेब की भअरनुदार धामिक नीति से 
पहिले सिक्खमत भी हिन्दू मुसलमान के भेद को मिटाने का ही एक यत्म था । 

ईसाइयत का प्राचार ध्मकतर की नीति से शुरू हुआ | परिणाम भी वेसा ही हुआ | 
विश्वासी भारतप्रासि के इृदयों ने बिना किसी आशका के ईसाइयल के प्रमार्वों का 
स्वागत किया । कई बड़ी प्रतिष्ठा ओर येग्यता रखने वाले मारतबासो, जे। शायद तल- 
वारी धर्म का सामना करने में तलवार के घाट उतरने को सहृर्ष उद्चत है।ते, इस शान्त 
धांवे के शिकार हुए | कुछ ही समय पीछे ईसाई कःल के कबीर भी जन्म लेने लगे। 
धरम के विश्वरूप में ईसाइयत और हिन्दूपन के भेद का खपा देने का उद्योग बंगाल में 
ब्रद्मसमाज ने उठाया । यदि ब्रह्मसमाज के इतिद्दास को विस्तार से पंढे ले हमें प्रतीत 
हे।गा कि उसके नेताओं का उद्योग ईसाइयत और हिन्दू घर्म की मध्यमावस्था निकालकर 
दोनें। के साथ २ दीर्घजीवी बनाने के लिये था | हिन्दूपन के ईसाइयत की कलम लगा 


कर उस रगड़ को दूर करने के लिये था, जिसका शीघ्र या देर में उत्पन्न दाना झव- 
श्यम्मावी था । 


शान्त परन्तु गद्रे भौर पेचदार उपायों से ईसाइयत भारत के धामिक दुर्ग 
में प्रवेश कर रद्दी थी । वह दुर्ग बड़ी शोचनीय दशा में था। रीति झौर बन्धन की 
जे बाड़े इस्लाम के धावे को रोकने के लिये बनाई गईं थी, वह भपनी ही वृद्धि को 
रैक रही थी। चाःदीवारी से घिर जाने के कारण हवा गन्दी हो गईं थी, पानी सड़ 
गया था, अन्न कष्ट के कारण दुर्ग के निवासियों में फ्रूट पड़ी हुईं थी | दुग की दशा 
को यदि संक्षेप में कहना हो तो हम कहेंगे कि भारत के निजधर्म-हिन्दू धर्म-को रूद़ि 
ओर तुच्छ भेदों के रोग लगे हुए थे । एक भोर बन्धन और रीति रिवाज का ज़ोर 
दूसरी झोर तुच्छ भेदों के कारण एकता का नाश-यह दे। रोग थे, जिनसे भारत का 
धर्म रूपी शरीर पीड़ित द्वा रहा था । चुपचाप ईसाइयत के कीटाणु हवा भोर पानी के 
साथ उस शरीर में प्रवेश कर रहे थे | ब्रह्मससमाज ने इस दशा का अनुभव ते किया 
परन्तु रोकने का जो यत्न किया बह यह था कि ईसाइयत के कीटाग्रुओों से युक्त जलको 
कुछ स्वादु रूप दे दिया | इस उपचार से रेग दूर द्वागा या नहीं-कीटाझुओं से युक्त 
जल शरीर में प्रविष्ट द्वाने से रकेगा या नहीं--उन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं <गे, क्योंकि 
इतिद्ास दे चुका है। 


दशा थी जब दयानन्द ने गुरु से विदायगी ली। उसने इस 7०" मे सुधार फा क्या 
। किया ! यह अगल्न परिच्छेदों का विषय है। 


कन 


कूसाता खरड-पांचवां परिच्छेद । (६ £& ) 


है ०-५ 5-५2 मकइ पक शा कक-# कया माइक कम क कपल बन इल बल लन ला अल इााा अपार रा आए कतारमहकरकयका लड़ना <०पहधपतन व तदायादा पर ५2० 
ल्‍्च्त तर #. ध०क 2 अनेक हज 7२ की 


पांचवां प्रिच्छेद 
“7+*<«चय# कट ४०+-- 
सुधार की प्रारम्मिक दशा | 
५५५४३२०००० 
( ३० श्ट्व्शे से १८८५६ ) 

यह समभना भूल है कि स्वामी दयानन्द ने गुरु के पास से आते ही सुधार का 
पूरा कार्यक्रम विस्तीर्ण कर दिया था । गुरु के पास से िदा है।ने के समय स्वामी जी 
के पास ये वस्तुयें थीं। ( १ ) उनके पास संस्कृत व्याकरण झोर दर्शनों का पाणिडत्य 
था ( २ ) अखगणड ब्रह्मचर्य, प्रतिभा, उत्साह ओर ब्याख्यान शक्ति-यह गुण विद्यमन 
थे ( ३ ) विद्वानों साधुओं और पन्थाइयों की दशा देख कर निश्चय द्वे। चुका था कि 
धर्म की दशा बिगड़ी हुई है । सुधार करने ओर विशुद्ध धर्म का प्रचार करने की पअमि- 
लाषा विद्यमान थी | एक सुधारक में जिन गुणों की बीजरूप से आवश्यकता हे,ती हैं, 
वह स्वामी दयानन्द में बिय्मान थे | साथ ही यह भी निश्चित दै कि सुधार कार्य के 
यौवन में स्वामी दयानन्द के शस्त्रागार में जे २ साधन सन्‍नद्ध हे। गये थे, भ्भी उन 
में से कुछेक का विकास हे।नाबाकी था। (१) अभी स्वामी जी को वेद पूर्णतया प्राप्त नहीं 
हुए थे । वेदों की पुस्तकों तक की खोज हमभी शेष थी, उनकी ब्य/ख्या या उनमें 
एकान्त भावना की अभी चर्चा तक नहीं थी , (२) विस्तृत संसार का ज्ञान संसार में 
भ्रमण करने पर ही प्राप्त हाता है। भभीतक गृहस्थों भोौर पुजारियों की सृष्टि में 
अधिक प्रवेश का अवसर नहीं मिलने से रोग का पूरा २ ज्ञान भी नहीं हुआ था (३ ) 
शेग का ज्ञान होने पर भी सुधार रूपी दवा का ठीक प्रयोग तमी हो सकता है, जब 
वैद्य कुछ परीक्षण कर ले | वैद्य पहले एक दवा का प्रयोग करता है, फिर उसके फल 
यदि सन्तोष दायक हों तो उसी को जारी रखता द्वै अन्यथा बदल देता है। चतुर से 
चतुर वैद्य ठीक परीक्षण करके ही ठीक झोषघ पहुंचता है | 


पहले तीन साल तक स्वामी दयानन्द ने जो सुधार का काये किया, वह एक 
प्रकार से परीक्षयात्मक था | वह उस भारी झौर सर्वतागामी सुधार का प्रारम्भिक 
पड़ाव था, जे। कुछ वर्ष पीछे भारत के विशाल कार्य को प्रकम्पित कर देने वाला था, 
हम इस प्रारम्भिक कार्य में भीउन सब्र गुणों को बीज रूपमें पातेहेँ, जे। पीछे से वृक्षरूप 
में परिणत ही, हुए सफलता के साधन हुए; परन्तु पीछे से सुधार के प्रोइ* 
पूरे, पी नहीं दिखाई देल्ली | सुधार रूपी चित्र की वाद्य रेखायें ९ 


( ७० ) धायसमाञ का इतिहास 


पक एक कमर पन्‍य-जक फतस-जपमकमु> रूम ल-अकु0न्‍क फप्फफप जाप करन कुफ पर २ हदमुफा जा यकतपकनपनप शा भप तक फन्‍ पक जु ३५०: “कक ०३८२० ७७-२- सु फनपाक0% ४५: 58 टक २०० अ९टीकटी,. ९२ ३७३५#९८/९७-३५३९१ ९८७ ४भह # 3८३ टी... 42028: ४४७ ७, ऊटप आह # हे के “पु 


# $./४ धून्‍त है) (५-५ ४६ # $.. ५ # ९ #९ #५ 7१% ९ ०५ 2६ 7५ /६/९ #रह # #१+६/ + + हच्न्‍ी( 2९०३५ 7५४९, ६/६)९ ३६ 


परन्तु उसमें रंग भोर छाया का स्थान खाली था, जिस भरने के लिये समय ओर 
झोर अनुभव की आवश्यकता थी । 
इन प्रारम्भिक तीन सालें| भें स्वामी जी ने णे। सुधार उपस्थित किये, उनमें से 
पहला ओर मुख्य स्थान मूर्ति पूजा के खयठन का है| मूति पूजा में उनका विश्वास 
उसी च्ाण से हिल चुझ्ता था, जिम क्षण उन्होंने शिवरात्रि की अधियारी में शिवलिंग के 
ऊपर से मूमे का चावल उठतते हुए देखा था| उस समय जे। अश्रद्वा उत्पन हुईं, वह 
सत्संग प्िद्याभ्यास और जियार से विशायी विश्वास के रूप में परिगात द्वोगई। मूर्ति 
पूजा का अपत्नक्क मान कर परवात्मा के निराकार निरषि आड्ठेतीय स्वरूप का प्रतिपा- 
' देन बवरामी दयानन्द का प्रारम्भ से ही लक्ष्य था| सुधारकों की कसौटी ईश्वरसम्बन्धी 
"पिश्चव!स है | कोई सुधारक या धर्म संस्थापक उपास्य देव का जिस स्वरूप में प्रतिपांदन 
करता है, उसीसे उसका ऊंच नीच परखा जाता हँ। ईश्वर-स्वरूप-सम्बन्धी विचार 
धर्ना के नपने हैं | कोई भी घर्मापदेशक जनता में काई भारी परिवर्तन नहीं उत्पन्न कर 
सकता, जब तक वह उनके मूल धार्मिक विचारों को नये रंग पर नहीं मे।ड देता । मूल 
धामिक् विचारें में प्रथम स्थान ईश्वग्विश्वास का है | कई सुधारक यत्न करते 
हैंकि वढ आम के पेड की पत्तियां में पैत्रन्द लगा कर फल को मीठा 
बना सकेंगे, परन्तु मिश्वय है कि वे निराश हैंगे। ऐसे यत्न हुर, भोर 
निण्फल हुए । जब तक तने में पैसन्द्‌ नहीं लगता। तब तक फल्न म॑ठि 
नहीं द्वे। सऊते । स्वामी दखाल5 > हृदय में सुचारों की भावना का प्रारम्भ मूर्ति की 
सत्ता में अश्रद्ध, है न ते हुना था। इधर सम्बन्धी अशुद्वविवारों की जड़ में यह पहला 
कुठाग्पात था | ज्यों, २ विद्या को वृद्धि हाती गई, ज्ञान के चक्तु खुलते गये, सदगुरुओं से 
उपदेश सुनने का अवसर मिलता गया वही प्रारम्भिक भावता अभिकाध्ििक पुष्ट हे।ती गई। वि- 
द्याभ्गास समाप्त 5२ने के अनन्‍्तग स्वामी दयाननर ने जे। पहला संन्देश जनता की सुनाया 
बड़ मि। «« हैआ 46 रवासदा का था। मथुरा से सीधे आप आगेरे गये, भौर यमुना 
के कियार भरत के पाते लाल! गललामलल रूपचन्द - वे बगीचे में ठहरे। वहां अन्य स- 
दुादेशों के साथ ९ चूत पूजन का खण्डन बराबर जारी रहता था | स्वामी जी ने वहां पंचदशी 
की कथा प्राग्म्भ की । उसकी १६ वीं कारिका का उत्तराद्ध यह है "मायां बिम्बो बशी 
कृत्य तांस्यात्सवेज्ञ ईश्वर? माया में चिदात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है, /वह 
माया को वश में कर लेता है ओर ईश्वर कह्दाता दै। कहां निराकार अह्म--और कहां 
उसका प्रतिबिम्ब पड़ना | ईश्वर प्रतिबिम्ब मात्र दै--तत्त्व नहीं | जिस दयानन्द ने 
वेदों में 'अकायमब्रणगस्नाविरं इत्यादि शब्दों से विशेषित ब्रह्म का भ्रध्ययन किया था, 
ओर अह्म तथा ईश्वर एक ही चिदात्मा के नाम हैं--यह निर्णय किया था, उसे पतूच 


3> '"त्तों ने धक्का दिया | स्वामी दयानन्द ने उस समय से पञुचदशी और भद्ेत 
म्रग्थों के त्याज्यें की श्रेणी में लिख लिया ॥ 


दूसरा खबड-पांचर्दा परिच्केद । ( ७१ ) 


जय.» अााााााा॥एणणणााणणा॥्४४७एणएणाभांभााााााआ॥एाणाणएणणााणाणाणाणााांभााआााााभकआआइ 5 भा आइना बल ललल बल बल अल लल'ुइ न 


जीवन चरितों के लेखकों ने लिवा है कि इन पहले तात सानों में स्वामी दयानन्द 
बेष्णव मत का खण्डन करते थे, ओर शब मत का प्रतिपादन करते थे। उस समय, 
( ओर अब भी यही दशा है ) मथुरा के आस पास वष्णव सम्प्रदर्यो का बड़ा जोर था। 
मथुर फ़:ण्ण जी की पुरी है | वह वेषण्णवा का गढ़ दै । वहां रहते हुए झापने उस अन्ध 
परम्परा को देखा जो क्ृप्ण के नाम पर चलाई गई थी। रामानुन और बल़न सम्प्र- 
दाय की लीलाओं क॑' देग्वने का भी आपकी अवसर मिला । भागवतकार ने येगिराज 
कृष्ण के चरित की कई अरशों में फसा थिगाड़ा है, यह भी आपने मली प्रकार देगखा। 
इस कारण उस समय स्व्रामी जी के हृदय में वम्णवी के विननो के प्रति वश ज्षोौवथा। 
बृन्द्रावन की लील्ायें उन्हें प्ररित कर थीं कि. 7उद्ठ एश्‌य मेल का सणंइन करें । 
आगरे से धोलपुर ठहग्ते हुए स्वामी जी गा। बा पहचे | रहा विय, का ओर मरे 
भागवत की कया का प्रत॒नन्त है। चुका था | एक वह ले सथु पा हे, सरद सुनकर 
मह।गाज ने स्वामी जी की भी निमन्त्रणा भेज दिया | स्त्रमी जी ने कहला भेजा कि साग- 
वत की कथा से दुःख के सित्र' कुछ न मिलेगा, यदि सु चाहते हो ते गायत्री का 
पुरश्च ण कराओ | राजा यह सुनकर केसल हंस दिया । भागवत की का प्रस्म्म ठोगई। 
उधर स्वामी जी ने सम्कृत में भागवत के संगठन भे जार वास दूं, मग्म्म किये। 
स्व्रामी जी कुछ समय श्रभण और उपदेश में तिता कर जख्पुर पहुंच ओर वहां चार 
मास तक रहे | वहां आप 'उयनिपदों की कथा करते थे, और मूलियूतजा का खगढन करते 
थे | भागवत के खणडन में जयव॒ुर में आपने एक जिजापन भी प्रकाशित किया, जिसमें 
बतलाया कि भागवत के कर्ताव्यासदिप नहीं, मा तु वापदिव नाम का एणिदत है, सन ऊ्ण 
के निष्कलेक चरित की कलेकित कर दिया है। एप्कर & मेंत में ' हदयन स्वती जी ते 
रामानुज सम्प्रदाय का खूब खगडन किया, और के गठ 4, भा तुटदा३ई | 3ग प्रकर स्थामा 
जी मूर्ति पूजा ओर अन्य सब फकुरीतियो के विगठ् जो भगकर तूफान खड़ा करने वाले 
थे, उसकी पहली चोट वष्णत्रें पर पड़ी | प्रतात हतता है दि। ,वगावा के विगेध में प्रा- 
रम्मिक काल में वह कभी २ शत्र मत का पक्ष ले लिया कम्ते थे। उसके विषय में दो 
बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम ता यह कि अभी तक स्थामी जी का सुवार का पूरा प्रोग्राम 
बना नहीं था-- बन रहा था। दूसरी यह रत कि स्वामी जी कहा करते थे कि 'शिव 
परमात्मा का नाम है, पार्वती के पति को में नहीं मानता ॥? 


्ई 


/ झापको गोरक्षा की प्रारम्भ से ही घुन थी। १८६६ है० के मई मास में स्वामी 
जी झजमेर पहुँचे, ओर बंसीलाल जी सरिश्तेदार के यहां ठहरे | यहा आप मेजर ए. जी. 
डेविडसव, कमिश्नर और कर्नल इक, असिस्‍टेंट कमिश्नर, से मिनि और उनके सनन्‍्मस् 
गारक्षा का प्रश्न रखा| स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि गोओं की हत्या बन्द 

राजा ओ/ः 8 पा है | सरकारी अफसर तो सरकृशी भझफसर ही 5 


( ७3२ ) अआधेसमाज का इतिहास 


असिस्टेंट कमिश्नर साहिब ने स्वामी जी को लाट साहिब के नाम एक चिट्ठी लिख दी 
ओर कह दिया कि आप ““लाट साहिब से अवश्य मिले, जिम साहिब को झ्ाप मेरी 
चिट॒ठी दिखायंगे, वह आप से अवश्य मिलेगा?” सरकारी अफसर का मीठा इन्कार 
स्त्रामी जी ने शान्ति से भंगीकार कर लिया । यह स्वामी जी के हृदय की शुद्धता भझोर 
स्लादगी का सवूत दै । 


प्राग्म्भ से अपने विचारों को प्रगट करने के लिः स्वामी जी तीन उपाय काम में 
लाते थे | ब्बाख्यान देते थे, विज्ञापन निकालते थे, ओर शाख्तरा्थ के लिपे ललकाग्ते 
थे। ब्यख्यान तो सभी स्थानों पर देते थे, जयपुर आदि में लिखित विज्ञापन भी प्रका- 
शित किये | पहले पहल आपने ग्वालियर में भागवत के विषय में वेष्णत्र पणिइतों को 
चैलज दिय। | जीवन चरितें में लिग्या है कि सब पोराणिक परिइत इधर उ4र खिसक 
गये, कोई सामने नहीं आया | फिर जयपुर में महाराज के सामने ध्यास बच्चीराम जी 
आदि से स्व्रामी जी का शज््रार्थ हुआ | इसमें भी पोराणिक पंशिडत निरुत्तर होगये। 
शात्रार्थों की बहुत धूम तो पुष्करगाज में रही । यहां जाप देर तक ब्रह्मा जी के मन्दिर 
में निवास करते रहे | कमी पणडों से, कभी ब्राह्मणों से, भोर कभी सन्यासियों से शा- 
स्वार्थ की चर्चा चलती ही गहती थी | एक वार बहुत से पण्डे लटठ लेकर स्वामी जी 
पर चढ़ भाये । यों तो स्वामी जी अकेले ही पर्याप्त थे, परन्तु एक सहायक भी आा 
पहुँचा । ब्रह्मा जी के मन्दिर के पुजारी मानपुरी जी मोटा डण्डा लेकर पहुंच गये झोर 
बयें को भगा दिया । अजमेर में लौटने पर आपका पादरी रोबिन्सन ओर पादरीशूल 
परेड मे ईघर जीव आदि विषयों पर ३ दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा । पादरियों को नि- 
रत होना पड़ा | वह स्वामी जी के सुधरे हुए विचारों ओर वाक चातुरी से इतने प्रसम्न 
हुए कि स्थमी जी को एक पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें लिखा कि हमने जीवन भर में 
ऐसा संस्कृत का विद्वान नहीं देखा | ऐसे मनुष्य संसार में कम होते हैं | 

इस प्रकार वह तीनों उपाय, जिनसे एक प्रचाग्क को काम लेना चाहिये, प्रारम्भ से 
ही ऋषि दयानन्द ने अगीकार कर लिये थे। आगे इन्हीं साधनों का विकास होता गया 
यहां तक कि स्वामी जी वाणी लेख भोर शात्लार्थ-इस सन प्रकार की युद्ध सामग्री के 
पूरे अधीश्वर हो गये | 


7207 669060 0५ 99]89॥ /४५४ - 0र्पुंध्राधां 


इसरा खण्ड-छठा परिच्छेद । ( ७३ ) 


छुठा परिच्छेद । 
“या 525 22१9+०-- 


सुधार को मधमदशा का ओप्म्म ! 


<>>ष्य्ी एक 

१८८६७ ईस्परी के अप्रैल मास में हरिद्वार का बड़ा कुम्म था| देश भर कै साधु 
सन्यासी इस मेले में एकत्र देते हैं | हिन्दू जाति की भलाई और बुगई, सुन्दरता भौर 
कुरूपता, देनें का ही स्पष्ट रूप से दिग्दशन करना है।, तो दस पांच दिन इस विख्यात 
समारेह् की सैर कर लेना पर्यात है । हिन्दू जाति श्रद्धामयी है। उस श्रद्वा का कुम्म के 
मेले में मानों समुद्र उमड़ पडताह | जहां एक भोर ऐसे बूढ़े पुरुष लठिया टेक कर 
स्टेशन से धर्मशाला की भोर जाते दिखाई देंगे, जिनकी कमर झुक गई है, दांत 
मुंह को छेड़ भागे हैं, एक पांव यमपुरी की दलीज़ पर धरा जा चुका है, वहां दूसरी 
ओर दुधमुंहे बच्चे, धूप भोर प्यास का कष्ट सहन करती हुई असूर्यम्पश्या हिन्दू 
ललनाओं की गेद में रह कर भारत की माताओं के अतुल विश्वास ओर तप की सूचना 
देते हैं | गृहस्थ लेग लाखों की संख्या में एकत्र द। कर साधु सन्‍्तो के दशन करते हैं, 
गंगा के विशुद्ध शीतल जल में स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं, ओर अब तक 
भी हिन्दुपन जीवित है, इसकी सूचना देते हैं। ऐसे ही मेले भारत की झाय॑ 
जाति की मौलिक एकता को मिद्ध करते हैं| भीड़ में दृष्टि उठा कर देखिये कहीं अन- 
घड़ पंजाबी साफा दिखाई देता है, तो कहीं लखनऊ के शोकीन को दुपलली टेपी में 
से घुंघराले बाल दृष्टि गे।चर द्वेतते हैं। कहीं मद्रासी के नंगे सिर पर गेखुर से दुगनी 
शिखा नज़र झाती है, तो कहीं नाजुक गुजराती के नाठे शरीर के शिरा- 
भाग पर लाल पगड़ी सुद्दाती है | सारांश यह कि भारत भर के हिन्दू निवासी एक 
डेरी में बन्धे हुए हैं-- कुम्म के मेले पर भविश्वासी से अविश्वासी हृदय भी इस बात 
पर विश्वास किये बिना न रहेगा। 

यह तस्वीर का उज्वल पहलू है। अंबेग पहलू भी कुछ कम गहरा नहीं दै। 
छूल कपट झालस्य तथा स्वार्थ के शरीर बिना ढूंडे ही मिल जायगे । भेगमय त्याग, 
दुराचारमय साधुभाव, झोर हृदय का विराधी रूप आपकी पग पग पर दिखाई देगा। 
जिनके गृहस्थ नहीं है, उनके अन्तःपुर में पुत्र कलत़, जिनकी आमदनी का कोई साधन 
नहीं है, उनके डेरा पर हाथी भोर थेड़े, भोर जे। त्यागी कहलाते हैं उनके सन्दूकों में 
लाखों के तेड़ि-यह सब कुछ बिना विशेष यत्न के ही दीख जायगा | सरल "7 
भक्त और भर चाज रूप्तास का घात करने वाले भगवां बेशधारी मठेश्वर र£ 


( ७४ ) धार्यसमाज का इतिहास 


> 2:७8 (४४७७७८एेएल्‍//"श/श/शश/शआआशआआआआआआआ: ७७७ अााााााााणाााााराा आस लल ह आंधलांसई का ऑल" बेबी मी बसी* आए बा «मम मकिक कक "2०7० इक ८, 4 
४०5 के 


अाााााकआ बंजाााइंक अबकी ली/ं “कि | 3६ ॥ 0 ाााआआ “८ आ ८: 


उपायों से अपने इन्द्रिय मुख की साधना में मन. दिखाई देते हैं। जिसे हिन्दू धर्म 
की गिरी हुईं दृशा देखनी है।, वह आंखें खेल ऋर एक वार हरिद्वार के कुम्म की सेर 
कर भावें | जड्ं एक ओर कुम्म पर एकत्र हुआ जन समूड़ देश भर के हिन्दुओं की 
मोलिक एकता को सूचित करता है, वहां साथ ही वह हिन्दुओं , क्री, नासमंकी भोर 
अन्धी श्रद्धा में एकता को भी सूचित करता है । 


स्वामी दयानन्द कुम्भ-स्नान से एक मास पूर्व ही हरिद्वार पहुँच गये, भौर 
सप्तस्त्रोत के पास गंगा की रेती में कुछ छप्पर डाल कर मध्य में पाखणड-खण्डनी 
मण्डी गाड़ दी । सप्तत्नोत में खड़े हुए युवक सुवारक के सामने जे परस्पर विरोध 
उपस्थित हुआ द्वेगा, उसको कल्पना की जा सकती है। एक ओर संसार में अनूड्े 
हिमालय ओर भागीरथी का प्राकृतिक चि7, दूसरी ओर अज्ञात ओर छल के मासुषेक 
चमत्फार-क्या यह आश्चर्थ और खेद उत्पन्न करने वाला दृश्य नहीं डे ?! सलललोत पर 
खड़े हे! कर जरा उत्तर की ओर दृष्ठि उठाइये | पर्वत के पीछे पर्वत, जंगल के ऊंपर 
जंगल, यही ऋम बराबर चला गया है, यहां तक कि हिमालय की गगनमेदिनी चोटियां 
चांदी के सद्रग चमकते हुए बर्फ के मुकुट में अन्तर्वान हे। गई हैं | इस चांदी का पिघना 
हुआ प्रवाह, घाटियों कन्रराओं और तलैटियों में से हेकर हरिद्वार के पास से गुज़रता 
है | जल कया हे--तील मणियों की छत्रि से प्रतिबरिम्बित शुद्धता अम्रत है, जिसकी 
शीतलता सोने में सुगन्ध के समान है | एक ओर यह मत ओर तन को प्रमन्न और 
उन्नत करने वाला इश्य--दूसरी ओर स्वार्थ अज्ञान अर दम्भ की ल॑ ला से बिगड़ी हुईं 
मनुग्य प्रकृति । जिध्ते परमात्मा ने इतना सुन्दर बनाया है, उत्ते मतु यने कितता बिगाड़ 
सया। है । जिसे मनुष्य नहीं जियाड़ सका, वही सुल्र है। ईश्यरीय सुन्दरता और 
मानवीय नीचता के दृश्य देख कर यदि युउक्त दयानन्द के हृदय में एक उम्र ज्वाला न 
भड़क उठती तो निःसन्देह वह पाषाणामय सिद्ध हेाता | 


की 
स्प्रानी दयानन्द ने मेले पर एकत्र हुए हिन्दू सपाज को देख', ओर सम्पूर्ण समाज 
की एफ ही बीमारी का शिकार पाया। क्या श॒त्र, क्या वष्णव, क्या सनन्‍्यासी क्या बैरागी, 
सत्र एक ही धुन में मस्त हैं, सब एक ही लीक के राही है। सुव.र की प्रारम्भ- 
दशा में म्यार्म' जी ने शेत्रों को वेष्ण्ों से कुछ ऊंचा ठद्ठगया था, कुम्म पर देखा कि 
सत्र एक ही थैली के चंद्रेबद्रे हैं| न वह पूरे ज्ञानी हैं, ओर न यह अधिक भज्ञ नी हैं | 


जों थाई सा साम्प्ररयिक भेद हृदय में विद्यमान था, गंगा के विमल जल से 
वह भी घुल गया | 


7 छुम्भ के समारोह में शाज्लपारंगत - स्त्रामी दयानन्द शीघ्र ही फैल 
(हं। गृहस्थ भोर साधु लोग निडर सुवारक के ने के लिए 


हुसश खगड़-छुठा परिच्केद । (७५ ) 


:+ बाधा कमा 4 5 556 57777: 2:66 9: 8: झट सट- पा कब आक सइइ २०८० पसक 2 
आने लगे। कई विद्वानों ने योग्यता की-परीक्षा करके उत्सुकता को दूर किया। 
यहां पहले पहल, स्वामी दयानन्द जी की काशी क्रे प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द जी 
से मुठभेड हुई । विवाद पुरुषसूक् पर था। स्वामी विशुद्धानन्द्र जी ने 'ब्रह्मणा- 
इत्पमु बतासीत! इत्यादि मन्त्र से ब्राह्मण आदि वर्णों की ब्रह्मा के मुव से उत्पत्ति बत- 
लाई, अर स्व्रामी दयानन्द जी ने शब्दर्थचल से यह सिद्ध करने का यत्न किया कि 
इस मन्त्र में ब्राह्मण की मुख के समान कहा है, मुख से उत्पन्न नहीं कहा। काशी के 
दिगज परेदइत के साथ एक युवक साधु की ऐसी बढ़िया टक्कर का जनता पर अवश्य 
ही बड़ा प्रभाव हुआ हे।गा। 


कुप्म का मेज हेगवा । इस मेले में स्वामी जी के डेरे पर कई साधु और शि+ 

ठहरे हुए थे। सबके लिए भेजन आदि का वहीं प्रवन्त था। उस समय की रीतिके अनुसार 
एक संव के मुखिया साधु की सत्र प्रकार की जिस सामग्री की जाबश्यक्नता हेती थीं, 
स्वामी जी के पाल भी इस सत्य तक वह विद्यमान थी । मठवारियों ओर महन्तों की 
दुशशा देखकर स्त्रामी जी का विशुद्र हृदय जल उठा | उन्हें अपनी थेड़ी सी सामग्री 
भी बे।झल प्रतीन होते लगी । उनके हाय ने कड्ठा कि यदि त्यामिर्षों की विलासिता का 
नाश करना है, ते पहिले स्वये सर्वत्यागी बनना हेंगा | धर्म की बिगद्टी हुईं दशा का 
अनुभव करके उन्दें अयते शरीर पर धारण करने के थेड़े से कपड़े भी बहुत प्रतीत 
दहन लगे | साधु की संज्षित सामग्री भी कैद ने की जजीर प्रतीत हे।ने लगी । गृह त्यागी 
दयानन्द ने स्वेत्याग करने निश्चथ्व कर लिया | 


डरे पर जे कुछ भी था, मिखारियों के बांट दिया गया | स्थामी दयानन्द ने एक 
कोपीन रख ली, शेष सत्र. सामग्री दरिद्रों में वितीण करदी | मलमल का थान झौर 
मद्ामाष्य का ग्रन्थ गुरू जी को सेवा में मथुरा भेज दिया। इस प्रकार सांसारिक 
वस्तुओं के इस हलके से बन्वन के काट कर सर्वत्यागी स्वतन्त्र दयानन्द मनुष्य जाति 
के बन्धनों के काटने के लिये सन्‍नद्ध हुआ | गंगा के पार, चांडी के पर्यत के नीचे 
रेत ले किनारे पर कुड समय तक तपस्या करके उन्हेंने अपने आपके उस महा॒द्ध के 
लिए ओर भी अधिक तम्यार किया, जिसकी ओर भगवान्‌ की इच्छा उन्हें खींचे ले 
जा रही थी | 


- पाठक इन्द * यहां सुधार की दूसरी दशा का झारम्भ हेता है। सुधारक की 
दृष्टि अधिक विस्तृत हे। गईं है, रहे सहे रूड़ि के बन्धन टूट गये हैं, और निसम से 
ही उज्ज्यल प्रतिभा वास्तविक संसार की घटनाओं से रगड़ खाकर और भी भािः 
उच्ज्वल है। उठी है| 


( ७ई ) शारयसमाज का इतिक्षस 


सांतब परच्छद ॥ 
----+>क्रऋडुटढ €+व- “- 
गगांतट पर पिंह नाद । 


(सन्‌ १८६७ से १८६६ के सितम्बर मास तक ) 


त्यागी दयानन्द हिन्दू जाति में फैली हुईं कुरीतियों का नाश करने के लिये कटि- 
बद्ध द्वाकर गंगा तठ पर श्रमण करने लगे | सुधार की पहली दशा में जे। दृष्टि सम्प्र- 
दाय की रेखाओं से परिमित थी, वह इस दूसरी दशा में सम्पूर्ण झार्य ( हिन्दू ) जाति 
तक विस्तृत है| गई । इस समय स्वामी दयानन्द के प्रोग्राम में सम्पूण झाय॑ जाति के 
रेगों की नष्ठ करना ओर धर्म के स्वरूप को प्रकाशित करना था | जद्दां कहीं जाते थे, 
निम्न लिखित झाठ गप्पां का खण्डन करते थे | यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
इस समय स्वामी जी प्राय: संस्कृत में ही व्याख्यान देते थे । गप्पें यह हैं--(१) चअठा- 
रह पुराण (२) मूर्ति पूजा ( ३ ) शेक, शाक्त, रामानुज आदि सम्प्रदाय (७) तनन्र 
प्रस्थ वाम मार्ग आदि (५) भंग शराब झादि सब नशे की चीजें ( ६ ) परस्त्रीगमन 
(७) चोरी (८) छल अभिमान मूठ झआदि। वह इन झ्ाठ गप्पों का खण्डन करते थे 
ओर यह उपश देते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य की एक ही गायत्री है। इन तीनों ही 
वर्णों को गायत्री के पा७5 का समान अधिकार है, ओर उनमें से कोई वर्ण भी ऐसा 
नहीं जे यज्ञापवीत का भधिकारी न है। । 


इस समय के कायक्रम पर ध्यान देने झे निम्न लिखित बातें स्पष्ट 
ह्वाती हैं । 

( १ ) इस समय स्वामी जी का कार्यक्रम खण्डनात्मक था | प्ार्य जाति की 
दुदता देख कर स्वामी जी का हृदय रे। रहा था। उनका परोपकारी हृदय झपने समातीयों 
की दशा देख कर शान्त नहीं रह सकता था। दुःख का मूल बुराइयों में था, इस 
कारण आपने बुराइयों को तर्क भोर ज्ञान के दावानल से जला कर राख कर देने का 

सूप किया | भ्रापके जीवन का यह खण्डम युग कद्ठा जा सकता है | 


(२ ) ऊपर दिये हुए कार्यक्रम को देखने से यह भी /&  -“ग कि स्वामी 
भी की दृष्टि जहां सम्प्रदायों की सीमा से बाहिदे यहां भाये 


दूसरा खणड-सांतवां परिच्छेद । ( ७७ ) 


जाति को सीमाझों का उल्लंघन नहीं कर सकी थी | इसका कारण यह नहीं था कि 
संसार मात्र से उनके दृदय में स्नेह का भाव नहीं था, या वह केवल आर्य जाति को दी 
धर्म की अधिकारिणी समझते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि किसी भी 
सुधारक के लीजिये, वह सावंभोमरिद्धान्तों का प्रचारक होता हुआ भी झपने वाता- 
बरण के अन्दर ही रह सकता है | ईसा को एक सार्वभौम सुवारक कह्दा जा सकता है, 
परन्तु बाइबिल में यहूदियों के पादरियों के दुर्व्यवह्ारों का खणइन है, भारतवर्ष के 
ब्राह्मणों या नौद्धों में प्रचलित रीतियों का खण्डन नहीं । चाहे मनुष्य क्रितना ही बड़ा 
है।, वह सावभोम सिद्धान्तों का प्रचार अपने दृड्टि चोत्र में आये हुए विषय की अपेक्षा 
से ही कर सकता है | उसकी बुद्धि वहीं तक फेल सकती है, जहां तक मनुप्प की बुद्धि 
का फैलना सम्भव है | इस समय तक स्वामी जी के दृष्टिक्षेत्र में झारय जाति की झान्त- 
रिक्त दशा ही आई थी। सावंभोम सिद्धान्तो का प्रयोग करके स्वामी जी ने उस बिगड़ी 
हुईं दशा के कारणों पर विचार किया, उनका अनुसन्धान किया । जे। उपाय उन्ह 
प्रतीत हुआ, उसका प्रयेग करने का यत्न किया । वह इस समय प्रधानतया खणड- 
नात्मक था । 


कोपीन मात्रधारी स्त्रामी दयानन्द हरिद्वार से दर्षकेश भोर लेढोरा हे।ते हुए कर्णवास 
पंहुचे । हरिद्वार के कुम्भपर्व पर प्राप्त किया हुआ पांडित्य का यश स्वामी जी के 
झागे २ जाता था | कुम्म पर प्राय: सारे देश के सधु झोर यात्री एकत्रित होते हैं। 
उन लोगों ने युवक सन्‍्यासी के तेजस्वी भाषणों की भर उनकी ख्याति को सुना 
था । वह लेंग स्वामी जी के यश की उनके पहुंचने से पूर्व ही भिन्न २ स्थानों पर 
पहुँचा चुके थे | जहां स्वामी जी जाते, शैघ्‌ ही चारों झोर घूम मच जाती कि एक 
त्यागी सन्‍्पासी आये हैं, जे धाराप्रवाह सस्कृत बेलते हैं, जिन्होंने हरिद्वार में स्वा० 
विशुद्धानन्द जी से टक्कर ली थी, जे। पुराण भोर मूत्ति-पूजा आदि का खण्डन करते हैं । 
स्वामी जी गंगा के तट पर रेती में विश्राम करते । रात को बालू का सिर्हाना बनाकर 
से रहते । दिन भें गप्पों का खणडन करते ओर सदुपदेश देते। शीघ्र ही चारों 
ओर चर्चा फल गई । गृहस्थ लेग स्परामी जी के उपदेशों को सुनते, पहले गाश्चववित 
होते झोर फिर सन्देह करने लगते | सन्देहनिद्वत्ति के लिये अपने गुरु ब्राह्मणों के पास 
जाते | वड़ां स्वामी दयानन्द के लिये गालियां ते मिलती, परन्तु सन्देद्द का समाधान 
न मिलता | पणिइत लोग स्वामी जी के सम्मुख आकर प्रश्नेत्तर करने का साहस न करते | 
अनुपशहर में पं० भम्बादत्त वेध ओर पं० ट्रीराबल्‍लभ पर्वती स्त्रामी जी से शूझ्ल् 
करने आये । शाज्नार्थ का उद्देश्य मूत्ति-पूजा का मण्डन करना था, परन्तु फ्फ 
निकला / ** ““ऋन्‍्यादत्त ने स्वयं निर्तर हाकर एक दूसरे पण्डित की भोर । 
दियापि पराजित द्वोक़र अपनी पहिले को हुईं प्रतिज्ञा के 


( 55 ) शार्थ समाज का इतिहास 


सामने रक्‍खी हुई शालिग्र'म की मूत्ति का गेगा में प्रताह कर दिया । फिर क्या था, प्रजा 
ने मूर्तियां मेगा प्रवाह के भयण करदी, करिठ्यां तोड़ डालीं-मानों अज्ञन की बहा 
दिया, और बन्वरनें: को काट डाला । क्षत्रियों और बेश्यों के समूह आ आकर स्वामी 
जी से गायत्री ओर यशापत्रीत का प्रसाद लेने लगे। गंगातट पर अख़णड यज्ञ होने 
लगा, और सदियों से अधिकारे वह्ूचित भारतीय प्रजा अपने धार्मिक अधिकारों को 
प्राप्त करके स्थरागी दयानन्द का जय जयक'र करने लगी । 


कुछ दिनों तक इसी प्रकार भ्रमण करके संयमी जी२० मई सन्‌ १८ई८के दिन फिर 
कणवास आये, और अपनी कुटिया में आसन जमाया | स्वरामी जी अत्यन्त 
निभ्य थे । यदि वह निभय न है।ऐ ते सुवार के काम में हम्थ ही ने डालते । सुवार 
का कार्य शेरों का है, गीद्ों का नहीं । जे। मनुष्य लेक-निन्‍्दा से, किसी पागल के 
आक्रपण से या किसी शक्तिशाली के शाञ्ञ से डरता है, वह सदियों से जमी हुई कुरीति 
रूप काई का उखाते्ने का प्रयज्ञ नहीं कर सकता | कुरीति और रुद्ठि के केडीले जंगलों 
के तर्क और सुबु द्धि के कुडार से वही काट सकता है; जिसके हृदय में वाणी या-वाण 
का भय नहीं है। स्पात्री दयानन्द ने सदियों से प्रचलित अन्यविश्वार्सों और रूदढ़ियों के 
खुयइन का बीड़ा उठाया थ।, उन्होंने कुछेक महन्तें और पुराहितों और टीऊकाधारियों 
द्वारा कुचले हुए जनता के अधिकारों का फिर से जगाने ओर अविकारियों के! सौंपने 
का संकल्प किया था | यदि ऋषि शेर न हे।ता, तो भारत भर के सम्प्रदायाच यों क॑ 
ने ललकार सकता | 


कंणवास में स्वामी जी की निमंयता काएक इटान्स संत्रटित हुआ | वरोली के रईस 
राव कर्ण सह गंगासनान के लिए कर्यगस आये | कर्णसिंद्द इन्दरावन के वेपण्णवाचार्य 
रंगाचार्य के शिष्य थे, ओर तिलकछाप लगाते थे । स्पामी जी की प्रसिद्धि सुनकर वह 
उनके स्थाम पर पहुंचे । कणा्सद की प्रकृति बहुत उम्र थी। उसने सुना था कि स्थामी 
जी तिलकछाप का खण्डन करते हैं, इस लिए पहिले से दो उसके क्रोव का पारा चढ़ा 
हुआ था। स्वामी जी ने आदरपूर्वक पास के आसन पर बेठने के' लिये कहा । कर्यस्िंह 
ने उत्तर दिया कि हम वहीं बेठेंगे, जहां तुम बेठे है|” इस पर स्वामी जी ने जिस सींतल- 
णाटी पर वह बठे थे, उसका कुछ भाग खाली कर दिया | यहां तो रूगड़ा न बढ़ा। 
भगड़ा पैदा करने पर तुला हुआ करणसिंह निराश हुआ, तत्र नया ढंग प्रारम्भ हुआ। राव 
साहित्र बोले कि 'तुम गंगा जी को नहीं मानते ?? स्पामी जी ने कहा कि 'जितनी गंगा 
वी हैं उतनी मानते हैं ,? 


गसेह 'कितनी ?? 
बमी जी हम लेगों का ते! गेगा जी कमण्डलु ही हैं 


दूसय खसड-सातरवां प.रच्छेद । (्‌ 8६ ) 


हां 
5 


इस पर कर्णसिंह ने गंगास्तुति के कुछ श्ले'क पढ़े । 


. स्वामी जी-यह सत्र तुम्हरी गप्प है| वह केवल पीने का पानी है, उससे मेत्ञ 
नही है। सकता, मेक्त तो केवल करों से हाता है, तुमकी पेपों ने बहकायाहै”” | फिर 
स्वामी जी ने उसके माथे पर तिलक छाप देय कर कहा-- 


(तुप्ने क्षत्रिय हेकर मस्तक पर यह भिखारियों का चिन्ह क्‍यों धारण किया है? 
करयसिंह--- हमारे स्वामी के सामने आपसे बात चीत भी नहोंगी, तुम उनके सामने कीड़े 
के तुल्य हो, तुक से उनके जूते उठाते हैं? । 


स्वामी जी ने इंसकर उत्तर दिया कि अपने गुरु को शात्तरार्थ के लिये बुलाओ, 
यदि उनमें आने का साम्थ्य न हो तो हम वहां चलें? । 


इस पर क्रोस में आकर कर्णासह बेतुकी कहने लगा और स्वामी जी को धमकाने 
लगा | धमकी में आने वाले व्यक्ति दूसरे ही हे।ते हैं | स्वामी जी ने घमकी के उत्तर में 
चक्रांकित सम्प्रदाय का बड़े बल से खणइन किया, ओर अन्त में कहा कि (तुम क्षत्रिय 
हो, जो रामलीला में लींडों का स्वांग *रवा, महापुरुषों की नकल उतरवा उनकी नच- 
बाते हो, अगर तुम्हारी बदन बेटी को कोर नचयावे ते तुम्हे केसा बुरा लगे ! ? यह 
सुनकर कर्यूसिंह की आखें लाल हो गईं, नथुने फड़कने लगे, ओर हाथ तलवार की 
मुद्ठी परगया। कर्णसिंद का एक पहलवान झागे बढ़कर स्वामी जी पर हाथ डालने 
लगा। ब्रह्मचारी दयानन्द ने एक झटके से पहलवान को दूर फेक दिया, भोर केहरी के 
सदृश गज कर कर्यसिंह से कहां -- 


'ओरे घूर्त ! यदि शाल्नार्थ करना है ते जयपुर और घीलपुर के राजाओं से जा 
लड़ा, ओर यदि शः/्ख्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को इन्दावन से बुलवा लो |? 

इतने में वहां उपस्थित जनता में से ठाऊुर कृप्णासिह आदि राजपूत लद्ठ लेकर 
खडे होगये, ओर कर्णासद को ललकारने लगे | कायर कर्यसेह अपने पहलवानों को 
साथ लेकर वहां से चला गया। 


बहुन से लोगों ने स्व्रामी जी से प्रार्थना की, कि इस घटना की सूचना पुलिस में की 
जाय | स्वामी जी ने स्मरणीय उत्तर दिया | आपने कहा कि “यदि वह अपने क्षत्रियत्व को 
पूरा न कर सका तो हम क्यों अपने सन्‍्यास घम से पतित हे।वें, सन्‍्तोष करना ही हमारा 
परम घम है? 


दुस्‍्जे' बजे रूणि कणसेंह कई नीच उपायों से अपना क्रोध शान्त करने . 
करत की गि मारने के लिये उसने कुछ बदमांश' मेंजे, योगी * 


( ८० ) झायेसमाज का इतिहास 


दिए ० ८० 4ममटकपन्‍फण+ उरपण्श”कमक त्फ-पगकमरपअन्पतफपनपनटपतफकतलप्र_ास्लपइरूर झमपम_१करत_मरफकऋत्ततपतभरुफ मकर जम >त्तभर३मुमझपभफउअइअक३> पक कर 5 मुरकमपयम पका रकम +फ ज है हल २५३६७ ५०९३६३९० ७५ 


सुन वह इस प्रफार बेहोश होकर भागे & गिरकर मरते २ बचे। कर्णपह ने कुछ वैरागियों 
की भी स्वामी जी के मारने के लिये तैयार करना चाहा, पर किसी की हिम्मत न पडी। 

आखिर बात बढ़ गईं, स्वामी जी के भक्त राजपू्तों ने लटठ लेकर कर्णसिंह के बंगले को 

घेर लिया भर निकलकर लड़ने के लिये ललकारा | कणतह के श्वसुर ठाकुर मेहन 

सिंह ने भी उसे समझाया कि यदि ख़ैर चाहते हो ते यहां से भाग जाओ। कायर कर्ण- 

सिंह दूसरे रोज़ कशवास से भाग गया, ओर घर जाकर पागल होगया । भणि और कांच 
की प्रतिहन्द्विता में मणि ने मणिता प्रगट करदी भर काच ने काचता | शेर की खाल 
ओदकर सियार केसरी नहीं बन सकता, जो हृदय से शेर है, वही असली शेर है। 

स्वामी दयानन्द हृदय के शेर थे । 


कर्णरास से आसम उठा, स्वामी दयानन्द चाशनी, ताहरपुर भर भहार द्वे।ते हुए 
अनूपशहर पहुंचे । जहां गये, वहां मूति पूजा मृतक श्राद्ध और फलित ज्योतिष पझादि 
का खण्डन किया | 


अनूपशहर में स्वामी जी लगभग चार मास तक रहे । जिन लोगों ने उस समय 
उन्हें देखा था, वह देर तक भी उस मूर्ति को न भूल सके | लम्बा कद, सुडोल शरीर 
चोौडी छाती, सुन्दर ओर प्रभावश/ली चेदरा, शेर की आंख को मपका देने वाली आंखें, 
उन्नत ओर विशाल मस्तक-यह बनावट जिसने एक वार देख ली वह उसे कैसे भूल सकेगा! 
उस समय एक कोपीन ही स्वामी जी का परिच्छुद था। सर्दों हो या गर्मी-आंधी द्वे। या 
पानी-यददी परिच्छद शरीर की रक्ता के लिये काफ़ी था । प्रातःक,ल ब्राह्ममुह्वर्त में उठ 
कर नित्यक्रम से निदृत्त होकर स्वामी जी समाधिस्थ हो जाते, और घरण्ठों तक ध्यानाव- 
स्थित रहते | उसके पश्चात्‌ एकत्न हुईं प्रजा को धम का उपदेश देते। जो मभिक्षा झा 
जाती, उसी से निर्वाइ कर लेते | उपदेश प्रति दिन ही हैता । पणिडत लोग अपने 
बाहुबल की परीक्षा के लिए झाते, उनमें से कोई शहर से बाहिर ही रुक जाते, जो 
शहर में आते बह सामने झाकर शब्नार्थ करने की अपेक्षा दूर से गालीप्रहार को ही 
बह'दुरी समझते । जो सामने झा जाते, वह प्रत्युत्पन्नबुद्धि, युक्तियुक्त भाषण और 
ब्रह्मचय के ओज रे प्रदीत्त भांखों के सामने या तो सिर कुकाते या शीघ्र ही कोई बहाना 
बनाकर सरकने का उपाय द्वेंढ़ते | पं० द्वीरा बल्‍लभ और पं० टीकाराम मूर्तिपृजक थे। कई 
- चामी जी से भिड़े भी, परन्तु अन्त को शिष्य बन गये, और मूर्तियों को गंगा में 
कर दिया | उनकी देखादेखी अनेक गृदस्थों ने भी मूतिवजा की त्यागकर प्रूजा 

भरी भागीरथी के पवित्र प्रवाह के भर्पण करदी । 


दूसरा खयइह-सांतवां परिश्देद (४१ ) 


मूर्तियों का जलप्रवाह उन लोगों से न सहा गया, जिनकी उदरयूति का साधन 
ही मूति-पूजा था | ब्राह्मण लोग नाराज हो गये भोर पराजित कापरों के हथियारों से 
कार्य लेना भ्रारम्भ किया | स्वामी जी को एक ब्राह्मण ने पान में जहर दे दिया। 
स्वामी जी को पता चल गया और उन्हों ने न्‍्योली कर्म द्वारा विष को शरीर से निकाल 
दिया । यह घटना वहां के तहसीलदार सय्यद मुहम्मद को पता लग गई। वह स्वामी 
जी का बड़ा भक्त था। उसे ब्राह्मण की दृश्ता पर बड़ा क्रोध भझाया । ब्राह्षण को उसने 
गिरिफ्तार कर लिया भोर य्ह जानने के लिये कि उसे क्या दण्ड दिया जाय, स्वामी 
जी के निकट झाया । स्वामी जी उससे बोले तक नहीं । वह भाश्चयित हुझा, भौर 
रुषता का कारण पूछने लगा, स्वामी जी ने उस समय जे। उत्तर दिया, वद्द उनके सरे 
जीवन की चाबी है, भौर प्रत्येक हृदय में झंकित करने योग्य सन्देश है । उत्तर निम्न 
लिखित था। 


'मैं संसार को केद करने नहीं झाया हूं बरन कैद से छुड़ाने भाया हु । यदि वह 
अपनी दुध्ता को नहीं छोड़ता तो हम भपनी भ्रेष्ठता को क्यों छोड़ ! 


स्वामी जी की भाज्ञा से तहसीलदार ने उस ब्राह्मण को रिहा कर दिया । 


अनुपशहर से प्रस्थान कर स्वामी जी भझतरोली, जलेसर ब गढ़िया, सोरों, पीली 
भौत, शहबाजपुर, ककोड़े घाट, नरोली, कायमगंज भादि में प्रचार करते हुए फर्रुख़ाबाद 
पहुंचे। मार्ग में कई स्थानों पर शास्त्रार्थ भौर विचार हुए | प्रचार का अखण्ड क्रम 
जारी ही रहा । सोरों में प० अंगद शाल्त्री से शास्त्रार्थ हुआ । प॑० भंगद शासत््री की इस 
प्रदेश में बड़ी मानता थी--वह उस घेरे के प्रधान मल्‍ल समझे जाते थे । अंगद शास्त्री 
ने देर तक शख्त्रार्थ करने के पीछे स्वामी जी के कथन की सत्यता स्वीकार की, भौर 
झजुयायी बन गया । तब तो चारों ओर सुधार की बाढ़ झा गई । लोग धड़ाघड़ मूर्तियों 
का प्रवाह करने लगे, कणिठ्यां टूटने लगी, भागवत के ग्रन्थ रद्दी वी टोकरी में पहुंच 
गये, और स्वामी जी का जयकार चारों भोर गूंजने लगा। जब स्वामी जी 
शहबाज पुर में थे, तब उन्होंने दण्डी विरजानन्द जी के देहावसान का समाचार 
सुना । स्वामी जी को बड़ा दुःख हुआ, वह अपने गुरु के बड़े भक्त झोर से शिष्य 
थे | उन्हें दण्डी जी के शिष्य ; ड्ोने का अभिमान था । समाचार सुनकर स्वामीजी के मुंह 
से दृठात्‌ यह शब्द निकले कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त है। गया !| स्वामी दयानन्द 
का “व्याकरण के सूर्य” के प्रति इतना श्रद्धाभाव यथार्थ ही था। स्वामीजी ने जे। बड़ा का* 
धर्म के लिये किया, उसके लिये दण्डी जी का अेय कुछ कम नहीं है। यह >ीट 
कि दयानन्द में बीज रूप से विया ओर अनुभव की सब शक्तियां विद्यमान 
बीज के, बह व्रिजानन्द ही था। दण्डी जी के स्वभाव 


६ 5२ ) शार्थयस्रमाज का इतिहास 


कई प्रकार की सम्मतियां हे। सकती हैं | वह आदर्श नहीं था | दबडी जी के द्दय में 
सुधार का सारा क्रम भी निश्चित रूप से विद्यमान नहीं था। परन्तु उनका अगाध- 

 पारिडत्य, आषघ ग्रन्थों में अभिरुचि ओर रूद़ि के न मानने की ओर झभिरुचि--यह 

 शुण थे, जिन्‍्हेंने योग्य शिक्ष्य के हृदय में ब्रि्यमान बीज को भली प्रकार सींच कर 
हरे भरे कक्षप_म के रूप में परिशत कर दिया । 


फरुंज़ाबाद में स्वामी जी बहुत देर तक रहे । वहां भी बड़े बल से कुरीतियों का 
- खयड़न किया गया, भोर द्विजों के यज्ञापवीत तथा गायत्री का प्रदान किया गया। 
ध० गोपाल जिसका साहस योग्यता की भपेक्ञा सेकडों गुना म्धिक था, शासत्रार्थ करने 
के लिये आया १ बेचारा शाज्रार्थ-युरु से क्‍या टक्कर लेता ? शास्त्रार्थ में पराजित हुआ, 
परन्तु साहस ने उसका साथ न छेड़ा | वह भागा हुआ वनारस गया, भर कुछ 
धनराशि दे दिला कर सुरती झोर सूचनी के उपाम्तकों से मूर्तिल्‍्नजा के पक्ष में व्यव- 
स्थरा ले आया। वह व्यवस्था फर्ऱाबाद में डके की चेट सुनाई गईं, परन्तु असर 
कुछ भी न हुआ | हे।ता भी केसे ! सब लेग व्यवस्था का मूल्य जानते थे ! “भरे 
का है १? महाराज ! यह एक मेहर है, ओर हस्ताक्षरों के लिये एक व्यवस्था पत्र है” 
अरे का लिखलबा है !? “महाराज मूत्तिव्वजा का समर्थन किया है? महोपाध्याय ने 
मेहर के झन्टी में दबाया, सूचनी की एक चुटकी नाक में दी और “लाई” कह कर 
ब्यवस्थापत्र मांग लिया | लिखने की सामग्री हस्ताद्वर कराने वाला साथ लाता था 
उसने कलम महामहोपाध्याय जी के हाथ में पकड़ा दी। ञ्रब देर क्‍या है--कलम 
उठाई, पत्र पढ़ने की फुर्सत कहां ! नीचे हस्ताक्षर कर दिये । प्रजा के धर्म का निशय 
हो गया। इससे पणिइतमहाराजाों के केाई मतल्बब नहीं कि व्यव॑स्था में क्‍या 
लिखा हैं | 


घ्यवस्था का भी दुछ प्रभाव न हरेता देख, बाह्मणों तथा तान्त्रिकों ने कानपुर से पे० इल्लधर 

ओमा के बुलवाथा । पे० हलनर ओमा व्याकग्य को भच्छे पणिडत थे। उन्हें धर्म के 
जिपय में कुछ अधिक शान नहीं था शाजार्थ धरम विषय पर था पर भोमका जी उसे 
प्याकरण में स्वेस ले गये । उन्हें पह ज्ञात नहीं था, कि स्प्रती जी व्याकरण के भी अपूर्व 
पशिइतहें । ध्याकग्ण मे भी प॑० हलवर दी हा हुई | उपस्थित परिडतों ने इस बात को 
स्वीकार किया | तत्र ते स्वामी जी दा प्रभाय भार भी अधिक हो गया। फर्रु- 
.. ख़ाबाद के कई भक्त सेठाने वेद बदांग की शिक्षा के शित्र एक ५ :शाला स्थापित करा 
फर ,बाविंतजा, शतकथ्राद्ध आदि से दो! » %| अद्र। उड़ गई, भार गली २ कूचे २ में 
वी भागीरथी भों के बालक तक स्वामी जी से सुनी हुईं यक्तियाँ टोहरा कर ब्राह्मण मरह्षों 

करने लगे। 


दूसरा खगइ-सातर्पा परिच्छेद । ( 5३ ) 


फ््प्ख्प्स्््प्य्ख्ह्ह्प्फ्प्प्प्स्त्च्स्प्ट्य्ल्ल्टल्यललनननननननमननञननकसककरइक३नजम्ललटलुलनननकननन++ तन नस नतत>+ जम» शी 0श00श७शी/४४४४ेे प्रयणप्क्रायपाथप्रदथ्पयययाप चयन: भा तभा मरा भुज अपार र9%भुम कुक सकनर न्‍र 


फर्रुज़बाद से अनेक स्थानों पर श्रमण करते हुए स्वामी दयानन्द कानपुर पहुंचे, 
झोर गंगा तट पर झासन जमाया । जैसे मधु की प्यासी मधु मक्खियां दूर २ से आकर 
फूल के इ्दे गिद घूमने लगंती हैं, इसी प्रकार उस जागृति काल की उतावली जनता 
धर्म की प्यास बुमाने के लिये विश्रान्त घाट की भोर उमड़ने लगी | पौराणिक मण्डल 
में हलचल मच गह। धनी साहूकारों ने बहुत सा घन व्यय करके पणिदवतों का 
जमाव किया । फर्रुख़ाबाद की चोट से घयल पं० हलधर झोमा पपनी नष्ट हुई कीर्ति 
को फिर से स्थापित करने के लिये दल बल सहित उपस्थित हो गंय। बड़ा भरी 
जमाव हुआ । भेरव घाट मनुप्यें| से भर गया। कानपुर के ज्वाइंट मजिस्टेट मि० बब्लू यैन 
सभापति के झ्रासन पर बिठाये गये । लगभग ५० हजार मनुष्यों की भीड़ भाड़ में 
स्वामी जी में भोर पं० हलघर में शात्नार्थ भारस्म हुभा | 


शात्ञार्थ का विषय मूर्तिपूजा था | पं० हलधर ने महाभारत से कुछ श्लेक पढ़ 
कर कहा कि भील ने द्वोण की मूर्ति बनाई थी । इस पर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 
भील कोई वेदज्ञ ऋषि महीं था, वह एक झनपद आदमी था, उसका कार्य सब के लिये 
प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसी प्राकार शास्त्रार्थ जारी रहा, झन्त में समाप॑ति को 
निश्थय हो गया कि स्वामी जी का कथन टीकहै झोरे प॑० हलघर केवल समय बिता 
रहे हैं । बह स्वामी जी के बिजय की घोषणा देकर सभा से उठ गये । सभापति के उठ 
जाने पर लोगों में हल्ला मच गया, ओर 'बोल सनातन धर्म की जय" का पौराणिक 
धर्म के विजय तथा पराजय का सूचक एकही शब्द आकाश में ग्रूजने लगा । थोड़े दिनों 
पीछे मि० थेन ने एक लिखित चिटठी कुछ सज्जनों के दी जिसमें लिखा था कि 'शाज्ना- 
थे के समय मैंने स्वा० दयागन्द फकौर के पक्ष में व्यवस्था दी थी, मुझे विश्वास है कि 
उनकी युत्तियां वेदानुकूल थीं ।”” 


(७ ) शार्यसमाज का इतिहास 


हंस 22 222272:0५>२७+७-०-७:४७०७ ४३४१ कककफकककनक१क-सकभन३ अक्कक कफ कक भेज क+-७२०३ ४: पट १7९ कह ७- कक कह ७म अण्का कक ७०३ कक कक -ऊ०+०७२०९७-+० *7--+ «न 
४२४४० ४+५७० ७५८७ कटी आर/फा ५० जज ९० ०००५४ ५ ७ म+ ५० ८ कषबरीकग७म ३८८५ ५/ ९८९४ ९//६७ ६५/४९/०९/०९/५/४९० १४ ५० ६/६/७ ७ ९:/५४७-०९७ र#+-॥/०७० ९८४ ९:३४ ६/क७# ९#र # #१/०९/४ ७+ ७ डक चर प्रतीक कि 


आहठवां परिच्छेद । 


८<--+>ा अं ह270२१३७०--- 


गद से टकर 
ब>रब्फेक रत 

बनारस में राजा माधोसिंद का झानन्द बाग प्रसिद्ध है। उस बाग में कारतिक सुदी 
द्वादशी सम्वत्‌ १६२६ के दिन बड़ी घृमधाम थी | कुछ दिन हुए, एक लेगोटअन्द स- 
नन्‍्यासी इस बाग में आकर ठहरा था| विद्या की पुरी काशी के समी प्रसिद्ध २ पशिडत- 
मल उस लगोटअन्द के साथ अपनी बल परीक्षा करने के लिये झाने वाले हैं। २२ 
अक्टूबर १८६६ ई० के दिन राजपुर से स्वामी दयानन्द बनारस में झाकर उस उद्यान में 
ढहरे हैं । उनके भाते ही सारे नगर में हलचल मच गई है। बुद्धि झोर धर्म में पूर्र; 
स्वतन्त्रता का माननेवाला सुधारक दयानन्द, अन्ध विश्वास भोर रूढ़ि के गढ़ 
बनारस की दीवारों को सत्य की ठक्कर से गिरा कर चकनाचूरे करने के लिये, केवल 
एक परमात्मा को सहायक मानकर युद्ध-भूमि में उतर आया है । काशीपुरी बहुत प्राचीन 
काल से विद्या की खान समझी जाती है । उसके कोने कोने में विद्यावाराधि, भौर गलौ 
गली में मह्दामहोपाध्याय रहते हैं | स्वामी दयानन्द हिन्दू धम की कुरीतियों का संहार 
करना चाहते थे। जब्र दक काशी अपराजिता थी, तब तक पौराणिक घम को भी हारा 
हुआ नहीं मान सकते थे | जो पोराणिक पर्प्डित निरुत्तर होता था, वड़ काशी की भोर 
भागता था। कोई ठका सेर व्यवस्था ले झ्ज्ञा था, कोई स्व्ा० विशुद्धानन्द के नाम की 
दुद्दाई देता था, भोौर कोई पं० राजाराम शास्त्री का नाम लेकर धमकाना चाहता था ॥ 
आश्रय-हीन झन्धकार का अन्तिम झाश्रम बनारस ही दिखाई देता था। निर्मय वौर 
दयानन्द ने गुफा में पहुंच कर शेर को लल॒कारने का निश्चय किया, ओर माधो बाग में 

जाकर धर्म का झणडा गाड़ दिया। 
स्वामी दयानन्द ने काशीनरेश को क.्टला भेजा कि यदि सत्यासत्य का निशय 
करना चाहते हो तो पणिडतों को शाज्नरार्थ के लिये तय्यार करो | काशी नरेश ने पणिडतों 
को बुलाकर शाख्नार्थ के लिये कहा | पणिडतों ने उत्तर दिया कि स्वा० दयानन्द बेद 
का '.गिहत है भोर वेद की ही दुह्दाई देता है | हम लोगों को कुछ दिन वेदों में से प्रभाण 
खोजने के लिये मिलने चाहिये, पीछे हम शाल्त्रार्थ कर सबेंगे | १५ दिनों की मुहलत 
गई | परणिदहत लोग खुब तेयारी करते रहे। शाज्थार्थ के लिपे कातिक सुदी 
हा दिन निश्चित किया गया था | सभा के लिये माधों बाग ही उचित स्थान 
मया, क्योंकि स्त्रा० दयानन्द ने सन्‍्यासी थम के ऋर गन पर 


दुसधत खयड-अँठवयां परिच्छेद । ( ८४ ) 


8 23723 233: 73:23 2577, / कं: 73 30:37 777: #- 5: उू-क कंज जज कफ आफ कक > 25 कं ४ कफ जे 2-20: /-ह 60:7१“: “हक 


जाना स्वीकार न किया | १४५ दिन ब्यतीत होगये । आज एक ओर माधों बाग में सभा 
का समारोह होने लगा भौर दूसरी झोर से पणिडतों को सभास्थान तक पहुँचने के 
लिये काशी नरेश के दरआर से पालकी, छत, चैवर झादि सामग्री भेजी जाने 
लगी । झाज मानो काशी के पणिडतों का परीक्षादिन था ।, इस दिन कौ सफलता पर 
उनका भविष्य अवलम्बित था । प्रतिपक्ष में कोपीनधारी साधु था, विद्या ही जिसका शास्त्र 
था, सत्य ही जिसका किला था, ओर परमात्मा ही जिसका सहायक की । इधर झनेक 
परिइतें की मणडली थी, जिनके पास विद्याखइग तो थी, परन्तु विवेक के 
अभाव से रूढ़ि-रूपी जेगार से निकम्मी होगई थी। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से बंद 
हो चुका था | परमात्मा का स्थान एक ओर जड़ मूर्तियों ने और दूसरी ओर भन्नदाता 
काशी नरेश ने छीन लिया था। जहां कोपीनधारी, अपने सहायक्र पर भरोसा करके, 
सत्य के गढ़ में डेरा जमाकर, विद्या की तलवार पकड़े निर्मक बेठा था, वहां झपनी 
शक्तियों भोर सहायकों को कमज़ोर समझकर परिदत मणडली कभी छुत्र चवर के ढदेंग 
का आसरा ढूँहती थी, और कमी सैंकड़ों शिक्यों की पेक्तियां बांवदर सममकती थी कि 
अत्र तो दयानन्द अवश्य दहत जायगा। परन्तु यद्वां वह लोहा न था, जो ज़रासी 
आंच से पिघल जाता | यहां वह लो न थी, जो हवा के ज़रा से कोके से बुक जाती | 


जो जनता माघधों बाग की ओर उमड़ने लगी, उसमें निन्‍्यानवे फीसदी मूर्तिपूजा के 
मानने वाले थे। वह लोग सत्यासत्य निणय देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि माने हुए 
'घनातन-धर्म” को जिताने जा रहे थे। उन्हें बतलाया गया था कि बनारस में एक बड़ा 
भारी बास्तिक थाया है, जो विश्वनाथपुरी में ह्वी विश्वनाथ जी को गालियां देता है। 
उसका दमन करमा हिन्दूमात्र का कतंव्य है। लोग झ्पनी अपनी भावना क भनुसार 
एक बड़े नास्तिक का पराजय देखने जा रद्दे थे | जानेवालों में भत्ते भी थे, भोर बुरे 
भी थे । भले आदमी अपने पणिइतों को भाशीर्वाद देते जा रददे थे, झोर बुरे भादमी 
नास्तिक पर ईंट पत्थर बरसाने के मंसूबे बांध रद्दे थे। सभा मण्डप का प्रबन्ध शहर के 
कोतवाल रघुनाथ सहाय के भाधीन था । बह बड़े सजन थे । शान्ति से शात्नरार्थ का 
कार्य चलाने के लिये उन्होंने बैठने की ऐसी व्यवस्था की थी कि स्वामी जी के साथ एक 
सबय में एक ही पणिढत बोल सके, ओर पणिडत लोग उन्हें घेर कर न बैठ सकें | तीन 
ऊँचे झासन जमाये गये थे-एक स्वामी जी के लिये, दूसरा प्रति पश्ची पण्डित जी के 
लिये भोर तीसरा काशीनरेश के लिये । 


विरोधियों की इतनी संख्या-भोर उनमें भी काशी के प्रसिद्ध गुण्डों की काफ़ी 
ह्वामीजी के भक्तों के हृदय कांपने लगे । एक भक्त ने स्वामी जी से भय की चर 
ज्वामीजी - के भनुसार ईश्वर-विश्वास भौर निर्मेषता का डपदे३, 


€ ८६ ) शार्यसभाऊणता इतिहास , 
सांत्वना देते हुए कहा कि (एक परमात्मा है-भौर एक ही. धरम है। दूसरा कौन है) 
जिससे डर ? उन सब को भा जाने दो--जो कुछ होगा उसी समर देखा जायगा ।”' 
स्वामी जी के भक्त प॑० जवाहरदस जी ने भी कुछ संदेह प्रगट किया, भोर बेसा ही उत्तर 
पाया। निभय, निष्कम्प, नि.शेक सन्‍्यासी उमड़ते हुए विगेधिमेघ के करका-प्रहार 
को सहने के लिये तैयार होकर बैठा था, भोर थोथी गज पर मुस्करा रहा था। जे 
बहादुर, केहरी को उसझी गुऊा में जाकर लज्कार सकता है, बह उत्षक्की गड़गड़ाहट को 
भी भन्ञब्य चित्त से सुन सकता है । 


पौराणिकों की भक्षोट्टियी सेना भा पहुँची । रोब जमाने को काशी नरेश; बाल की 
खाल उचेड़ने को हृद्न स्वा० विशुद्धानन्द, प्रसिद्र बाल शासत्री, ओर भझनन्‍्य माधबाचार्य 
बामनाचार्य नारायण झादि विख्यात पेडित; ओर हल्ला मचाने को काशी के विद्यार्थी 
ओर गुडे; इस प्रकार मूमती कामती झोर बेतहाशा जय जयकारों से भाकाश को गुंजाती 
हुई अगतय सम्पन्न पौराणिक सेना माथों बाग में पहुंच गई। नियम-हीन सेना के पहुंचते 
ही मेंडप का नियम टूट गया। कोतवाल का यत्न व्यर्थ हुआ | स्वामी जी को पंडितों ने 
चारों झोर से घेर लिया । उनके पास किसी हितिषी को बैठने का भी अवसर न दिया 
गया। रास्ते रोक लिये गये, भोर भकेले दयानन्द को घेरकर पचास हज़ार विरोधी, सना- 
तन धरम का जयकारा बोलने लगे ॥ 


ह ४ औरत 


शास्ा्थ आरम्भ हुमा | कहने को शाज्वार्थ था, परन्तु वस्तुतः वर्षा ऋतु के बढ़े 
हुए बीसियों प्रचण्ड नालों की चट्टान से टक्कर थी। हरेक परिष्त अपनी बलपरीक्षा 
कर रहा था, भोर चाहता था कि किसी प्रकार स्त्रामी निरुत्तर हो जाये, परन्तु प्रत्यु- 
त्वन्नगति सन्‍यासी काबू नहीं आता था । बरतों अभ्यास ओर ब्रह्मचर्य पालन से संग्रह 
किये हुए, निर्मयता, धेर्य और स्मृति भादि गुण इस समय उसके परम सहायक हुए। 
प्राश्नरूपी तीर की अनवरत बोछार हो- रही थी, साधन सब्पन्न ब्रह्मचारो फेंके हुए 
तीरों को मार्ग में दी काटता जाता था, और साथ ही अपने धनुष की करामात दिखा 
रहा था । उस उपजाऊ धनुष से फके हुए अमोष वाण विरोधियों की क्तथों में छेद 
कर रहे थे । 

पं० ताराचरण ने पूछा--“भाष मनुस्मृति को बेदमूलक कैसे मानते हैं १” 

स्वामी जी ने उत्तर दिया--'सामवेद के ब्राह्मण में कहा है कि जो कुछ मनु ने 
बन किया है वह औपमों का भी भोषध है ।” 

ताराचरण ज्ञी चुप होगये, स्त्रा० विशुद्धानन्द जौ मदद के लिये पहुंचे । 

प्राप बोले--'रचनानुपपत्तेश्चनानुमानम? इस वेदास्‍्त सूत्र को बेब्मूल्क सिद्ध 


न 
जे ड़ न्ड्स् परिव्छेद 
९७ ९/१६० ९.६६४९/४८ 7९८९७९५७१४५१०१५१५ ६१० ४९०९ ४६५६ ८६/४४/६४८५ १७७ ४९ ६०६/५६०७#९+७० ० #००९७ २७४७ ४९#७ ६०६ ६०९८७ ०६४९ ४५ ९१७४७०६४  ७४९५७५४ / ४९ ७४ /९/७०७ ७० ०३०७७%४५७७१४६० ५१ ६१९० ०४ ६०५० ६० ९१/७/५/५५५/५ /९४६/५/४ 


ु स्वामी जी ने उत्तर दिया--“यह उपस्थितवाद के भीतर नहीं है” 


स्वामी विशुद्धानन्द जी---'प्रकरण के बाहिर है तो क्या हुआ ? यदि तुम्हें इसका 
समाधान झ्ााता है तो कहदो ।? 

स्वा० दयानन्द--'इसका पूर्वापरपाठ देखकर समाधान किया जा सकता है! 

स्वा० विशुद्धानन्द--“यदि सब कुछ याद न था तो काशी में शाल्रार्थ करने क्यों 
आाये थे ?? 


स्वा० दयानन्द--'क्या तुम्हें सत्र कुछ कण्ठाग्र है !* 


वा० विशुद्धानन्द---'हां, हमें सब कुछ स्मरण है ।! 
यहां उल्टा वार प्रोरम्भ हुआ | पेंच में आता २ चतुर सिपाही निकल गया। 
. स्वा० दयानन्द ने पूछा-- 
“तब बताइये धम के लक्षण कितने हैं ! 


स्वा० विशुद्धानन्द ने सर्वज्ता का दावा तो किया, परन्तु उन्हें मनुस्मृति का घ्म 
लक्षण सम्बन्धी 'धृतिन्षमा दमोस्तेयम इत्यादि श्लोक याद नहीं था। वह निरुत्तर 
होगये । स्वामी दयानन्द ने श्लोक पढ़ सुनाया । इस पर प्रसिद्ध धर्माचार्य पं० बाल 
शाल्ी जी मदद पर आ पहुंचे । आपने कहा कि 'हमने सम्पूर्ण धर्मशात्न का अध्ययन 
किया है, इस विधय में कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिये” 


स्वा० दयानन्द ने पछा--आप अधम के लक्षण बतलाइये ।? 


बाल शाज्ज्री जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी अधम के लक्षण भी 
पूछ सकता है। उन्हें निरुत्तर होना पड़ा | 


इसी प्रकार प्रश्नोत्तर होते रहे । मूत्तिपूजा के सम्बन्ध में काशी के पंडितों ने दो 

ही बातें पेश कीं । एक तो यह कि वेद में फ्रतिमा शब्द आया है, वह मूत्ति का वाचक 

है, और दूसरा यह कि 'उदबुज्यस्वाग्ने! इत्यादि मन्त्र में जो पूर्त! शब्द आया हैं, वह 

मूत्तिपूजा का का सूचक ४ । स्वामी जा ने दोनों का ही समाधान कर दिया | ईश्वर की 

प्रतिमा का वेद से स्पष्ट निषेत्र है, ओर पूर्त शब्द नदी, तड़ाग आदि का वाचक है। 

यह समाधान करके स्वामी जी बारंबार यही पूछते रददे क्लि वेद में मूत्तिपना का विधान 
कहां हैं ?? 


हर तरह से लाचार होकर परिड्त मण्डली ने चालाकी की 
इस “- सञ् करेने से टलकर पणिइत लोग स्वामीजी को 


(च् ) आायसमाज का इतिहास 


की नीयत से पुराणों के विषय पर विव्राद करने लगे, परन्तु शीघ्र ही अनु- 
भव करने लगे कि यह व्यूद भी अभेद्य नहीं है | स्वामी जी ने अवसर 
पाकर व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न पणिइतों के सामने रक्खा-कोई भी सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर न मिला | पण्डित लोग खिन्न भर हताश होने लगे। तब माधवाचाय जी 
अगे बढ़े भोर कोई दो पत्रे लाकर बीच में रखते हुए कह। कि “यहां पर लिखा है कि 
यज्ञ की समाप्ति पर यजमान दसवें दिन पुराणों का पाठ श्रवद करे, अत्र स्त्रामी जी 
नताइये कि पुराण” किसका विशेषयण है ?? 


स्वामी जी--आप पाठ पढ़ कर सुनाइये” 


स्वामी विशुद्वानन्द जी ने पत्रे स्वामी दयानन्द जी के द्वाथ में पकड़ा कर कहा कि 
आप ही पढ़ लीजिये! 


उस समय सांक का अंधेरा आकाश पर उतर झाया था। स्वामी दयानन्द ने पत्ने ' 
लोटाते हुए स्वा० विशुद्धानन्द से कहा कि “भाप ही पढ़ लीजिये” 


स्वा० विशुद्धानन्द जी बोले “मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता, इस लिये भाप 
हो को पढ़ना होगा? स्वामी दयानन्द ने पत्र हथ में ले लिये। भ्रन्धेरे के कारण 
पढ़ना कठित था । दीपक मेगवाया गया | लालटैन को रोशनी भी बड़ी मद्धम थी, पत्र 
पढ़ने में कुछ समय लगा | उचित मौक। समझ कर पंणिडतमणइली उठ खड़ी हुईं। इस 
प्रकार धूर॑ं।ता होते देख कर स्वा० दयानन्द ने स्वा० विशुद्धानन्द का हाथ पकड़ कर 
कहा कि “बैठ जाइये | निणय किये बिना बीच ही में उठ खड़े होना भाप ऐसे विद्वानों 
को कदापि उचित नहीं? परन्तु स्वा० विशुद्धानन्द जी न बैठे भौर स्वामी दयानन्द की 
पीठ पर हाथ फेर कर कहने लगे कि 'भत्र बेठिये, जो कुछ होना था हो चुका ।? 


पणिडतों का इशारा पाकर काशी नरेश हैश्वरी नारायणर्सिह भी खड़े होगये, और 
ताली पीट दी | इधर इशारा पहिले से बंधा हुआ था । सारा जन समुद्र एक दम खड़ा 
होवर 'सनातन धर्म की जय” बोलने लगा | कोतवाल बड़ा सज़न था । उसे काशी 
नरेश का भोछा व्यत्रहार बहुत अखरा | उसमे काशी नरेश से कहा कि आपने ताली 
पीट कर बहुत बुग किया, यह कार्य सभा के नियमें के विरुद्ध था।” नरेश कोतवाल 
को बगल में हाथ देकर आगे बढ़ गये और समझाया कि हम तुम सभी मूत्तिपूजक हैं, 
तब अपने सामान्य शत्रु को जैसे हो सके पराजित करना ही चाहिये । इस दंगा-काश्ड के 
- » काशी नेरेश का इशारा पाकर सम्पूर्ण जनसमूह मनमानी करने लगा। किसी ने 
। किसी ने कंकर, किसी ने जूता-अधिक क्या लिखें, जिसे जो मिल्रा, उसने 
अला, और स्तरामी जी की भोर भेजा । जैसे तूफान छे :" जोरदार 


दूसरा ख़ुयइ-अाठवां परिय्केद । ( प्र६ ) 


को हों के साथ मह्ठी, कंकर, लकड़ी और पत्ता भादि पदार्थ पर्तरत की निःकरम्प चद्मान पर 
टकगगते हैं, और लज्जित होकर नीचे गिर पदते हैं, इसी प्रकार स्वा्थपूर्ण दम्भ द्वारा 
भड़काये हुर इन अड्डानी लोगों क भेजे गहित पदार्थ भी लज्जित होकर गिर पढ़े, 
सन्‍्परासी के पयोचि--गश्मीर दृदय पर कोई प्रभाव न उत्पन्न कर सके । 


पौराणिफ दल ने शइर भर में पणिडतों का जुलूस घुमाया, मूतप्रजा का जय 
जय कार मचाकर अयनी सत्य प्रिपता का परिचय दिया अं र॒ सब स्थानों पर समाचार 
मेज दिया कि दय'नन्‍्द परास्त है| गया है । शरर में पंडितों की ओए से विज्ञापन लगा 
दिये गये, कि दयानन्द के पास कोई न जाय, जो जयगा पातकी द्वा जततगा। यह 
सत्र कुछ किया गया परन्तु संपार की आंखों में घूल न डाली जा सकी । देश के पक्ष- 
पात-ह्टीन समाचार पत्रों ने स्वामी दयानन्द जी के विजय का ही समाचार प्रकाशित किया। 
प० सत्यत्रत सामाश्ममी जी ने अपनी 'प्रत्न-कमर-नन्दिनी” नाम की मासिक्र पत्िक्रा में 
स्वामी जी की सकता की घोषणा दी | 'रड्रेलवणग्ड”ः नामक पत्र ने लिग्वा 
फि स्वामी दयानन्द जी ने काशी के पण्डिनों को ज॑त लिया हैं”। 'ज्ञन प्रदा- 
यित्री) ( लाहौर ) ने समाच र दिया कि इसमें सन्देह नहीं कि पणिडत लोग मूर्ति 
पूजा की आज्ञा बेदों में नहा दिवा से! । ६ न्दूपद्रियट ने प्रकाशित किया कि “पणिइत 
लोग यय्रवि अपने ज्ञानशात्र का अतिगत्र करते थे, परन्तु उनकी बड़ी भागे 


हार हुई ।” 


स्वामी जी का उपदेश सुनने से रोकनेत्राला विज्ञापन भी निःफल हुआ। हवा 
का मेका भमरों को फूल के पार जाने से न रोक सका । लोग और भी अधिक उत्सु- 
कता से सन्‍्यासी का सदयदेश सुनने जाने लगे। स्त्रामी दयानन्द की धाक चार्रों ओर 
बैठ गई । जिस फौलादी ढाल से टकरा कर काशी के सुसंस्क्ृत तर कुगिठत हो गये 
तिनकों की क्‍या मजाल थीं कि उस पर अइ़ सरे। देश देशान्तर में इस शात्ना्थ का 
संबाद हवा की तरह फेल गया, ओर अयोे साथ स्वामीजी की पाणिवत्य-क्रीति 
के सौरभ को भी लेता गया। 


रुढ़ि के गढ़ से दयानन्द की ठक्कर का जे। भयंकर शब्द हुआ, उससे दिशार्ये 
गूज उठों। गूंज से भाधयित देश ने देखा कि सदियों के अंधेरे में खड़ा किया हुआ 
कुरीतियों का मीनार ठोकर खाऊर भीषण शब्द करता हुआ व्िश्वनाथपुरी की त्तह 
में विलीन होरेहा है। स्वार्थ कप उठा, और सत्य का चेहरा चमकने लग़ा। 


प्राए का नाप शत + 2522: ४ ७४१७७ ७७१६७:७७०७७७७७७७छरूरू का आआ7 ० 


( ६० ) धार्यसमाज हा इतिदास 


नवा परिच्छेद | 
7“7*फककदाक “-- 
सुधार वी तीती दशा 


+++--+#24६६%.........00॥[ 
( १८७० से १८७४ है० ) 

धीरे २ स्वामी दयानन्द जी के सुधार-कार्य मे अपनी तीसरी दशा में प्रतेश किया । सुधा- 
रक के विचार पहले से ही विस्तृत थे, अनुभव के अधिक होने से उनका क्रियात्मक रूप 
भी विस्तृत होने लगा। यह नहीं समझ लेना चाहिये कि बनारप के शाज्नार्थ के पीछे 
एक दम कोई दशः-परिवर्तत होयया | कार्य का क्षेत्र धीरे २ बढ़ रद था। बनारस शा- 
ज्ार्थ के कारण स्वामी जी की ख्याति सारे देश में फेल गई | देश की दशा से चिन्तित 
सुदूरवर्ता महानुभावों ने, काशी के पंडिते. को पराजित द रते वाल्ले व.वदूक के वृत्त-न्त पढ़ 
कर हृदय को दारस दिया। उधर कलकत्ता बम्द्रई आदि के परिइतों पर स्त्रमी जी की 
घाक बंध गईं। सुधारक दयानन्द को सत्र ओर चर्चा होने लगी। 


यश के विस्तार के साथ २ स्वामी जी का इृष्र्क्षित्र भी दिस्तृत होने लगा। भगले 
पांच सालें में हम सुवार के काय का फलाव होता टेखते हैं । हम देखेंगे कि धरे २ 
स्वामी जी का काय करने का ढंग बदलने लगा। पुरानी केवल शाख्तरार्थ की या 
अपन डेरे पर प्रचार करने की रीति को छोड़कर नियमपूर्वक सभायें करने और उनमें 
ब्याख्यान देने की पद्ध/ते का अनुसरण होने लगा | स्त्रामी जी अब तक केवल संस्कृत 
में व्य खयान देते थे, उसमें परिवर्तन हो ।या । आप हिन्दी में प्याख्यान देने खंगे। अत्र 
तक केवल कौपीन घरण किये रहते थे-आश्रम पर , समा में, शात्ञार्थ के समय, इसी वेष 
में रहते थे। वह भी बदलने लगा । सभा में आय कपड़े पहिन कर जाने लगे । इसी 
समय सत्याथ-प्रकाश भी लिबा गया । इस प्राकार स्वामी जी का प्राचार का क्रम 
अवस्थाझ्ों से परिवर्तित होने लगा। यह परिवतंन कार्य को भ्रधिक विस्तृत अं.र लो- 
कोपयोगी बनाने का साधन हुआ। 


परिवर्तन एक दम नहीं हुआ, काय के फेैलाव के कारण नये २ उपायों का अवल- 
ने आवश्यक होता गया । दांर के प्रसंग में वेश के कई अन्य सुधारक महानुभावों से 
! का मौका मिला । उनके साथ विचार-विनिम्ब में कई नये विचार उठे, जो शीघ्र 
कार्य में परिणत हो गये। जित्त समय का वृत्तान्त हा बह सुधार 


दूसरा खगड -नर्पां परिच्छे१ । ( £१) 


की भंतिम दशा के निर्मण का समय था । उसके भ्न्त में हम ऋषि दयाननद को एक पूरी 
सुतारकझ् के साथ २ एक भारी कार्य का कन्द्र बना हुआ पॉर्यंगे। सुधार की अंतिम 
दशा पर पढ़ें वकर स्त्रामी जी क्षी कार्य शक्ति निर्माण के रूप में प्रगट होने लगी । 
वह विषय अगले परिछ्देदों का होगा । वतन परिच्छेः में हम रत्रापी जी के सुधार-कर्य के 
पूर्ण फैलाव का दृत्तान्त लिखते हुए, उन सीढ़ियों की खोज करेंगे, जिनसे होकर कार्य 
के क्रम पूरी ऊंचाई तक पहुँचा । 


बनारस से प्रयाग होते हुए ज्यम्ी जा गिर्जापुर गये।  . पुर में कई शास रुक 
धम-प्रवार करके स्वामी जी फिर बनारम में पधारे | इस वार वश्प घटना यह हुईं कि 
काशी नरेश ने अपने गत वर्ष के ब्यवहार के लिये प्राय श्ित्त विय। | सोश न स्वामी जी ऋ 
दर्शनों बी इच्छा प्रागट की, भौर भनुतति पाकर अपनी गाड़ी भेजरे। स्वामी जी 
जब नियत स्थान पर पहुचे तब महाराज ने खड़े होकर स्वागत कसा, भनन्‍्दर ले जाकर 
स्वृ॒ण के सिंहासन पर बिठाया, शोर अपने दवार्थों से स्वामी जी के गले में हार 
पढिन,या | 


प्रारम्भिक काय समाप्त हो जाने पर महाराज ने रवसी जी से हाथ जोद कर निवे- 
दन किया कि “मत्त्यूजा में हणरे कुल की सनातन काल से श्राद्वा है। उसके प्रसंग से 
शाल्राथ के समय आपकी अव्रज्ञा होगई थी । आप सनन्‍्यासी हैं---आशा है, क्षमा कर 
देंगे? । स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि 'हमारे मन में उम बात का लेशमात्र भी संस्कार 
नही है? महाराज ने बिदा करते हुए स्थामी जी की सेवामें उचित मेंट उपस्थित की। 
इस प्रकार यह सुखान्तप्रसंग समाप्त हुआ । 


बनारस से स्प्रामी जी कासगंत्र गये । वहां आपकी स्थापित को हुईं एक पाठशाला 
थी, जिसमें ब्रहाचर्य के नियमों के पालन के साथ अशपष्यायी महाभाषण्य तथा मनुस्मृति 
कादि का ऋध्ययन कराया जाता था। कासगंज की पाठशाला का स्वामी जी ने निरी- 
छण किया। यहां पर एक और घटना हुईं, जो देखने में बहुत सामान्य थी, परन्तु 
उससे स्त्भी जी की निर्मयता का पट प्रमाण मिलता है| झाप बाजार में जा रहे थे, 
सामने से एक मस्त मरखना सांड आ रहा था। बाजार के सब लोग इवर उधर भाग 
रहे थे, कोई रास्ता रोकी का साहस नहों कराता था। स्पाप्ती जो रास्ते से न हटे शोर 
चलते दो गये | जब स्त्रामी जी बहुत पास पहुँचे तब्च सांड स्वयं ही रास्ता छोड़ कर 
अलग होगया। जनता के आआश्च4 का ठिकाना न रहा । एक भक्त ने पूछा कि 
कहाराज ! यदि वह सांड सामने से न हटता तो आप क्या करते ?” स्वामी जी 
उत्तर दिया कि “* > "कड़ कर अलग कर देते” स्व मी जी पर शारीरिक भय 
प्रभाव नही द * से चलकर स्पयामी जी छलेसर कर्णवास फर्रुवाब। 


६ ६२) आार्यसमाज का इतिहास 


आदि स्थानों पर श्रमण करते हुए बनारस गये, ओर वहां से पूर्व की झोर प्रस्थान 
क्रिया । 


पूर्व की यात्रा में एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई । मुंगेर को जाते बुए रास्ते में 
जमालपुर जकशन पर कुछ देर तक ठहरना पड़ा | स्वामीजी के शरोर पर केवल कोपीन 
थी। आप प्लेटफार्म पर घूम रहे थे | स्टेशन पर एक पत्नी सहित, भैंग्रज़॒ इब्जीनिय, 
विद्यमान था | नंगा शर्रर देख कर इज्जीनियर साहब के सम्यतासम्बन्धी विचारों पर 
बड़ा धक्का लगा। आउने झ स्टेशन मास्टर को बुलवा कर कहद्दा कि “यह नंगा कोन 
टहल रहा है, इसे इधर उघर घूमने से बन्द करदो” स्टेशन मास्टर का अप्रेज ही ईश्वर 
था । उसते स्त्रामी जी के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज : दूसरी ओर चलकरे 
कुर्सी पर झाराम कीजिये । मुंगेर की गाड़ी के जाने में ऋभी देर है? स्वामी जी सब 
ताड गये । आपने स्टेशन मास्टर से कहा कि “जिसने तुम्हें हमारे हटाने के लिये कहा 
है उससे कहदो कि हम उस समय के मनुय्य हैं जब आदम हब्वा नंगे अदनबाग में सेर 
किया करते थे! सटेशन मास्टर यह उत्तर सुन कर ठल गया । स्वामी जी टहलते रहे । 
इञ्जीनिपर ने फिर उसे बुलवाया । स्टेशन मास्टर ने सधु को प्लेटफाम से हटाने में 
असमयता प्रकट करते हुए कहा कि “वह स्वतन्न्न सन्‍्यासी है? झ्राश्चयित होकर झंग्रज 
ने नाम पूछा । स्टेशन मस्‍टर ने नाम बता दिया | साहब यह कहता हुआ कि "क्या ये 
ही प्रसिद्ध सुधरेक दयानन्द सग्स्वती हैं !? कट स्वामी जी के पास चला गया और बहुत 
देर तक बातर्च त करता रहा । 


मुगेर से भागलपुर होते हुए स्वामीजी १८७२ ६० के दिसम्बर मस में कलकत्ते पहुंचे | 
यहां उन दिनों बा० केशवचन्द्र सेन की धूमधाम थी | ब्राह्मो समाज के आकाश में सेन 
वावू का सितारा चमक रहा था। प्रारम्भ में कल्कत्ते के तन समाजियों को झोोर से 
स्त्रामी जी का विसेष सत्कार भी हुशा । यद्यपि ब्राह्मो समाज के बुद्ध नेता श्रीयुत देवेन्द्र- 
नाथ टागोर ने अपना स्थान स्वामी जी के उतारे के किये नहीं दिया तो भी अन्य 
ब्राक्षो समाजियों ने स्वामी जी का घच्छा आदर किया । थे० हेमचन्द्र चऋवरतों उन लोगों 
में से थे जो विश्वास से ब्राह्मो थे, परन्तु बा० केशवचन्द्रसेन की ईसाइथत की ओर 
प्रव्त्ति से वुछ असन्तुष्ट थे । स्वमी जी क उपध्शों से उन पर बड़ा प्रभाव हुआ ॥ वह 
देर तक स्परामी जी के साथ रह कर योगाभ्यसादि सीखते रहे । 2 


ने आा० केशवचन्द्र सेन कहीं बाहिर गये हुए थे। जब वद कलफत्ते भाये ते 
पी जी का सतवाचार सुना । मिलने की इच्छा से सेन महाशय स्वामी जी के पास 

4 , परन्तु परिचय न दिया, भोर बातचीत करने लगे ' > पीछे सेन 
मद्राज्ञपर ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आप कभी मिले हैं !? 


दूसरा! खगड़-जर्थां परिच्छेद । ( ६३ ) 


व्यापार परप गपूुुत/पाउ-मकापरपथ 5 पाता भपवनक नमन ५प यमन ३2५ कब ५ रन यह जद धरम कम लवरक "एफ नाप लू कथन यम ५ “पथ मा 4८2 पा ाज भरा [७ सात पपमाद कक अत धारक 
स्वामी जी ने उत्तर दिया 'हं, मिले हैं? सेन महाशय ने कहा 'झाप उसने कब मिते ?? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया 'अभी?। सेन महाशय आश्चयत हुए । भापने पूछा “यह झापने 
केसे जाना कि मैं ही केशवचन्द्र ह ?? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “जैसी बातें आपने 
की हैं, वसी किसी दूसरे से नहीं हो सकतो” इस प्रकार इन दो महा पुरुषों में परिचय 
हुआ । इसके निरन्तर स्वामी जी और सेन महाशय में वार्तालाप होता रहा | 


दोनों महापुरुष देश की भल ई में द्तचित्त थे, दोनों ही अदभुत वक्ता थे, दोनों में 
ही लोगों पर बिजली का झसर पंदा करने की शक्ति थी। जिप्त प्रकार समानताये थीं, 
बमे ही असमानत'यें भी बहुत सी था | एक बड़ी असमानता दोनों महापुरुपें की निम् 
लिखित बात चीत से स्पष्ट होगी | एक दिन सेन महाशय ने स्वामीजी से पूछा कि (मिन्‍न 
भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने मान्य ग्रन्थ को ईश्वरीय भौर अन्तिम 
प्रमाण मानते हैं, ओर कहते हैं | झाप वेद को ईश्वर्र य ज्ञान कइते हैं। हम केसे 
जानें, किसका कहना सच्चा है ??? स्वाप्ती जी ने उत्तर में कुरान ओर बाइबिल में से भनेक 
दोष दिख.ये ओर वेदों की निर्शाषता दिखाते हुए कहा, ““निर्देष होने से वदिक धर्म ही 
सच्चा है ।'” इस वाक्य पर सेन महाशय ने कहा | 


'शोक है कि वेदों का अद्वितीय विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता अथवा इंगलेणगड जाते 
सप्रय वह मेरा इच्छानुकूल साथी होता? | 


स्वामी जी ने उत्तर दिया 'शोक है कि ब्राह्मो समाज का नेता संस्कृत नहीं. जानता 
ओर लोगों को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे नहीं समझते! ( शरीमददया- 
नन्‍द प्रकाश ) 


दोनों नेताह्रों में यही भेद था । एक की दृष्टि पूर्वाभिमुख थी, दूसरे की पश्चि- 
माभिमुख । एक को भारत की झार््य प्रजा की हितकामना थी, दूसरे का भधिक ध्यान 
योरप के साधुवाद की झोर था । व्यक्तिगत स्वभाव में भी अनेक भेद थे, परन्तु उनके 
उल्लेख की यहां झावश्यकता नहीं। एक का जीवन हृदय का खिज्नोना था- दूपरे 
की उमंगें उच्च जीवन की दासियां थी | एक के आत्मा की उच्चतर भ्रभिल्लाषा यह थी कि 
वह “ब्रह्मा से जमिनिपयंन्त” ऋषियों का अन्यतम व्याख्याता बने, झौर दूसरे का हृदय 
संसारे में एक नया धर्म स्थापित करके मुहम्मद भौर ईसा की अणी में शामिल देने 
पर तुला हुभा था। इन भेदों के होते भी यह कहने में कुछ भझत्युक्ति नही है कि अपने 
अपने क्षेत्र में दोनों ही असाधारण थे, दोनों में चुम्बक की शक्ति थी, प्रतिमा थी ““ 
पुरुषता के सथूर्ण चिन्द्र थे । ऐसे दो महापुरुषों का परस्पर मेल मिलाप ' 
उता ... ' नहीं रह सकता था । यदि विशेष विचार से देखा जाय' 
डर ₹ गमीर परेशाम दोनों ही पर हुआ ॥ 


६ &४3 ) शार्यसलमाज का इति#'स 


बा० केशवचन्द्रसेन के जीवन का मनोवैज्ञानिक भनुशोलन करें तो हम उसमें दो 
तंन परिवर्तन देखते हैं | प्रारम्भ में उसका कुकव ईसायत की ओर था । उसका पहला 
प्रऊाश १८९६ में हुआ, जब अडिक्ल कालेज हाल में (०५०७३ (१+»-॥-ं६ धाते 
30770%०” इस विषय पर व्याख्यान देते हुए सेन महाशप ने सा को ईश्वर का पुत्र 
ओर पंगम्बरों का सर्दार बताया | यह लइ॒र बद्त क्षों तक् ग्ही ओर इस लहर में 
बहते हु? ब्राह्मो नेता का ध्यान योग या तयस्या की ओर नहीं गया। लगभग ७ वष 
पीछे हम एक दम बड़ा परिवर्तत देखते हैं | १८७५ के अन्त में बा० केशव्रचन्द्र सेन 
को तय और योग की ओर झुफता हुम्रा पाते हैं| स्वामी दयानन्द जी ८७३ के 
प्रारम्भ में कलकत्ते गये थे | इन दोनों घटना मो में परस्यर सम्बन्ध ढुढ लेना कुछ कठिप 
नहीं है | एक वार परिवर्तन आग्म्म होजाने पर सेत मद्राशप की गतिशील प्रज्गत्ति का 
बहुत आगे बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। भक्ति-मार्ग पर चलफ़र उस समय के ब्राह्मे- 
समाजियों ने केसे २ परिहास फ़िये, यह बताने की आवश्यकता नहों, परन्तु लेव5् 
की सम्मते है कि केशवन्द्र सेन के हृ।य में जो बटिसुब लद्र बड़ रही थी, उसे अ- 
न्त्मुंब् करने के लिये प्रारम्भिक चोट स्परामी दयानन्द से मिली हो-यह कुछ असंभव 
नहीं है । 


यह मानने में कोई संकोच का कारण नहीं है कि बा० केशयचन्द्रत्ेन अर र बाह्मे- 
समाज के कार्य का कलकत्ते में भनु गीलन स्पापरीजी के कार्यक्रा पर भी कुछ कम प्रभाव 
उत्पन्न बरने वाला नहीं हुआ । यह मानी हुईं बात है कि स्वरामीजी ने सर्वसाथाग्ण में 
आयमभाषा में व्याख्यान देना बा० केशवचन्द्रसेन के कहने पर ही प्रारम्भ फ्िया था। 
इससे पूर्व वह संस्कृत में ही व्याख्यान दते थे। अबत्र तक प्राय: स्पामीजी कंतपीनमात्र 
रखते थे, व्याल्यान के समय भी यद्दी वेष रहता था । बा० केशयचन्द्रतेन के कथन पर 
स्वरामीजी ने व्याख्यान देने के समय अन्य वच्थ धारण करना भी अगीकार कर लिए | 
इन दो बातें के भतिरिक्त यह भी कुछ कम महत्त्व की बात नहीं है कि आर्यसवाज रूपी 
संगठन स्थापित करने का विचार स्वामीजी के हृदय में कलकत्ते से पीछे द्वो उत्पन्न 
हभा । इससे पूवे किसी संगठन की स्थाप्रना का विचार उद्‌ बुद्ध हुआ प्रतीत नहीं द्वोता । 
ब्राह्मो-समाज के सिद्धान्तों ओर संगठन की अपूणता को देखकर स्वामी दयानन्द के हृदय में 
एक भन्य बदिक समाज के स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 


कलकते में स्वामीजी के कई व्याख्यान हुए | एक व्याख्यान सेनमद्दागय के घर 
झा | व्याख्यानों का बहुत उत्तन प्रभाव होता रहा। उत्साह पूर्ण बेगाली जनता 
_मीजी के भाषणों से उछल पड़ा | कलकते से हुगली भाग्लपर भादि 
चार करते हुए स्वामीजी फरेव़ात्राद गये | वहाँ पु? प्ण 


दूसरा खगड-:पां परिच्छेद । ( ६५ ) 


१७४५३६३ ४० ९३ +१३१३४३+ ६३ ७७१५७ ९५५९५९० ६७ ५६०५० ५ ५“ जब) ६०६ ५/९०९५२४५१०४६० ७० /+ ...]... ४४०५१ ० ६४४७१ ४६७७६ ००७ ३५० ४४ 4७०३ ६७९७५ ७०७१ ५/ ७/ कै ० 


करके २५ स्सिम्बर १८७३ के दिन आप अलीगढ़ पहुँचे | यहां आपने राजा जयकुप्श 
दास जी के य्हां आसन जमाया । झलीग़ें से हाथस्स होते दुए स्वामी 
जी मथुगपुरी गये । मथुरा वेधयातरों की राज॑बानी है। वहां के रंगाचार्य जी तिलक 
छाप घारियं के परम गुरु माने जाते थे | फाल्गुण एकाइशी सत्त्रत्‌ १६३० के दिन, 
ब्रह्मोत्सव के समय स्व्मीजी ने वृन्दावन में पढ़ें चकर मलूकदास के राधाबआग में आसन 
जम-या | यहां पर आपकी स्थिति अनेक मनोरंजर घटनाओं से परिप्रण हुई | वृन्‍्दात्रन 
में बह्मोत्सत के असतर पर हज़ारें लोग एकत्र होते हैं | स्वामीजी ने निर्मीकता से मूर्ति- 
पूजा तिलक छाप आदि का खंडन प्रारम्भ कर दिया । पोौराखिक-सरोबर में भारी हल- 
चल मच गई ॥ लोग भगगे हुए रंगाचार्य जी के पास पहुँचे । इपर स्व्रामीजी ने भी 
रंगाच थे जी के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें शात्राथ के लिए अ मन्‍्त्रण दिया। 
रंगाचाय जी ने बनाग्स के शास्रार्थ को घटना सुन ही रखी होगी । जिस वर योद्वा पर 
क शी के हथियर नाकाम हुए, उस पर मथुग के निबल हथियार क्या असर डाल सकते 
थे ? रगाचर्य जी ने पहले तो कहला भेज! फ्रि मेले के दिनों में अवकाश न होने से 
श ल्रीय विचार होता कठिन है, ओर जब्र मेला हो चुका तो रोगी होने के कारण स्व.मी 
जी के आमन्त्रण को स्वीकार न कर सके । 


रगाचार्य जी शस्त्रर्थ के मेद न में न आये परन्तु उनके शिप्य नीचता के मेदान में 
उतर आये । कई उपायों से स्व मी जी को डराने या बइज्जत करने का यत्न वरते 
रहे | बृन्द,वन में धर्म की ध्वजा गाड़ कर स्वामी जी मथुरा चले गये | यहां पगरडों 
 गुण्डों और चौनों के एक बड़े समूह ने स्वामी जी से निव्रासज्यान पर घावा किया। 
घावा करने वालीं के हाथों में डण्डे थे | इबर स्वामी जी का स्थान भी अरक्षित नहाँ 
था । स्त्राती जी के भक्त राजपूत सद्रा पहरे का प्रत्रन्थ रखते थे। गुण्डा मण्डली 
स्त्रामी जी के द्वार को सुरक्षित देख कर अगे न बढ़ सकी, और गालियां बकने लगी | 
स्वामी जी के सेवक गालियां सुन कर जेश में आगये, परन्तु शान्ति का उपदेश 
सुन कर शान्त हो गये । स्त्रामी जी ने उन्हें समका दिया कि नासमझकों की ना सा की 
देख कर समझदशरों को अपनी समझ नहीं छोड़ देनी चाहिये | गुग्ढे निराश है। कर 
लोट गये । 
यहां से निराश हा।कर जिरोधयों ने दूसरी चाल चली । उन्होंने चांद पर थूकने का 
विचार किया । स्वामीजी उपदेश दे रहे थे, उस समय विरोधियों के बहकाये हुए एक 
कसाई झोर शरात्र को दूकानवाले ने पुकार कर कहा कि 'स्वामीजी, आपका कई हिनों 
का लेखा होगया हैं, दाम देकर उप्ते चुका क्यों नहीं देते १? विरोधी निराश हुए 
उपस्थित जनता में से किसी ने भी यह विश्वास न किया कि सूर्य कलेकी 
सभा *े “ बुलाकर पूछ गया तो उत्तर मिला कि महाराज इमें 


(६६) आयंसमांज का इतिहास 


मुनीम ने वहा था कि सभा में जाकर तुम यह वाक्य कह देन, में तुम्हें पीछे पुरस्कार 
दूंगा! विरोधियों ने एक कुलटा को भी धन का लोभ देकर तथ्य:र किया कि वह सभा में 
जाकर स्त्रामी जी पर लाञछन लगा दे | कुलठा सभा में पहुँची | स्पामीजी व्याख्यान 
दे रहे थे | अपृत की घारा से प.पिन के द्वूव का पाप धुल गया। उसे पश्चात्ताप 
हुआ | व्य ख्यान की समाप्ति पर स्वयं ही स्त्रामी जी के चरणों में गिर पड़ी और भ्रपने 
मानसिक अपराध के लिये छ्ामामांगने लगी । अहावारी का चरित्र निर्दोष था। जो 
निरप है, उस पर फेंका हुआ मेला लोट करफेंकते वाले परहदी पढ़ता है | 


ग्थुग से चलकर मिउपुर और बनारस होते हुए भी स्वामी जी प्रयाग में पहुँचे | 
यहां पर उनके प्रच॒र का यश पहिले से ही पहुंच चुका था । शिक्षित समात्र बड़ी 
उत्सुकता से आपके व्याख्यान सुनने आता था। रायचरहादूर पं० सुन्दरलाल भापके 
विशेष भरक्तों में से थे । वह बराबर सत्संग में आया करते थे | इन दिनों स्वामी जी 
ईसाइयों का बड़े जोर से खयढन किया करते थे । सत्याथ्थप्रकाश के लेख का कराये भी 
बराबर होता था | 


आपकी योगशक्ति की सूचना समय २ पर लोगों को निन्नती रहती थी। योगशक्त 
का ही फल था कि आप परोक्ष की कल्यना कर लिश करते थे, भर वह कल्पना ढीक 
निकलती थी | एक बार रायबहादुर पं० सुन्श्लाल आदि सजा स्वाप्ती जी के स्थान 
पर बैठे हुए थे । स्वामी जी मुस्कराते हुए उनके सन्मुख झगये अर उन लोगों से 
कहने लगे कि 'एक मनुग्य मेरी ओर चला झाता है। उसके आने पर आपको एफऋ 
बकौतुक दिखाई देगा? थोटी देर में एक ब्राह्मण मिठाई लिये ञआा पहुंचा, ओर सामने 
रखदी । स्त्रमी जी ने मिठई का एक टुशड़ा उसे खाने की दिया, परन्तु उसने लेने से 
इन्कार किया | उल्टा कांपने लगा । तब सबने स के लिया कि अवश्य इस मिठाई 
में विष मिली हुई है । मिठ.ह का ठुकड़ा कुत्ते के भागे फेंका गया, जिसे खाकर कुता 
छटठपटाने लगा ओर शगघ्र ही मर गया । तब तो उपस्थत लोग उस ब्राह्मण को पुलित 
के सुपुर करन का तम्यार होगये। स्वामी जी ने भ्पनी दयालुता के कारण उमे ज्षत्रा 
कर दिया | १८७४ ई० के भक्टूत्रर मास के मध्य तक स्वामी जी प्रयाग में रहे, फिर 
पश्चिम की भोर 4 प्रस्थित हुए। 


दूसरा खगड-दसवां परिच्केद । ( ६७ ) 


दुखवां पारेच्छेद । 


58 6क८38 ८3:०० बाई आरा: ४ ए॒र७ल्‍ल्‍ल्‍७७७्७ ७७७७४ ७७७७४ एएशछआआआ::- 


मा इक ४22 7/> थक लुक 
झाय्ये समाज का स्थापना-बम्बई प्रान्त में प्रचार । 
५+४७१२०९०७५-० 


स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम सर्वागसम्पन्न होकर जनता के सामने 
अआ गया। स्वामी जी ने अपने कार्य को वैष्ण॒व सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । धीरे २ 
उनका खणडनास्त्र सारे पौराणिक मतों पर ज्याप गया । वह सुधार की दूसरी दशा 
थी । ज्यों २ वेदिक धर्म का रूप भन्य सब मतों की अपेक्षा उज्ज्वल रूप में दिखाई 
देने लगा, त्यों २ अन्य सब धर्माचायों का अपनी रक्षा के लिये यत्न भी जारी हो 
गया । ईसाई और मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रक्ता के लिये चेष्टा करने लगे । इसी 
में स्वामी जी का मोलवियों ओर परादरियों से भी संघर्ष उत्पन्न हो गया । स्वामी जी ने 
सब मतों झोर सम्प्रदर्यों का खणडन कर वेदिक घर्म को स्थापित करना आरम्म कर 
पदिया । इस प्रकार स्वामी जी कार्य्यक्रम पूरा हो गया । 


स्वामी जी ने ईंसाइयत ओर इस्लाम का खब्डन प्रारम्भ कर दिया | इसी बात के 
'दो निमित्त बताये जा सकते हैं | एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय की आर्य 
जाति पर इन दो मर्तों से उत्पन्न होने वाले ख़तेर को देख रहे थे। स्वामी जी ने देखा 
कि हिन्दुओं को ईसाई और मुसलमान कंवलित कर रहें हैं। झार्यजाति, जिसे 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति का नाम भी दिया गया था, पादरियों और मोलाबियों के धावों 
'के सामने डांवाडोल हो रही थी । स्वामी जी आर्य जाति के रक्षक बने भौर ।ईसाइयत 
प्तथा इस्लाम की बाढ़ को रोकने का यत्न करने लगे । 


एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को समम्माया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
मांन्न के हितैषी भे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या बोद्र, ईसाई हो या मुसलमान, 
भारतवासी झे या (विंदेशी-मनुष्यमात्र वैदिक धंम को स्वीकार करें। अन्यवर्मावल- 
मम्बियों। को धर्मसम्बन्धी भ्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने खण्डन 
का कार्य झारम्भ किया था | खणडन का उद्देश्य झ्रार्यजाति की रक्षा नहीं था, 
अपितु अन्य मतवादियों का खयडन ही था । कार्य एक था-दो व्याख्याों के अनुसार 
उस पर भिन्न ३ प्रकार का प्रकाश पड़ता है । इसी बिपय पर पूरा विचार तो हम ' फू 
जुदा परिच्छेद में करेंगे, यहां केवल इतना विचारणीय है कि सुबार की दूसरी मल 
सीसरी दश' उसका निमित्त कया था ? क्या उसका निमित स्व. 


( &5 ) शायसमाज का इतिहस 


जी का केवल प्ार्यजाति के प्रति प्रेम था, या मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम ? यदि तो 
ईसाइथों ओर मुसलमानों का खण्डन केवल झार्य जाति को उनके झाक्रमणों से बचाने 
के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज झ्रार्यजाति के प्रति प्रम होगा, परन्तु 
यदि खण्डन का निमित्त ईसाई मुसलमानों को वेदिक-धर्मी बनाना था ते निमित्त मनुष्य- 
ग्राम होगा 4 

मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों ही निमित्तों से ईसाइयों तथा मुसलमानों का 
खण्डन किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रेम था परन्तु आय्यजाति से विशेष प्रेम था। उस 
प्रेम का केवल यह कारण नहीं था कि वह आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी 
कारण था कि वह शञार्यजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सत्य के अधिक पास 
सममकते थे । वेद धर्ष का स्रोत है, केटल आार्यजाति ही है जो वेदों को प्रामाणिक 
मानती है । जिन झआ र्प्रन्थों में स्वामी जी वेद के आशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 
भी झार्यजाति के पास ही था । ५दिक संस्कार, वदिक-ज्ञान, वेदिक-धर्म-सब के अवशेष 
यदि कहीं थे, तो आर्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट है कि जहां आयजाति को शुद्ध वेदिक 
धर्म पर लाने के लिये केवल सुधार की आवश्यकता थी, वहां ईसाइयत और इस्लाम 
का मूलसहित परिवर्तन किये बिना वेैदिक-वर्म के लिये स्थान नहीं निकाला जा 
सकता था! एक जगह केवल काट छांट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाड़ना आवश्यक 
है। झाय जाति की रक्षा ओर सुवाग्णा आवश्पक थी, परन्तु अन्यमतयादों का 
रूपपरिवर्तन ही झभीए था । स्वामी जी ने आयंजाति की रक्षा ओर सुधारणा करते 
हुए इसाइयत झोर इस्लाम को रास्ते पर खड़ा पाया | वह धरम आर्यजाति की सता को 
नष्ट करने की धमकी दे रहे थे । आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध पंदिक बनाकर, 
स्वामीजी संसार को भलाई का साधन बनाना चाहते थे। आयंजाति के लिये भयानक समझ 
कर आरयजाति के रच्तक ने ईसाइयत झोर इस्लाम पर प्रत्याक्रमण किये। इससे मनुप्य- 
मात्र का भला ही अभीष्ट था। प्रथम तो स्वामी जी समझते थे कि यदि 
आर्य जाति के विचारों का पूरा सुधार हो जाय तो २३ करोड़ से अधिक वेदिक-धर्मी 
सारे संसार को से धर्म की शरण मे ला सकते हैं । वह देखते थे कि आर्य जाति के 
अधूरे वैदिकधर्मी अन्य प्रभावों में आकर बिल्कुल अपेदिक ओर अनाये बन रहे हैं । 
मनुग्य जाति की भत्नाई इसी में थी कि झारय जाति अपने रूप को समझ कर संसार 
को शुद्ध धर्म का प्राकाश दे सके । दूसरे स्वामी जी चाहते थे कि अपने २ मर्तों की निब- 
लतार्ये देखकर ईसाई, मुसछमान आदि वेदिक धर्म की शरण में झासकें । स्वामी जी का 
चार्यजाति के प्राति पच्षप्रात था परन्तु वह गुणों का पक्षपात था। भारवि कवि ने 


दीठस्पृदाणामपि मु क्तिभाजा- 
स्मवन्ति भव्येत्चिद पक्तदाता; । 


कप जनम फुट ५४३ फ- कफ इस कक फनफ मन पल्‍ककण >मटफपअओ-आऋ-क-कपकनक-कम्फन्पना कक मकरकंसन्कनपल्‍्पनफटफ तथा पर यहा पक सब + फ-पटक कफ क 7-7 7०7 ५ 47०23: ४72 पक ४: क० 7००० का 3८ ४६४१४५७५०४ ४४५ #३/७ ९-४० /*/०६.#९ /६ #७४७ ०९ /७ + ५/६ /% /+ की, ८७ ८५ 23०८ ८8% ३ ८५ 3 टीक क्‍के हक / ३... 8०३ ५ ८ #नक /“ /#% #*%. 


दूसरा खणय्ड-दसवां परिच्छेद ( &६ ) 


2६८ ह६.८३७८/६ €१५ #७८/९५/3 ४५ ४१५०३ ९ ८४%. १७४३-४७ ५ #%./7९०३“६-+०९/६-००६, 


स्वामी दयानन्द भार्य-जाति को अपना बिगड़ा हुमा किला समझते थे भोर झन्य 
धर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर झाक्रमण करने वाले प्रतिपक्ती । यह विचार 
समय के साथ धीरे २ पूर्णता को प्राप्त हु | जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस 
समय स्वामी जी रक्षा, सुधार ओर प्रत्याव्रमण के परे कार्यक्रम को तथ्यार कर 
चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे | सब प्रतिपक्षी चोकन्ने हो चुके थे, 
ओर स्तवरामी जी से सीखे हुए अस्त्रों को सहायता से उनके प्रत्याक्रमणों को रोकने का 
उद्योग कर रहे थे | 


इस प्रकार प्रत्याक्रमण द्वारा आक्रमणों को रोंकते हुए धरम-महार्थी २२ प्- 
क्तूबर १८७४ को प्रयाग से बम्बई पहुंचे | देर से स्व्रामी जी के पास बम्ग्रई-निवासियों 
के निमन्त्रण झग्हे थे | बम्बई के समाज-सुधारक सुधार-सम्बन्धी कार्य को उन्नति देने 
के लिये ब्यग्र थे । इस कारण उनका आग्रह था कि स्वामी जी शीघ्र ही बम्बई पदचारें । 
स्वामी जी के भक्त पं० सेवकलाल जी ञआादि ने पहले ही से काशीशाख्रार्थ की प्रतियां 
शरर में बटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं। रटठेशन पर स्वामी जी का भ्रच्छा स्वागत हुआ। 
बालुकेश्वर पर एक उत्तम झ्राश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया गया था। 
बहां पर प्रतिदिन धर्म-चर्चा होने लगी । बम्बई में बरलम सम्प्रदाय का विशेष जोर है । 
स्वामी जी ने उसी का खण्डन भआरम्म किया | बल्‍लम सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
अब आवश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय के गुरुझों की घ्रणास्पद लीलाओं से अत्र देश 
काफी परिचित द्वो चुका है | स्तामी जी ने जब बम्बई में उनके च्याचरण देखे और 
सुने, तो उनके हृदय में बड़ा. क्ञोभ उत्पल् हुमा । उन्हेंने बलपूर्वक्क खणडन प्रारम्भ 
किया । बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों में हलचल पेदा होगई । गोकुलिये गोसाइ्यों में 
जीवन जी गोसाई बहुत चलता पूुर्जा था | उसने स्वामी जी के सेवर्कों तक को बहकाकर 
विपद्वारा धम की. झात्राज को शान्त वरने का यत्न किया परन्तु स्वामी जी को रहस्य 
का पता चल गया पौर जीवन जी का कण्टक दुर न हुआ | कुछ लोग स्वामी जी 
का पीछा करने लगे । वह छाया के समान पीछे रहने लगे ताकि झवसर पाकर कांटे को 
उखाड़ दें--परन्तु सफलता: प्राप्त न हुई । स्वामी जी निर्भय तो थे, परन्तु असावधान 
नहीं थे । बहुत सी आपत्तियां तो उनको सावधानता से ही दूर दह्वो जाती थीं। कई लोग 
सममते हैं कि आंखें बंद करके चलने का नाम निभयता है, स्वामी जी उनमें से 
नहीं थे | भय को न देखना निर्भयता नहीं, भय को देखना ओर देखकर भी कर्तव्य के 
मार्ग से न विचलना ही निर्मेयता के नाम से पुकारा जा सकता है | सावघानता स्वरा 
का विशेष गुण था । अपने हेरे की छोटी से छोटी बात पर भी स्वामी जी को हा दर 
थी । कफ 20% जन पर कहष् छोड़ा था कि स्वामी जी का नौकर छ 
का जो ' दे दिया जाय, और बिल मेरे पास भेज दिया जाय? 


( १०० ) आरयंसमाज का इतिहास 


वार जांच करने पर स्वामी जी को; पता चला कि झावश्यकता से सात गुणा अधिक 
समान डेरे पर आया है। नोकर लोग अधिक सामान को बेचकर भपनी मुट्ठी गम; 
कर रहे हैं। स्वामी जी ने दो अपराधी नोकरं को सेवा से पृथक कर दिया |, 


इस सयय स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या हज़ारों से भधिक हो चुकी थी 

सुधरे हुए विचारों के लोग देश भर में फेले हुए थे । वह लोग बिखेरे हुए फूलों की भांति 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तैयार नहीं हुई थी। सब के, न द्वाने से शक्तियां बहुतः 
फैली हुई थीं, उनका कोई केन्द्र नहीं था। इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य चिरकाल; 
से झनुभव कर रहे थे | बम्बई में बहुत से भाग पुरुष स्वामी जी के,पस झभाये और 
झायों का एक संगठन बनाने के विषय में 7।र्थना की। देर तक विचार होता रहा । विशेष 
चिन्ता नाम के विषय में थी । स्वामी जी ने “आर्य सप्ताज? नाम उपस्थित किया, जोः , 
आर्य पुरुषों के हृदयों के ऐन अनुकूल था | स्वामी दयानन्द आर्य-जाति के सुधारक और 
रक्षक थे, वह आयत्व के पोषक ओर प्रलिनिधि थे । 'भार्यसमाज” यह नाम इस बात 
को सूचित करता है | यह नाम सभी आये पुरुषों, के हृदयों में दीक जचा,, झौर भार्य- 
समाज बनाने की तय्यारियां होने लगीं । 


हरेक समाज के लिये कोई न कोई आधार चाहिये । आर्यसमाज का मूल वेद हैं,. 
परन्तु अभी तक बह अगम्य सागर थे, जिन तक पहुँचना किसी झार्य-पुरुष की शक्ति. 
में नहीं था । अभी वह समय नहीं आया था कि वेदों के आधार पर ही आर्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती | झ्ाधार में; रखने के लिये एक ऐसे ग्रन्थ की झावश्यकला थी, 
जो लोगों की समक में भा सके, ताकि प्रत्येक झाय-पुरुष झ्मार्यसमाज में आने से पूर्व 
जान सके कि किन सिद्धान्तों का मानने वाला पुरुष आर्यसमाज में. प्रविष्ट हो सकता है 
सोभाग्य से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी तय्पार हो चुका था । जब्न, स्वामी, जी, अलीगढ़ में 
प्रचार कर रहे थे, तब राजा जयकुष्णदास जी मे प्रार्थना की थी कि एक ऐसा ग्रन्थ 
प्रकाशित कर दिया साय जिसमें सब सिद्धान्तों का समावेश हो। स्वामी जी ने उस 
प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने व्याख्यानों का. संग्रह करा लिया, और वह ॒'त्यार्थ- 
प्रकाश” के नाम से प्रकाशित हुआ । इस समय सलार्थ-प्रकाश प्रधम वाह प्रकाशित हो 
चुका था । 


समय भझनुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूरत जाना पड़ा, इस 

से कुछ समय के लिये समाज की स्थापना विलम्बित होगई । २४ नवम्बर १८७४ से, 
: पामश झारम्म हुआ था, लगभग ६० सजनों ने समासद बनने की प्रतिज्ञा की. 
सम्बर में स्वामी जी की बम्बई से जाना पड़ा । ३ मास्त के लगभग गृजरात पून्‍्त 

र करने के अनल्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी बृंह 'भूमाज की 


हि जप कान कमकाफक-फतफ-पनकमकतक- कक "७ पक का रममइ १६० क्पपर मार आजा "क+रण+७+ भा +० ५ सार भम ५ माकुक+३- १७ सपा कसुइकभइकमसअअइअ काका क आए कल ञ पट थ+ मा जा आश - 


दुसरा सख़ण्ड-दसका परिच्छेद । ( १०१ ) 


जात - कर >च्+भिछ 2 औ च. ओअ ०३ चछज अकिरकमचत, चमहग ओ अऔ रा 


स्थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह से उठाया गया । इस वार यत्ञ शीघ्र ही सफल द्वामया 
राजमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जी सर्व सम्मति से नियमों का मसोदा बनाने के 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये हुए मसौदे पर विचार करके चतन्न मुदी ५स० १६३२ 
तदनुसार १० अप्रेल १८७५ के दिन, गिरगात्र में, डा० मानिकचन्द्र जी की बाठिका में 
नियमपूंव॑क झ्ार्यसमाज की स्थापना हुई । अ्ार्यसमाज के २८ नियम बनाये गये। वर्तमान 
१० नियम लाहौर में पीछे से बनाये गये थे | प्रारम्मिक २८ नियमी में सभी कुछ है, 
उद्देश्य, नियम, उपनियम भादि सब कुछ उनमें आगये है । यह पहला अवसर था 
कि स्वामी दयानन्द जिन सिद्वान्तों का प्रायार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
एक सूत्र में पिरोगे जाकर संगटित हुए । आर्य समाज की नीव में बेन २ से बिचार 
कार्य कर रहे हैं--यह जानना है) तो इन प्रारम्भिक २८ नियमें का विवेचन झ्ाबश्यक 
है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा । 


बम्बई आय समाज का पहला नियम बडी स्पष्टता से झार्य-समाज के उद्देश्य को 
पकाशित करता है । वह कहता है--'सब मनुष्यों के हिलार्थ आर्यसमाज का होना झा- 
बश्यक है” आर्यसमाज का उद्देश्य सत्र मनुण्यो का द्वित करना है । यह बिस्तृत उद्देश्य है, 
जिससे झ्ार्यसमाज की स्थापना हुई है | संसार में इससे बढ़कर व्यापक उद्देश्य नहीं हो 
सकता । दूसरा नियम बताता है कि इस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण बेदी को ही. 
माना जायगा? इस वाक्य में, आर्यसमाज का धामिक आधार स्पष्ट रूप से बता दिया 
गया है ! केवल वेद ही स्वतः प्रमाण भौर धम के मूल झाधार हैं--झन्य सब ग्रन्थ 
चाहे वह झाष ही क्यो न हों--जहा तक वेदानुकूल न हों, शब्दप्रमाण नहीं है॥४ 
यह नियम बड़ा स्पष्ट है । बदि इसके महत्त्व पर प्ग ध्यान दिया जाय तो आर्यसमाज की 
वृत्तियां शाखाभों में बिखर्ने से बचाई जा सकती हैं | दूसरे ओर चोथे निधम में प्रधान 
झोर शाखा भेद से झार्यसमार्जों के दो भेद किये गये हैं। इन नियमो में प्रतिनिधि सभा 


ओर सार्वदेशिक सभा भादि विस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं! है । पाचना नियम समाज 
में संस्कृत और थआार्यभाषा के पुस्तकालय की आवश्यकता बताता है, ओर यह भी 
झाशा दिलाता है कि समाज की ओर से “झाय-प्राकाश” नाम का साप्ताहिक पत्र निक- 
लेगा ; यह नियम--लथा झागे के कुछ भोर नियम भी-इन सम्पूर्ण नियमों को एक 
देशी बना देते हैं । इन नियर्मो को बनाते हुए बम्बई की दशाओं को विशेषतया ध्यान 
में रखा गया था | ७वें नियम में केवल दो झणिकारी नियत करने का निर्देश है । एक: 
प्रधान-दूसरे मन्त्री | अभी उपप्राणान उपमन्‍्त्री आदि की रचना की भावश्यकतडह्क 
समझी गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्त्व का है | पुरुष भोर ख्रीं-वेप् 


समाऊ कगे। यह उदार नियम झार्यसमाजों में प्रायः उपेक्षा ६ थ्‌ 


( १०२ ) आर्थसाफज फा इतिहास 


से देखा जाता है| स्त्री समार्जे जुदा खोलदी जायं-इससे शायद उतनी न हानि हो, 
जितनी मुख्य झार्यसमाञ्ञ से द्वलियों का बहिष्कार करने से होती है । द्लियों का दृष्टिक्षेत्र 
बहुत संकुचित हो जाता है । उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह अपनी परिधि 
से बाहिर नहीं निकलने पाती । यदि पुरुष ओर ञ््री एक ही जामिक संगठन मे शामिल 
हों, इकट्ठे बेंठे, कार्यकारिणी में मिलकर इकट्ठे ही आवश्यक विषयों पर विचार करें, 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि ल्ियो के ज्ञान में बहुत वृद्धि द्वो, झार्यसमाज की शक्ति 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले । 


आठवां नियम झारयंसमाज के! समासद्‌ की योग्यता का वर्णन करता है । इस समाज 

में सत्पुरुष सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ लिये जायंगे” यद्यपि देखने में यह नियम 
छोटा ओर अपर्याप्त सा दिखाई देता है परन्तु भाश्वर्य है कि इस नियम में ऋषि 
का इृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित है । समाज का सभासद सत्पुरुष हो, सदाचारी हो-- 
अर्थात्‌ भ्राय॑द्याचरणोंवाला है। | झार्य सभासदू बनने के लिये श्रेष्ठ आचरण को 
मुख्य माना; गया दै | वर्तमान १० नियमों में सदाचार की चर्चा इतनी स्पष्टता से नहीं है। 
यही कारण है कि कभी २ 'करने' की अपेक्षा मानने” की महिमा झधिक बढ़ादी जाती 
है। प्रारम्भिक नियम करने” कौ महिमा झधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरुष 
कण भर भी समाज का सभासद्‌ नहीं रहना चाहिये-बम्बई वाले नियमों का यह सार 
है । १०वां नियम सातर्ण, दिन सत्संग करने का भादेश करता है । पहले यह सत्संग 
शनिषार को हे।ता था, पीछे से अधिक अनुकूलता देखकर रविवार के द्विन द्वाने लगा। 
११ वां नियम कार्यक्रम का प्रतिपादन करता है। कार्यक्रम में गान मंत्रपाठ मन्‍्स्रों 

की व्याख्या आदि के झतिरिक्त परमेश्वर सत्यधम सत्य नीति सत्य उपदेश 
ज्ादि का प्रतिपादन है । इस नियम में साप्ताहिक सत्संग के क्षेत्रविस्तार का दिग्दशन 
करा दिया गया है | सत्यघर्म और सत्य नीति को प्रथक्‌ रखा गया है | सत्य धर्म सेद्धान्त 
रूपी धम है, ओर उसका व्यावहारिक प्रयोग सत्यनीति कहलाता है.। भायसमाज में केवल 
सिद्धान्तों पर ही विचार न हा।गा, उनके व्यावहारिक प्रायोग पर भी विचार किया जायगा। 
जो लोग यह सममते हैं कि भाय॑समाज में केवल मूल सिद्धान्लों पर ही विचार हे।ता रहे, 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई ध्यान न दिया जाय, वह ११यें नियम परे ध्यान देंगे 
तो उनका संदेह दूर दे जायगा । १२वें नियम में आय का शतांश चन्दे के रूप में देने 
का विधान रखा गया है ओर क्ताया गया है कि चेंदे की झामदनी से “झायंसमाज' 
“पय-विद्यालय और झाय-समाचार पत्र चलाये जाये । 'भाय-विद्यालय” का विचार 
ताज की भाधार शिला रखने के साथ ही उत्पन्न होगया था, यह कोई नया समा- 

[ है। स्व्रामी जी का यह दृढ़ आशय पूतीत होता है कि, : गे सनन्‍्तान 

।क्तित करेने के लिये आय-विद्यालय खोले जाये । १६, विद्यालय 


दूसरा खणड-दूसवां परिष्दैद । ( १०३ ) 


हक हबकी 23. पअचर श्क्ह्कप 


पी ] 


के उद्देश को और मी अ्षिक स्पष्ट करता है । उसमें भाय॑-विद्यालय 
का यह कार्यक्रम बताया गया है “आायविद्यालय में वेदादि सनातन भापंग्रन्थों का पठन 
पाठन डुआ करेगा भोर वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष और छियों को दी 
जायगी ।? इस नियम का अभिप्राय स्पष्ट है। आारयविद्यालय का उद्देश्य झार्यसन्तान को 
वेदिक शिक्षा देना समझा गया था, न कि केवल प्राचारक बनाना | १४ वें भोर १४वें 
निभ्रम में वेदिक स्लुति प्रार्थना उपासना के अतिरिक्त संस्कारों का करना पझ्ार्यमात्र के 
लिए आवश्यक बलाया गया हैं | १७ वाँ निपम बड़े महत्व का है । उसमें एक बड़ा 
उच्च सिद्धान्त बतलाया गया है। इस समय और शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
विचारक रहे हैं । एक वह जो अपने देश को सब भूमण्डल के देशों में ऊंचा मान कर 
केवल उसी को भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं । दूसरे वह्द जो विश्वद्वित 
के विचार को ऊंचा रख कर देशहित को एक संकुचित भाव मानते हैं | १७ वें नियम 
में बड़ौ सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है। नियम यह है--- 


“इस समाज में स्वदेश के हिताथ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक परमार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनों का शोधन तथा सब संसार के द्वत्त की उन्नति 
की जावेगी”? 


स्वदेश की उपेक्षा नहीं की गई, परन्तु उसका भ्रन्तिम लक्ष्य संसार का ह्वित करना 
रखा गया है। स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कतंज्य है | उसके लिए निश्रयस झौर 
अभ्युदय, परमार्थ ओर व्यवहार दोनों ही आवश्यक हैं । केवल भारतवासी नहीं, सभी 
देशों के निवासियों के लिये बह नियम रखा गया है । सब अपने देश के हित में 
यत्नवान्‌ हो-परन्तु देशहित का भी भ्रन्तिम लक्ष्य विश्वद्दित हो । विश्वह्वित को भाषना 
के विना स्व्रदेशद्दित एक निमूल ममता है भोर स्वदेशहित के बिना विश्वह्दित के 
साध्षन का यत्न चांद को पकड़ने के यत्न के समान है। ९८ से २५ तक के नियम 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निंदेश करते हैं | २६ वें नियम में एक बहुत छोटी 
परन्तु महत््त-पूण बात हैं । जब तक आर्य समाजस्थ नौकर मिलना सम्मव हो, उससे 
बाहिर का नौकर न रखा हाय । शेप नियमों में कोई विशेष साप्रदायिक बू नहीं है, 
परन्तु इस नियम में कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जाता है । इतने उदार नियमों 
में यह नियम कुछ अनुद्ार सा प्रतीत होगा, परन्तु यदि इस दृष्टि से विचार क्या जाय, 
कि हिन्कू समाज में द्विमेतरों की कसी दुर्दशा थी, ओर यह भी देखा जाय कि उनकी 
दशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि चाहे जाति में कोई हो, यदि वह 
आ्यार्य बनगया यो उसे सेवक बनाने से किसी झाय पुरुष को संकोच न होश 


समम में डूसमें केवल साम्प्रदायिकता ही कारण नहीं है, सेवक-सर्शल 


( १०७ ) अआर्यसमाज का इतिहास 


का द्विद भी कारण है । इस्लाम ने प्रारम्भ में गुलामों की दशा को सुधारने का जो 
उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इस नियम पर विचार किया जाय तो नियम 
के ओवचित्य पर विश्वास करना कठिन नहीं होगा। २८ वें नियम में, नियमों के घटाने 
बढाने रे लिए सत्र श्रेष्ठ सभासदों का सलाह करना भ्ावश्यक बताया गया है। 


यह बम्बई के भारयसमाज का संगठन है | इस में सन्दह नहीं कि यह कई झंशों 
में अपूर्य है। विशेषतया कार्य में आने वाले व्यावहारिक नियमों का वहुत अ- 
भाव है। बहू सम्मति से निश्चय हो, था सर्वेसम्ति से; नियम परिवर्तन के लिए 
कितना बहुमत होना अश्श्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इत्यादि व्यावहारेक 
बाते नियमों में के छूट गई हैं | यद्ट भी नहीं कि यह केवल शुद्ध उद्देश्यों या मूल सि- 
द्वान्तों का ही वर्शन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान है, परन्तु वह अपूर्ण 
ओर झस्यट हैं । यह ठीक है, तो भी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन 
नियमों में स्त्रामी जी के हृदय का आशय अधिक स्पष्टता से प्रातित्रिम्बित है । उद्देश्य 
का संक्षेप में परन्तु बड़ी स्फुटता से प्रतिपादन है। शेष नियम भी स्वामी जी के 
झाशय को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं। 


एक बात ओर है | इन नियमों पर ब्ाह्मो समाज के संगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 
द्वान्तों का नहीं अपितु कार्यसम्बन्धौ ब्यावद्वारिक संगठन का। इस में कुछ भाश्चर्य 
भी नहीं है । यह असन्दिग्ध बात है कि स्वामी जी के सिद्धान्तों का निर्माण बिल्कुल 
स्वतन्त्ररीति से हुआ था | वह किसी के भनुकरण में नहीं था--वह एक ज्ञानी और 
पर्युत्मुक हृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है कि समाज के संगठन का विचार 
उतना अपेक्षारहित नहीं था। बम्बई के निवासी स्व्रामी जी के पास गये, झोर 
समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को दिल्ली 
में निमन्‍्त्र८ दिया था, उनमें बहुत से प्रार्थनासमाजी थे, और प्रार्थना समाज आझो 
समाज की एक शाखामात्र था। उन्हीं लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्राथना 
की, झौर संगठन तस्यार किया | यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- 
तायें समझ में झाजाती हैं । साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक झादि संस्थायें, जो नई 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं | इन पर पहले का प्राभाव स्पष्ट है । कई लोगों का विचार द्वेगा 
' निथरमों पहले समाजों की प्रचलित प्रथाभ्रों के प्रभाव को मान लेने से समाज का या इस के 


पक महापुरुष का महत्व कम हो जायगा । यह श्रममात्र है। संस्थायें भौर संगठन 
' की सन्‍्तानें हैं, वह वर्तमान प्रभावों से बिल्कुल स्वतन्त्र, | उनका 


दूसरा खशड-दसपभां परिद्छेद । (६५ ) 


दसवां पारेच्छेद । 


"०-+ीडब मद पैनकीवा१०+पाइुंग पाक. 


आय्ये समाज का स्थापना-बम्बई प्रान्त में प्रचार । 


५५४० ४७२२०९०८० 
स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्बन्धी कार्यकम सर्वागसम्पन्न होकर जनता के सामने 
आा गया। स्ममी जी ने अपने कार्य को वैष्णव सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । घीरे २ 
उनका खण्डनास्त्र सारे पौराणिक मतो पर ज्याप गया | वह सुधार को दूसरी दशा 
थी। ज्यों २ वेदिक धर्म का रूप अन्य सब मतों की झपेक्षा उज्ज्वल रूप में दिखाई 
देने लगा, त्यों २ भनन्‍्य सब धर्माचायों का अपनी रक्षा के लिये यत्म भी जारी हो 
गया । ईसाई ओर मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिये चेष्टा करने लगे। इसी 
में स्वामी जी का मोलवियो ओर 'प्रादरियो से मी संघर्ष उत्पन्न हो गया | स्वामी जी ने 
'सब मर्तों भोर सम्प्रदर्यों का खणडन कर वेदिक धर्म को स्थापित करना आरसम्म कर 
ददिया4 इस प्रकार स्वामी जी कार्य्यक्रम पूरा हो गया । 


5... 6_29०5१०००५०-अुलमइ-१० आभार ं/॥ ४७ 2७ ाआआ 


स्वामी जी ने ईसाइयत भोर इस्लाम का खण्डन प्रारम्म कर दिया | इसी बात के 
दो निमित्न बताये जा सकते हैं | एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय को आर्य 
जाति पर इन दो मत्नों से उत्पन्न होने वाले ख़तेर को देख रहे थे । स्वामी जी ने देखा 
पि हिन्दुओं को ईसाई आर मुसलमान कवलित कर रहे हैं। झार्यजाति, जिसे 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति का नाम भी दिया गया था, पादरियों और मोलवियों के धावों 
के सामने डावाडोल हो रही थी । स्वामी जी आर्य जाति के रक्तक बने और ।ईसाइयत 
तथा इस्लाम की बाढ़ को सेकने का यत्न करने लगे | 


एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को समझाया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
मात्न के हिलैषी थे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या बोद्ध, ईसाई हो या मुसलमान, 
भारतवासी हो या .विंदशी-मनुष्यमात्र वैदिक धर्म को स्वीकार करें। अन्यघर्मावल- 
मिबियें। को घर्मसम्बन्धी श्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने खण्डन 
'का कार्य झारम्म किया था | खणडन का उद्देश्य ञआर्यजाति की रक्षा नहीं था, 
अपितु अन्य मतवादियों का खणडब ही था॥ कार्य एक था-दो व्याख्यापों के अनुसार 
उस पर भिन्न २ प्रकार का प्राकाश पड़ता है । इसी विषय पर पूरा विचार तो हम 
जुदा परिच्छेट-में “7 के, यहां केवल इतना विचारणीय है कि सुबार की दूसरी है 
'तीसरी दर्झ उसका निमित्त क्या था ! क्‍या उसका निमित्त स्थामा 


( &८ ) शआार्यसमाज का इतिहास 


जी का केवल भार्यजाति के प्रति प्रेम था, या मनुष्यमात्र के प्रति ग्रेम ! यदि तो 
ईसाइथों ओर मुसलमानों का खण्डन केवल झार्य जाति को उनके झ्राक्रमणों से बचाने 
के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज झार्यजाति के प्रति प्रेम होगा, परन्तु 
यदि खण्डन का निमित्त ईसाईं मुसलमानों को वेदिक-धर्मी बनाना था तो निमित्त मनुष्य- 
प्रेम होगा 4 
मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों द्वी निर्मि्तों से ईसाइयों तथा मुसलमानों का 
खणडन किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रेम था परन्तु आय्यंजाति से विशेष प्रेम था। उस 
प्रेम का केवल यह कारण नहीं था कि वह आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी 
कारण था कि वद आर्यजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सत्य के अधिक पास 
सममते थे । वेद घर्म का स्नोत है, केवल झार्यनाति ही है जे वेदों को प्रामाणिक 
मानती है । जिन झ्ञार्ष्रन्थें। में स्वामी जी वेद के आशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 
भी झार्यनाति के पास ही था । ५दिक-संस्कार, वदिक-ज्ञान, वेदिक-घर्म-सब के अवशेष 
यदि कहीं थे, तो आर्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट हे कि जहां भार्यजाति को शुद्ध वेदिक 
धर्म पर लाने के लिये केवल सुधार की आवश्यकता थी, वहां ईसाइयत और इस्लाम 
का मूलसह्ठित परिवर्तन किये बिना वैदिक-धर्म के लिये स्थान नहीं निकाला जा 
सकता था! एक जगह केवल काट छांट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाडना आवश्यक 
है। आर्य जति की रच्ता और सुधारणा आवश्यक थी, परन्तु भन्यमतवारदों का 
रूयपरिततन ही अभीष्ट था । स्वामी जी ने आरयजाति की रक्षा और सुधारया करते 
हुए ईसाइयत झोर इस्लाम को सस्ते पर खड़ा पाया | वह धर्म आर्यजाति की सत्ता को 
नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध वेदिक बनाकर, 
स्वामीजी संसार की भलाई का साधन बनाना चाहते थे | आयंजाति के लिये भयानक समझ 
कर आर्यजाति के रक्षक ने ईसाइयत और इस्लाम पर प्रात्याक्रमण किये | इससे मनुप्य- 
मात्र का भला ही अभीष्ठट था। प्रथम तो स्वामी जी समझते थे कि यदि 
आर्य जाति के विचारों का पूरा सुधार हो जाय तो २३ करोड़ से अधिक वैदिक-धर्मी 
सारे संसार को सच धर्म की शरण में ला सकते हैं । वह देखते थे कि भार्य जाति के 
अधूरे वैदिकधर्मी अन्य प्रभावों में आकर बिल्कुल अवैदिक ओर अनाये बन रहे हैं। 
मनुष्य जाति की भलाई इसी में थी कि झार्य जाति अपने रूप को समझ कर संसार 
को शुद्ध धर्म का प्रकाश दे सके । दूसरे स्थामी जी चाहते थे कि अपने २ मर्तों की निर्ब- 
लतायें देखफ़र ईसाई, मुसछ्मान आदि वैदिक धर्म की शरण में झा सके । स्वामी जी का 


हक के प्राति पच्यपात था परन्तु वह गुणों का पक्षपात था। भारवि कवि ने 
फहा है--- 

वीतस्पृदाणामपि मुक्तिभाजा- 

स्मशैरत भव्येत्यिद पत्तपाता 


“दूसरा खण्ड-दसवां परिच्कैद ( ४६ ) 


07430» कक अर कु + कण 3: 3-४2: 2४ कक ज-जपू-ज५:क-क कफ कपूर ज भ्कज- आज: २०२०२>२-००२->८- ४६» >--5 >> 
स्वामी दयानन्द झार्य-जाति को झपना बिगड़ा हुआ किला समझते थे झौर भन्य 
धर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर आक्रमण करने वाले प्रतिपक्ञी । यह विचार 
समय के साथ धीरे २ प्रूणता को प्राप्त हुछा । जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस 
समय स्वामी जी रक्षा, सुधार ओर प्रत्याक्रम्ण के परे कार्यक्रम को तख्यार कर 
चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे | सत्र प्रतिपक्षी चौकन्ने हो चुके थे, 
ओर स्थामी जी से सीखे हुए अस्त्रों की सहायता से उनके प्रत्याक्रमयों को रोकने का 
उद्योग कर रहे थे । ह 


इस पकार प्रत्याक्रमण द्वारा आक्रमणों को रोकते हुए धम-महाग्थी २२ अ- 
क्तूबर १८७४ कों प्रयाग से बम्बई पहुंचे | देर से स्त्रामी जी के पास बम्बई-निवासियों 
के निमन्त्रण झाग्हे थे। बम्बई के समाज-सुधारक सुधार-सम्बन्धी कार्य को उन्नति देने 
के लिये ध्यम्र थे ४ इस कारण उनका झ्ाग्रह था क्रि स्वामी जी शीघ्र ही बम्बई पघारें। 
स्वामी जी के भक्त पे० सेवकलाल- जी झादि ने पहले ही से काशीशाछ्लार्थ की प्रतियां 
शरर में बटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं | स्टेशन पर स्वामी जी का भ्रच्छा स्वागत हुआ। 
बालुकेश्वर पर एक उत्तम भाश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया गया था। 
बहां पर प्रतिदिन धर्म-चर्चा होने लगी । बम्बई में बल्‍लभ सम्प्रदाय का विशेष जोर है । 
स्वामी जी ने उसी का खण्डन भारम्म किया | बल्‍लभ सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
झपष झावश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय के गुरुझों की घृणास्पर लीलाओं से झचत्र देश 
काफी परिचित दे। चुका है | स्वामी जी ने जब बम्बई में उनके आराचरण देखे झोर 
सुने, तो उनके हृदय में बड़ा च्तोभ उत्पन्न हुमा | उन्होंने बलपूर्वक खण्डन प्रारम्भ 
किया । बल्लभ सम्प्रदाय के भ्मनुयायियों में हलचल पैदा होगई । गोकुलिये गोसाइयों में 
जीवन जी गोसा|ई बहुत चलता पुर्ज़ा था। उसने स्वामी जी के सेवकों तक को बहकाकर 
विषद्वारा धर्म की भावाज़ को शान्‍्त करने का यत्न किया परन्तु स्वामी जी को रहस्य 
का पता चल गया जोर जौवन जी का कण्टक दूर न हुआ |« कुछ लोग स्वामी जी 
का पीछा करने लगे | वह छाया के समान पीछे रहने लगे ताकि अवसर पाकर कंटे को 
उखाड़ दें--परन्तु सफलता प्राप्त न हुई | स्वामी जी निर्भय तो थे, परन्तु असावधान 
नहीं थे । बहुत सी भापत्तियां तो उनकी सावधानता से ही दूर हो जाती थीं। कई लोग 
सममते हैं कि झांखें बंद करके चलने का नाम निर्मयता है, स्वामी जो उनमें से 
नहीं थे | भय को न देखना निर्भयता नहीं, भय को देखना ओर देखकर भी कत॑ंब्य के 
मार्ग से न विचलना ही निभयता के नाम से पुकारा जा सकता है । सावधानला स्पार्म' जी 
का विशेष गुण था। अपने डेरे की छोटी से छोटी बात पर मी स्वामी जी'की दृष्टि रहती 
थी । बम्षई के एक सेठने दूकान पर कह छोड़ा था कि स्वामी जी का नौकर खाने पीने 
का जोह# >जत्रे वह दे दिया जाय, और बिल मेरे पास भेज दिया जाय” एक 


( १०० ) कझार्थसमाज का इतिक्षरत 


समान डेरे पर भाया है | नोकर लोग झधिक सामान को! बेचकर ऋपनी मुठूठी मर्मः 
कर रहे हैं। स्वामी जी ने दो अपराधी नोकरों को सेवा से पृथक कर दिया ॥ 


इस सयय स्वामी जी के भनुयायियों की संख्या हजारों से अधिक हो चुकी थी 

सुधरे हुए विचारों के लोग देश भर में फैले हुए थे । वह लोग बिखेरे हुए फ्लो की मांति। 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तैयार नहीं हुईं थी। सब के न होने. से शक्तियां बहुत 
फैली हुईं थीं, उनका कोई केन्द्र नदी था। इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य चिरकाल: 
से अनुमव कर रहे थे | बम्बई में बहुत से आय पुरुष स्वामी जी के, पास झाये और 
आया का एक संगठन बनाने के विषय में प्राथना की। देर तक विचार ड्ोता रहा । विशेष; 
चिन्ता नाम के विषय में थी । स्वामी जी ने “झार्य समाज? नाम उपस्थित किया, जो, 
आर्य पुरुषों के हृदयों के ऐन भनुकूल था | स्वामी दयानन्द आये-जाति. के सुधारक और 
रक्षक थे, वह भायत्व के पोषक ओर प्रतिनिधि थे । 'भार्यसमाज” यह नाम इस बात 
को सूचित करता है | यह नाम सभी आये पुरुषों, के हृदयों में ठोक जचा, झोर झारये- 
समान बनाने की तय्यारियां होने लगीं । 


हरेक समाज के लिये कोई न कोई जाधार चाहिये । झार्यसमाज का मूल वेद हैं, 
परन्तु झमी तक वह अगम्य सागर थे, जिन तक पहुंचना किसी झआर्य-पुरुष की शक्ति 
में नहीं था। भभी वह समय नहीं आया था कि वेदों के आधार पर ही आर्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती | भाधार में रखने के लिये एफ ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता थी,, 
जो लोगों की समझ में झा सके, ताकि प्रत्येक झार्य-पुरुष भ्ायंसमाज में आने से पूर्व 
जान सके कि किन सिद्धान्तों का मानने वाला पुरुष झार्यसमाज में प्रविष्ट हो सकता है 
सौभाग्य से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी तय्यार हो चुका था । जब स्वामी जी अलीगढ़ में 
प्राचार कर रद्दे थे, तब राजा जयकुष्णदास जी ने प्रार्थना की थी कि एक ऐसा प्रम्थ 
प्रकाशित कर दिया साँय जिसमें सब सिद्धान्तों का सम्रावेश! हो ॥ स्वामी जी ने उस, 
प्रास्ताव को स्वीकार करके अपने व्याख्यानो का संग्रह करा लिया, और वह 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” के नाम से प्रकाशित हुआ । इस समय सत्यार्थ-प्राकाश प्रथक वार प्रकाशित हो, 
चुका था | 


समय अनुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूस्ल जाना; पड़ा, इस 
से कुछ समय के लिये समाज की स्थापना विलम्बित होगई । २४ नकम्बर है८७४ से 
यह परामश आरम्भ हुआ था, लगमग ६० सजनो ने समासद्‌ बनने की, प्रतिज्ञा की 
थी । दिसम्बर में स्वामी जी # बम्बई से जाना पड़ा । ३ मास के लगभग गुजरात पृ।न्त 
में प्रचार करने क अनन्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी बंदुल ._१--प्रसमाज की 


दूसरा सगड-दसफ परिच्छेद । ( १०१ ) 


है. + ४733 2%-कनका रकम“ पनकासयनफणफ-छ>फ-पन्‍फतकग्कनयन कम यलुकूक-कशरुटफ फ कुक मुहकाक“कप्कम्क्पकूचम कप तकतयपइ“ पलक ०२० उप मुक%-क+ फर्क मु क। 5० ५ कंतसशकममुझुकप्य भव्य उन का» यहुकककरक प 9 भक्यइइ_ नकुइुफ पक ०य्कफपह० करन डचत जरा चस नाथ जन जरफि सकनयटीक.. 3१३ सन्‍ब्जीचज,.. अत अ#रीऑिटीआतचम 3३ बता 5ध भर बा. ३ १2४१४ १३४७७४० ५४ काम 2 चल पा ओर का तर आमचा रत पक पक, 


बे ४० ८आ ५७ ५ चली 


स्थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह से उठाया गया + इस वार यत्ञ शीघ्र ही सफल हे।गयाः 
राजमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जी सर्व सम्मति से नियमों का मसोदा बनाने के. 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये हुए मसोदे पर विचार करके चतन्र सुदी ५सं० १६३२ 
तदजुसार १० अप्रैल १८७५ के दिन, गिरगांब में, डा० मानिकचन्द्र जी की बाटिका में 
नियम पूर्वक आर्यसमाज की स्थापना हुई। ह्ार्यसमाज के २८ नियम बनाये गये। वर्तमान 
१० नियम लाहोर में पीछे से. बनाये गये थे । प्रारम्मिक २८ नियमों में सभी कुछ है, 
उद्देश्य, नियम, उपनियम आदि सब कुछ उनमें आगये दे । यह पहला झवसर थाः 
कि स्वामी दयानन्द जिन सिद्वान्तों का प्राचार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
एक सूत्र में पिरोये जाकर संगठित हुए । झार्य समाज की नीव में वशेन २ से विचार 
कार्य कर रहे हैं--यह जानना है। तो इन फ्रारम्मिक २८ नियमों का बिवेचन जावश्यक 
है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा । 


बम्बई आय समाज का पहला नियम बडी स्प्टला से झार्य-समाज के उद्देश्य को 


पूकाशित करता है | वह कहला है---'सब मनुष्यों के हिताथ आर्यसम|ज का होना भझा- 
वश्यक है” आर्यसमाज का उद्देश्य सब मनुष्यों का दवित करना है । यह विस्तृत उद्देश्य है, 
जिससे भार्यसमाज की स्थापना हुई है | संसार में इससे बढ़कर व्याथक उद्देश्य नहीं हो। 
सकता । दूसरा निबम बताता है कि इस समाज में मुख्य स्वलः प्रमाण वेदों को ही. 
माना जायगा” इस वाक्य में, झारयसमाज का धामिक झाधार स्पष्ट रूप से बला दिया 
गया है । केवल वेद ह्वी स्वतः प्रमाण भौर घम के मूल झाघार हैं--पअनन्‍्य सब भ्रन्थः 
चाहे वह आाष ही क्‍यों न हों--जहां तक वेदानुकूल न हो, शब्दप्रमाण नहीं है॥ 
यह नियम बड़ा स्पष्ट है। बदि इसके, मुहत्त्व पर पूरा ध्यान दिया जाय तो भार्यसमाज की 
वुल्ियां शाखाओं में बिखरने से बचाई जा सकती हैं | दूसरे ओर चोथे' नियम में प्रधान 
झोर शाखाभेद् से झारयसमाजों के दो भेद किये गये हैं। इन नियमों में: प्रतिनिधि सभा! 
ओर सार्वदेशिक सभा भादि विस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं है | पांचबां नियम समाज 
में सस्कृत और आार्यभाषा के पुस्तकालय की झावश्यकता बताता है, ञोर यह भी 
झाशा दिलाता है कि समाऊ की ओर से “झायःप्रकाश” नाम का साप्ताहिक पत्र निक- 
लेगा | यह नियम--तथा आगे के कुछ झोौर नियम भी-इन सम्पूर्ण नियमों को एक 
देशी बना देते हैं ॥ इन नियमों को बनाते हुए बम्जई की दशाओं को विशेषतया ध्यान 
में रखा गया था । ७वें नियम में केवल दो अधिकारी नियत करने का निर्देश है। एक 
प्रधान-दूसरे मन्त्री । अभी उपग्राधान उपमन्त्री आदि को रचना की भावश्यकला नहीं 
सममी गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्त्य का है | पुरुष झोर ल्ली-दोनों ही 
समाज के |  भककेंगे। यह उदार नियम भार्यसमाजों, में प्रायः उपेक्षा की दृष्टि 


( १०२ ) जाेस्माज़ करा इतिहास 


से देखा जाता हैं। ज्री समाजे जुदा खोलदी. जाये-इससे शायद उतनी न हानि हो, 
जितनी मुल्य झार्यसमाज से त्ल्ियों का बहिष्कार करने से होती है । त्ियों का दृष्टिक्षेत्र 
बहुत संकुचित हो जाता है | उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह अपनी परिधि 
से बाहिर नहीं निकलने. पाती | यदि पुरुष झोर स्री एक ही जामिक संगठन में शामिल 
हों, इकटठे बेठें, कार्यकारिणी में मिलकर इकटठे हौ आवश्यक विषयों पर विचार करें, 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि ख्त्रियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो, भार्यसमाज की शक्ति 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले ४ 


आठवां नियम झ्ार्यसमाज के समासद्‌ की योग्यता का वर्णन करता है ॥ 'इस समाज 
में सत्पुरुष सदाचारी ओर परोपकारी समासद लिये जायेगे” यद्यपि देखने में यह नियम 
छोटा झोर भपर्यात सा दिखाई देता है परन्तु झाश्चर्थ है कि इस नियम में ऋषि 
का इृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित है । समाज का सभासद सत्पुरुष हो, सदाचारी हो--- 
अर्थात्‌ आर्य आाचरणोवाला द्वी। । झार्य समासद्‌ बनने के लिये श्रेष्ठ भाचरख को 
मुख्य माना गया है । वर्तमान १० नियमों में सदाकार की चर्चा इलनी स्पष्टता से नहीं है। 
यही कारण! है कि कभी २. “'करने' की अपेक्षा मानने” की महिमा भरधिक बढ़ादी जाती. 
है। प्रारम्मिक नियम करने? कौ महिमा अधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरुष 
दाण भर भी समाज का सभासद नहीं रहना चाहिये-बम्बई वाले नियमों का यह सार 
है । १०वां निवम सातवें दिन सत्सेंग करने का भादेश करता है । पहले यह सत्संग 
शनिबार को दाता था, पीछे से अधिक भनुकूलता- देखकर रविवार के दिन द्वाने लगमा। 

१९ वां नियम कार्यक्रम का बप्रतिपादन करता है | कार्यक्रम में गान मंत्रपाठ मन्‍्त्रों 
की व्याख्या आदि के झतिरिक्त परमेश्वछ सत्यथम सत्य नीति सल्य उपदेश 
ज्रादि का प्रतिपादन है । इस नियम में साप्ताहिक सत्संग के छेत्नविस्तार का दिग्द्शन 
करा दिया गया है | सत्यधर्म झौर सत्य नीति को पृथक्‌ रखा गया है। सत्यधर्म सिद्धान्त 
रूपी धर्म है, भोर उसका व्यावद्दारिक प्रयोग सत्यनीति कहलाता है । झायसमाज में केवल. 
सिद्धान्तों पर ही विचार न है।गा, उनके व्यावह्वारिक प्रायोग पर मी विचार क्रिया जायगा। 
जो लोग यह समभते हैं कि भार्यसमाज में केवल मूल सिद्धान्लों पर ही विचार हे।ता रहे, 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई ध्यान न दिया जाय, वह ११यें नियम यरे ध्यानदेंगे 
तो उनका सेंदेह दूर दे जायगा । १२वें नियम में झाय का शतांश 'चन्दे के रूप में देने 
का विधान रखा गया है झोर क्ताया गया है कि चेंदें: की झामदनी से 'आयंसमाज? 
नझाय-विद्यालय और झार्य-समाचार पत्र! चलाये जाये । “भार्य-विद्यालय” का विचार 
आर्यसमाज की भााधार शिला रखने के साथ ही उत्पन होमया था, यद्द कोई नया समा- 
रोह नहीं है | स्वामी जी का यद्द दृढ़ आशय पूतीत होता. है कि व" अद्नघों की सन्‍्तान 
को शिक्षित करेने के लिये आये-विययालय खोले जाये । ४६ [र्य-विद्यालय 


वृसरा खयड-दसरव्वा परेच्छेद । ( १०३ ) 


हक इनक ९८९३ ९२३ ९८०५ ५. वि ३७०१ / ३-३ ना> सहन; हमरकपुन्दक कु फुमनथ कक की >$6 की ९ अमीकेन ५८3० 5०% न या 


उद्देश्य को झौर भी झधिक स्पष्ट करता है । उसमें झाय-वियालय 
का यह कार्यक्रम बताया गया है “आयेविद्यालय में वेदादि सनातन भाष॑ग्रन्थों का पठन 
पाठन हुआ करेगा झयौर वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष भोर ल्लियों को दी 
जायगी ।? इस नियम का अभिप्राय स्पष्ट है । आर्यविद्यालय का उद्देश्य झार्यसन्तान को 
वैदिक शिक्षा देना समझा गया था, न कि केवल प्राचारक बनाना । १४ वें झौर १४वें 
नियम में वेदिक स्तुति प्रार्थना उपासना के भझतिरिक्त संस्कारों का करना आर्यमात्र के 
लिए झाबश्यक बताया गया हैं | ९७ वां निग्नम बड़े महत्व का है। उसमें एक बड़ा 
उच्च सिद्धान्त बतलाया गया है। इस संमय ओर शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
विचारक रहे हैं । एक वह जो अपने देश को सब भूमणडल के देशों में ऊंचा मान कर 
केवल उसी की भलाई को भपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं | दूसरे वह जो क्धिद्वित 
के विचार को ऊंचा रख कर देशहित को एक संकुचित भाव मानते हैं | १७ वें नियम 
में बड़ौ सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है। नियम यह है--- 


“इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक पस्मार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनों का शोधव तथा सब संसार के ह्वित की उन्नति 
की जावेगी?” 


स्वदेश की उप्रेक्षा नहीं को गईं, परन्तु उसका प्नन्तिम लक्ष्य सेसार का ह्वित करना 
रखा गया है। स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कतंव्य है | उसके लिए निश्चयस झोर 
अभ्युदय, परमार्थ और व्यवहार दोनों ही भावश्यक हैं | केवल भारतवासी नहीं, सभी 
देशों के निवासियों के लिये वह नियम रखा गया है । सब अपने देश के दह्वित में 
यत्नवान्‌ हों-परन्तु देशहित का भी भझन्तिम लक्ष्य विश्वद्वित हो | विश्वद्वित कौ भाषना 
के विना स्वदेशहित एक निर्मूल ममता है भोर स्वदेशद्दित के विना विश्वह्िित के 
साधन का यत्न चांद को पकड़ने के यत्न के समान है। १८ से २५ तक के नियम 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निर्देश करते हैं | २६ वें नियम में एक बहुत छोटी 
परन्तु महत््व-पूरण बात हैं । जब तक आये समाजस्थ नोकर मिलना सम्भव हो, उससे 
बाहिर का नौकर न रखा जाय । शेष नियर्मो में कोई विशेष साप्रदायिक बू नहीं है, 
परन्तु इस नियम में कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जाता है । इतने उदार नियमों 
में यह नियम कुछ चनुदार सा प्रतीत होगा, परन्तु यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय, 
कि हिन्दू समाज में द्विमेतरों कौ कैसी दुर्दशा थी, और यह भी देखा जाय कि उनकी 
दशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि चाहे जाति में कोई हो, यदि वह 
झार्य बनगया यो उसे सेवक धनाने से किसी भार्य पुरुष को संकोच न हो तो 


समझ मे इसमें केवल साम्प्रदायिकता ही कारण नहीं है, सेवक-समाज 


(१०४) आरयसमाज का इतिहास 


का हित भी कारण है । इस्लाम ने प्रारम्भ में गुलामों क्वी दशा को सुधारने का जो 


उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इल निपम पर विचार किया जाय तो नियम 
के झचित्य पर विश्वास करना कठिन नहीं होगा | २८ वें नियम में, नियमों के धठाने 
बढ़ाने के लिए सब श्रेष्ठ समासदों का सलाह करना झावश्यक बताया गया है। 


यह बम्बई के झ्रायंतमान का संगठन है | इस में सन्देह नहीं कि यह कहें भरंशों 
में अपूर्द है। विशेषतया कार्य में झाने वाले व्यावहारिक नियर्मों का बहुत अ- 
भाव है। बहू सम्मतिसे निश्चय हो, या सर्वसमति से; नियम परिवर्तन के लिए 
कितना बहुमत होना झ्रावश्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इत्यादि व्यावहारेक 
बाते नियमों में श्रे छूट गई हैं । यह भी नहीं कि यह केवल शुद्ध उद्देश्यों या मूल सि- 
द्वान्तों का ही व्यन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान है, परन्तु वह अपूर्ण 
ओर झत्यट हैं। यह ठीक है, तो मी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन 
नियमों में स्त्रामी जी के हृरय का आशय अधिक स्पष्टता से प्रातिबिम्बित है । उद्देश्य 
का संन्तेप में परन्तु बड़ो स्कुटता से प्रतिपादन है। शेष नियम भी स्वामी जी के 
झाशय को बड़ी सुन्दरता से पभिश्यक्त करते हैं। 


एक बात ओभोर है । इन नियमों पर आह्ो समाज के संगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 
द्वान्तों का नहीं अपितु कार्यसम्बन्धौ ध्यावहारिक संगठन का। इस में कुछ भाश्च्य 
भी नहीं है । यह असन्दिग्ध बात है कि स्वामी जी के सिद्वान्तों का निर्माण बिल्कुल 
स्वतन्त्ररीति से हुभा था | वह किसी के भनुकरण में नहीं था--बह एक ज्ञानी और 
पयुत्सुक इृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है. कि समाज के संगठन का विचार 
उतना अपेक्षारहित नहीं था। बम्बई के निवासी स्त्रामी जी के पास गये, भोर 
समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को दिल्ली 
में निमन्‍्त्रर दिया था, उनमें बहुत से प्राथनासमाजी थे, और प्रार्थना समाज ब्राह्ी 
समाज की एक शाखामात्र था। उन्हीं लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्रार्थना 
की, और संगठन तस्यार किया । यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- ह 
तार्ये समझ में झाजाती हैं। साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक भादि संस्थायें, जो नह 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं | इन पर पहले का ग्राभाव स्पष्ट है। कई लोगों का विचार द्वागा 
कि नियर्मों पहले समाजों की प्रचलित प्राथाओं के प्रभाव को मान लेने से समाज का या इस के 


संस्थापक महापुरुष का महत्व कम हो जायगा । यह डा | अंग्म्थ कि संगठन 
समय की सन्तानें हैं, वह वततेमान प्रभावों से बिल्कुल । उनका 


इसरा-छय३-दसपां परिष्देद । ( १०४ ) 


गौरव इसमें नहीं कि वह जिना जड़ के बुद्ष, बिना नौन के भवन यथा बिना ऋतु के 
फूल हैं, बल्कि गोरव इसमें है कि वह समय की भझ्वश्यकता को प्रा करते हैं, जाति 
की वास्तविक बीगारी दंग ठीक इलाज करते हैं, झोर समय का ठीक भालाप सुनातवे 
हैं। यद्यपि झार्यसमाज के व्यावहारिक संगठन पर बहो समाज का प्रभाव था, तो भी 
हम अगले पृष्ठों में देखेगे कि भायसमाज अक्मो समाज की भपेक्षा गरधिक समपानुकूल, 
जाति की झावश्यकताओों को पूरा करने वाला और उपयोगी था, इस कारण जाति ने 
उसे झपघिक व्यप्रता से देखा परन्तु उत्मुकता झौर उत्साह से प्रदण किया । 


काठियावाड़ भोर पूने भें, इन लगभग ४५ महीनों में खूब प्रचार हुभआ। कंप्वहै 
तो स्वामी जी के प्रचार से हिल गई । बह्लम सम्प्रदाय के गुरु, शेकाशों से घत्रस् कर 
बम्बई छोड़ने तक को बाधित हो गये । मूर्ति पूजा के बेतरह खण्डन से ब्राह्मशमण्ड्त्री 
विचलित द्वो गईं ! प्रजा के तेग करने से मण्डली की एक वार शास्त्रार्श का भायो- 
जन भी करना पड़ा | पहला शास्त्र वम्बई के पुस्तफालय में हुआ। दूसरा शा- 
स्‍त्रार्थ स्वामी जी के काठियावाड़ से लोटबार फ़िर बम्बई पाने पर, द्ोकाभाई ज॑ बन 
जी के मकान पर पं० रामलाल जी शास्त्री के साथ हुआ। दोनों में विवाद का विषय यह था 
कि मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं? ! जड्ां बनारस के पांय उखड़ गये, वहां बस्न॥ई के 
शास्त्री क्या कर सकते थे ! गूरत पूजा वेदों से सिद्व न हो सकी । स्वागी जी जब हैस्नह 
से कुछ दिनों के लिये बड़ोदे गये हुए थे तब प० दमलनयन शास्त्री ने शस्त्रार्थ का 
हल्ला किया | स्थामी जी बम्बई लौट भाये | काउस जी फराम जी हाल में शास्त्रार्थ 
हुआ । बस्तई में ईसाइयों के साथ भी कुछ मापट हुईं । बढ़े घादरो 
विलसन साहब विद्वान पुरुष थे। स्पामी जी ने उन्हें घर्न विचार के लिये भामन्श्रित 
किया । काई उत्तर न पावर स्त्रामी जी स्वयं पादरी साहिब्र के पास पहुंचे परन्तु प्रिर 
भी उन्हें धर्म विचार के लिगे तेयार न कर राफे । बड़े झादमियों को कोई न फोह कार्य 
सदा रहा ही करते हैं। स्यामी जय के साथ धर्म यिचार रैसी झप्रिय परीक्षा डे, पादरी 
साहिन को वैसे ही एक झावश्यक कार्य ने छुटफारा दिला दिया। 


गुजरात में भ्रमण करते हुए स्पामी जी ने सूग्त, भरोंच झआादि में धर्म ब्रंचार 
किया,. भार्य पुरुषों में नये जीवन का संचार किया । भरोच से स्थामी नौ दिसम्बर मास 
में झट्टमदाबाद गये । स|चरमती के किनारे माणिकेश्वर महादेव के मन्दिर में स्वामी 
जी का निवास स्थान था। झहमबाद में भी पणिडत मणडली से शास्त्रार्थ हुआ । बड़ा 
उत्तम प्रम/व रहा, और शाघ्र ही यहां भाव॑समान की स्थापना भी हो गई। दोनिंग 
कालेज राजकोट के प्रिंसीपल भी हृर्गोविन्द दास जी के- झसंत्रद् पर स्वामी जी राज- 


कोट गये, एः... प्हमदाबाद ददरते हुर भाप बलसार और बसदे पधारे। 


(१०६ ) धार्यक्षमाज का इतिहास 


इस प्रकार थोड़े ही समय में प्रान्त के बड़े २ स्थानों पर धर्मामृत वर्षा कर भाप जनवरी 
में बम्बई लोट गये । झार्यसमाब की स्थापना इसी अवसर पर हुई | बम्बई से फिर 
अहमदाबाद होते हुए स्वामी जी बड़ोदे पधारे। 


दर्ाई में स्वामी जी ने संस्कार विधि ओर आयाभिविनय तैयार करा कर छपवा 
दिये थे । प्रन्थ प्रकाशन का कार्य जोर से जारी होचुका था। सत्यार्थ प्रकाश भोर संस्कार 
विधि यह दो बड़े ओर अ!र्ससमाज के मूलभूतप्रन्थ तेयार हो चुके थे, भौर बेद भाष्य 
के प्राकाशित द्वोने की तय्यारियां हो रही थी। प्ार्याभिविनय, वेदान्त ध्वान्न निवारण 
झादि अनेक छोटी २ पुस्तकार्य बीच २ में भावश्यकतानुसार प्रकाशित द्वोती 
रहती थीं । 


बड़ोदे में स्वामी जी राज्य के भतिथि थे | आझापका झासन विश्वामित्री नदी के 
किनारे महादेव जी के मन्दिर में जमा। वहां झापके झनेक व्याख्यान हुए। 
ब्याख्यानों में दीबान झादि ऊंचे राज्याधिकारी उपस्थित होते थे। पणिडत-मण्डली 
भी व्याख्यानों में झाती थी । श्रोता सभी जातियों के होते थे। जब स्वामी जी 
थेद मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करते थे, तब पणिडत लोग कानो में उंगली 
देकर भागने को तय्यार हो जाते थे । कहते हैं कि बड़ोदे में पणिडर्तों के साथ एक 
शास्त्रार्थ का प्रसंग चलने परे, नमूना दिखाने के लिये स्वामी जी ने कुछ समय तक 
कठिन संस्कृत भी बोली थी, मिंसे पेडित लोग नसमम सके । सामान्यतया स्वामीजी का 
संस्कृत बोलने का ढंग वहुत ही सरल था | वह बड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया 
करते थे। जिन्हें संस्कृत में कुछ भी प्रवेश था, वह उनके आशब को समझ 
जाते थे। पंडितों के झाग्रह पर यहां स्वामी जी ने कुछ समय तक कठिन संस्कृत का भी 
भाषण किता, जिससे भाक्तेप कर्ताओं के मुंह बन्द हो गये । राजदीवान माथवराव की 
प्राथना पर स्वामी जी ने राज धर्म पर भी एक व्याख्यान दिया, जिसमें अंग्रेजी न 
जानने वाले पणिडत के मुखर से राजनीति के गम्भीर सिद्धान्तों की व्याख्या सुनकर 


ऊँचे अधिकारी दंग रह गये । बड़ोदे से स्वामी जी को पे० कमलनयन से शास्त्रार्थ 
करने के लिये फिर बम्बई जाना पड़ा। 


१८७५ ई० के जुलाई मास के भारम्भ में प्रसिद्ध सुधारक श्रीयुत महादेव गोवि- 
न्‍्द रानडे क निमन्त्रण पर स्वामी नी पूने गये । प्रना महाराष्ट का केन्द्र है, झोर सनातन 
धर्म का गढ़ है। पूने के ब्रक्षण राज्यों की स्थापना कर चुके हैं, झोर राजाओं का 
शासन कर चुके हैं । उनसे मिड़ना साहस का कार्य था। पूने में स्वामी जी के १५ बड़े 
च्रभाव शाली व्याख्यान हुए । यह व्याख्यान संग्रह रूप में छप भी चुके हैं। प्रना गढ़ 
में इन व्याख्यानों के प्रहारों ने हलचल मचा दी । रानडे महाशयूढ़ीे.. “रे शहर में 


दूसरा खगड-दसयां परिच्छेद । ( १०७ ) 


या कक कज>क- कक: ४-७ कफ जम फ-७-क- कस कक -कफ फट क०४ कम फट पटफट फट फ-छ ० छू जय ७-३८ मनस--अ अ श5० >47५-7+० ०६४६ €६४९७८ ४४९८ 


स्वामी जी की सवारी निकली । एक पालकी में रखे हुए वेद झागे २ थे, झोर स्वामी 
नी को लिपे हाथी पीछे २ था| सवारी बड़ी धूमधाम से निकली । इसके जवाब में 
विरोधियों ने, जिनमें कई महाराष्ट्र के रत्न भी शामिल थे, गद्धंबानन्द झाचार्य की 
सवारी निकाली । एक भादमी का मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया, ताली पीठते 
भोर कींच फेंकते हुए लोग साथ जाने लगे | बड़ा हुल्लड़ मचता रहा। स्वामी जी 
ओर उनके साथियों पर कींच फेंका गया। रानडे महाशय पर भी बहुत सा कींच 
पड़ा । विरोधियों ने समझा कि बह इस प्रकार से सत्मघादी के मुंह को सी सकेंगे, परन्तु 
उन्हें पता नहीं था कि यह मोम नहीं था, जो हाथ से मुड़ जाता। इस श्यवह्ार से 
स्वामी जी का तो कया झपमान होना था, उल्ठा आज तक भी उन्हीं महानुभावों के शुभ्र 
कीतिचन्द्र पर कालिमा का एक धब्बा लगा इभा है, जो ओर सब से प्रकार से आदर 
के योग्य हैं 


६ कैण्ण ) खारयसमास का इतिहास 


ग्यारह॒थां परिच्छेद । 
“-- -*"' 93 2988%4क----- 


उत्तर दिशा में घर्म की गज । 
६५० ४७२०००८० 


१ जनवरी १८७७ है को दिल्ली में महारानी विकटोरिया के भारत की महा- 
रुददी उदघोषित होने के उपलक्षा में भारी दरबार द्वोने को था। उसकी तय्यारियां घूम 
जाम से हो रहौ थीं। दिशली में देशभर के राजों महाराजों के भाने कौ जझाशा लग 
रहौ थी स्वामी दयानन्द जौ बम्बई से लौट कर संयुक्त प्रान्त में श्ननण कर रहे थे, 
उन्हें दरबार के समाचार मिले ।जो ब्यक्ति संसार भर को सत्य की बात सुनाने का 
भौद्ा उठाये बुर हो, उरो इससे अच्छा अयसर वहां हाथ आरा सकता था | स्वामी जी 
को खेचनेवाले मुख्यतया दो प्रलोमन थे। एक दो उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
बह धायाबते के राजात्नों के इृदयों में सच्चे चाय घर्म के लिए प्रेम पैदा करने में सफल 
हों। उनकी भावना थौ जि जब तक देश के रईस नदीं सुधरते जब तक प्राजा का 
सुधार नहीं हो सकता । यदि किसौ प्रकार रईसों की दशा सुधारी जा सके तो सर्व 
साधारण की दशा में बिना विशेष परिश्रम के ही परिवर्तन पैदा किया .जा सकता है। 
इस फारणख उनकी भभिलापा थी कि किसी प्राक्ार देश भर के नरेशों के कानों तक 
सत्य का सन्देश पहुंचाया जाय । दरबार की झोर खेचनेवाला दूसरा प्रलोभन यह्‌ 
था कि स्थामी जी देश में कार्य करनेवाली अनेक शप्यों को देख स्हे थे। एक भोर 
ग्रझोसमाज था, मितकी बाग़ड़ोर उत समय बा० केशय चन्द्र सेन के हाथ में थी। दूसरी 
ओर सरे सथ्यद जहमद की चलाई हुईं लद्दर थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को जगाना 
था । शक्तियां अनेक थीं, परन्तु सब का उद्देश्य एक ही दिग्वाई देता था | एक ही सचाई 
का मिल २ रूप से प्रकाश हो रहा था - स्वामी जी की प्रतिगा केवल भेदों को देखनेवाली 
छोर काट छांट करने बाली न थी, वह बड़े से बड़े भेद में समानता देखने की भी शक्ति 
रखती थी । स्थामीजी भे३ प्रब॒त्ति को ही उत्पन नहीं करना चाहते थे, घुराइयों के दूर हो 
आने पर बची हुईं भलाई के भाधार पर सारी मनुज्य जाति को एकता के सूत्र में पिरो 
देने का भी संकल्प रखते था। सत्याथ प्रकाश का निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जी के 


धाशय को प्राकट करेगा । 
( जिज्ञाप्तु ) इसकौ परीक्षा केसे हो ! 
( झाप्न ) तू जाकर इन २ बातों को पृ सम कौ एक सम्मीशियु/“ है। 


दूसरा खणक-स्यारहर्या परिच्छेव । ( १०६ ) 


तब बह उन सहस्तनों की मंडली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि 'सुनो सब लोगो ! 
सत्य भाषण में धम है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्य भाषण 
में घम और असत्य भाषण में अधम है। वैसे ही विद्या पढ़ने बह्मचर्य करने, पूर्ण 
युवाबस्था में निवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार झ्ादि में धर्म है वा भविया 
ज़झ्चर्य ने करने, व्यभिचार करने, कुसग, असत्य व्यवद्दार छल, कपट, द्विसा 
पर द्वाति करने आदि कामों सें ! सबने एक मत द्ोके कहा कि विद्यादि के प्रददर 
सें भर्म योर भविदादि के ग्रहण में श्रथम | तब जिज्ञास ने सब से कहा कि 


झुम इसी प्रफार सब जने एक मत हो सत्यधर्म की उन्नति भौर मिध्यामार्म की 
हानि क्यों नई करते हो !”?! 


इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी केवल मतमतान्तरों के भेद को दिखा कर विरोधा- 
त्मक संसार की रचना करनेवाले नहीं थे, उनका रंकरप था कि सर्वसम्मत व्यापक 
सचाइयों के आधार पर संसार भर का एक धर्म स्थापित किया जाय | दिल्ली के दरबार 
में भारत बर्ष के सब धामिक सुधारकों के इकटठे होने की आशा थी। स्वामी जी को यह 
अवसर बहुत उत्तम प्रतीत इ | जो लोग स्वामी जी को एक संकुचित सम्प्रदाय के 
संस्थापक के रूप में प्रागट करना चाहते हैं वह यदि इस उद्धरण हझोर ऋषिजीवन के 
इस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका सन्देह दूर हो जायगा । 


दिसम्बर मास के अन्त में स्वामी दयानन्द जी दिल्ली पहुँच गये, भोर शेरमल के 
झनारबाग में डेरा जमाया | मुंशी इन्द्रमणि झादि हितैषी लोग स्वामी जी के साथ ही 
ठट्टरे थे । इन दिनों स्वामी जी ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका पूर्ण कर चुके थे भोर बेद 
भाष्य लिखाते थे | प्रचार काकार्य प्रति दिन होता था। राजा महाराजाओं के पंडित स्वामी 
जी के पास भाते रहते थे । स्वामी जी ने अपने विचारों की सूचना प्रायः सब राजाओं 
के पास भेजदी थी | उन लोगों के हृदय में मद्दात्मा के दर्शनों को इच्छा भी उत्पन 
होती थी, परन्तु बाक्षय लोग पीछे से रोकते रहते थे । वह बदकाने ओर स्वामी जी 
को नास्तिक बतलाकर दश्शनजन्य पाप के चित्र खेंचने में लगे रहते थे। इन्दोर नरेश 
ने यत्न किया था कि एक सभा में सब नरेश इकठठे हों झोर स्वामी जी के सिद्धान्तों का 
श्रवण करें । दिल्ली में राजा लोग सरकारी प्रोग्राम से ही छुट्टी नहीं पा सकते थे, उन्हें 
धर्मोपदेश सुनने की फुर्सत कहां | कभी लाट साहिब की हाज़रो --कभी फ़ोज का निरी- 
शण-कभी जलूस-कभी थियेटर-इनसे फुसत पानी ह्वी कठिन होती थी। राजाझों का 
जमाव म हो सका । स्वामी जी का विचार था कि देश के रईसों का कुछ सुधार कर 
सर्के->कम से कम उनके कानों तक धम की ध्वनि पहुंचा हैं, परन्तु कुछ देश का 


दौर्भाप्य ञो है पका कर्मफल-विचार फलीभूत न हो सका | 


दरबार के अवसर पर पहुंचने में स्वामी जी का दूसरा लक्ष्य बंह था कि देश के 
भिन्न ३ धार्मिक नेताभों को इकट्ठा करके परामश किया जाय भौर यदि सम्भव हो तो 
कोई एक ऐसा महानद ढूंढ लिया जाय, जिसमें सत्र सम्प्रदायरूपी -नाले मिल्रा दिये 
जाये | सब सुधारक एक ही प्रकार से, एक ही स्वर से, सुधार का यत्ञ करें, ताकि जो 
लोग प्रभा का सुधार कर रहे हैं, वह आपस में ही मतभेद के कारण मगड़ते हुए 
दृष्टिगोचर न हों | स्वामी जी के निमन्त्रण पर बा० केशवचन्द्रसेन, सर सैय्यद झहमद 
खां, मुंशी कन्हैयालाल भलखधारी, बा* नवीनचन्द्रराय, मुन्शी इन्द्रमणि और बा० 
हरिश्वन्द्र चिन्‍्तामणि-यह महानुभाव स्वामी जी के स्थान पर एकत्र हुए । बा० फेशवचन्द्र 
उस समय अज्यो-समाज के चमकते सितारे थे। नवधिधान झभी विख्यात नहीं हुभा था, 
परन्तु समाज की बागढोर उन्हीं के द्वाें में थी । ब्रद्योसमाज के दूसरे प्रतिनिधि बा० 
नवीनचन्द्रराय थे | राय महाशय पंजाब के ब्रक्बोसमाजों के प्राय थे। १६ वीं सदी में 
इस्लाम ने सर सय्यद की झपेष्ता भधिक प्रभावशाली नेता उत्पन्न नहीं किया । सर 
सय्यद का बल तलवार का नहीं था--लेखिनी का था, जिव्हा का था, भोर बुद्धि का 
था । भारत के मुसकमानों को आपने नींद से उठाकर खड़ा कर दिया था। मुन्शी क- 
न्हैयालाल भलखधारी सुधार का यकत्न कर रददे थे, भोर मुन्शी इन्द्रमणि मुसलमानों द्वारा 
हिन्दू धम पर किये हवए भाद्देपों का समाधान करके ख्याति पा रहे थे । बा० हृरिश्वन्द्र 
चिन्तामणि उस समय बम्बई के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। इस प्रकार यह छोटी सी 
सभा प्रतिनिधिस्वकूष सबकी जा सकती थी । इसमें बेगाल, बम्बईं प्रांत, युक्त प्रान्त 
झोर पंजाब के भोर दूसरी तरफ इस्लाम बक्योसमाज, हिन्दू समाज झोर झआार्यसमाज के 
प्रतिनिधि विथमान थे । सभा में स्वामी: जी ने झपना विचार उपस्थित किया। विचार 
का सार यह था कि देश का अम्युदय, और मनुष्य का कल्याण तब तक नहीं हो 
सकता, जब तक देशभर का एक धरम न हो जाय । वह एक धरम वेदिक-धर्म है। बदि 
उम्र पर कोई झाक्तेप या शका हो तो स्वामी जी ने उसके समाधान के लिये भ्बसर 
देने कौ इच्छा प्रगट की । दुःख है कि इस सभा की पूरी काररवाई कहीं भी प्राप्त नहीं 
होती । यह सभा “गुप्त” ही समझी गई द्वोगी, क्योंकि इस समय के समाचार पत्रों में 
भी इलका कोई विस्तृत वर्णन नहीं पाया जाता | प्रतीत होता है कि सभा का जहाज वेद 
की निर्दोषता पर झाकर टकराया | बअक्योसमाजी भोर मुसलमान बेद की ईश्वरीयता भौर 
निर्दोषता को नहीं मान सके, इस कारण सभा विशेष परिणाम उत्पन्न किये बिना ही स- 
माप्त होगई । 


सभा के सन्‍्मुख मुख्य कठिनाई वेद सम्बन्धी थी-बद अनुमान एक भोर 
घटना से भी पुष्ठ होता है । बा० केशवचन्द्रसेन ने दिल्‍ली में ही स्वामी जौं से यह 
भी कहा था कि यदि आप बेद के नाम से धर्मप्रचार करने की पू।.. 'दृहा करें कि-- 


दुसरा खरणड-म्पारहवां परिष्छेद्‌ । (१११ ) 


“मैं कहता हूं कि यह घमम है?” तो लोग भधिक सुगमता से विश्वास करलें भौर जाप 
को झधिक सफलता हो । स्वामीजी नै इसका जो उत्तर दिया होगा, उसकी कल्पना ही की 
जा सकती है । एक मुसलमान ओर फिर कट्टर मुसलमान यह मानले कि वेद ईश्वर की 
ओर से झाये हैं भोर निर्दोष हैं-यह भी केसे सम्भव था । यह समम लेना कठिन नहीं है कि 
बेद के भाधार पर धर्म की एकता करने के यत्ञ में बा० केशघचन्द्रसेन या सर सय्यद 
अहमदखां से सद्दायता पाने के उद्देश्य से जो सभा की गईं थी, वह बरयो असफल हूंई ! 


दरबार की समाप्ति पर स्वामीजी ने दिल्ली से प्रस्थान किया । आप मेरठ होते हुए सहारनपुर 
गये । वहां स्वामी जी को सूचना मिली कि चांदपुर ज़ि० शाहजहांपुर में एक भारी घाम्कि 
मैला है, जिसमें ईसाई झोर मुसलमान विद्वान्‌ भी झायेगे, और निर्णय होगा कि कोन 
सा धर्म सच्चा है। मेले के संस्थापकों का निमन्त्रण पहुँचते ही स्वामी जी ने स्वीकार 
कर लिया। 


मेला १८ मार्च सन १८७७ से २० मार्च सन्‌ १८७७ तक होने को था। मेले 
से ५ दिन पूर्व स्वामी जी चांदपुर पहुंच गये। १८ और १६ मार्च को मुसलमानों भोर 
ईसाइयों के प्रतिनिधि बढ़े २ मोलवी ओर पादरी भी भा पह्ेंचे | इस मेले का नाम 
“आनन्द स्वरूप?” मेल्ला था, भोर उद्देश्य घर्माधथम का निश॒य था। यहां के कई रईसों 
ने ईसाई पादरियों के भाक्रमंणों से तेग भ्राकर इस मेले का संगठन किया था, ताकि 
सत्य झोर झसत्य का निशय एक ही वार हो जाय | धर्म चर्चा झारम्भ होने से पहले 
कई लोग श्री स्वामी जौ के पास झाकर निवेदन करने लगे कि उत्तम हो बदि मुसलमान 
ओर हिन्दू झापस में मिलकर ईसाइयें को नीचा दिखायें | स्वामी मी धर्म भोर सत्य 
में राजनीति झोर सुलहनामे की चाल्नों को नहीं जानते थे। उनका उत्तर स्पष्ट था। 
उन्होंने कहा “उचित मालूम होता है कि कोई किसी का पक्षपात म करे, बल्कि 
मेरी समर में तो यह अच्छी बात है कि हम झौर मोलवौ साहिब और पादरी साहिब 
प्रीति से मिलकर सत्य का निणय करें | किसी से विरोध करना उचित नहीं है ।” इस 
मेल्ले में जहां भन्‍्य सम्प्रदाय वालों का उद्योग था कि किसी प्राकार विरोधी को नीचा 
दिखाया जाय, वहां स्वामी णी के हृदय में यह इच्छा प्रज्वलित हो रद्दी थी कि सब लोग 
सत्य धर्म को समझ जांय । 


दो दिन तक शाख्त्रचर्चा होती रही । मुसलमानों की भोर से देवबन्द के मदरसे के 
प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम भौर देहली के मोलवी सय्यद भब्दुल मंसूर; ईसाइयों की 
ओर से पादरी स्काट, पादरी नवल, पादरी पार्कर; झाय पुरुषों की झोर से स्था० दया- 
नन्‍्द भर भुन्शी इन्द्रमणि थे | कबीरपन्थी लोग तो इस मेले के संचालक ही थे। 
प्रह मेला एक. ऋए ४) ढूंग का थ' । विचार भी उत्तम इ । पहले दिखाई देता था 


( ११२ ) झार्यसमाज का इतिशस 


3 20 तक -३ं०क-+ कक कब १ पी प + 2025: -मकनकनकटक ०७० + ०८7४५ कप कर ४३ जन> ज फऊ-फ शक ककया फन काका ३० क- पट शक -अ कक कक पक फ फू +-क «20 2०:47“ 2०“ ६७४९७३४७/७३४#७३९/ ९४९७ ५ध/१+९/ इक न कही 


कि चर्चा के केन्द्रभूत ईसारी पादरी होंगे। समझा जाता था कि बेचारा हिन्दू-धम क्या 
खड़ा हो सकता है ! परन्तु स्वामी जी की एक चोमोहरी चलते ही जनता की आंखें 
उधर फिर गई, सबने समझ लिया कि इस अखाड़े का प्रधान मल्ली यह सन्‍्यासौ ही 
होगा । सर्वसाधारण पर स्वामी जी के प्रमाण भोर युक्तियों से सुभूधषित भाषझों का 
खूब ही असर हुआ । पादरियों झौर मौलवियों को उस मेले में चेतावनी मिल गईं कि 
झायधम एक जीवित पदार्थ है, मुर्दा नहीं | 


इस मेले पर धर्म की तुरही सुनाकर धर्म-युद्ध के महारथी ने पंजाब कौ झोर प्रस्थान 
किया । पहला पड़ाव लुघ्याने में हुआ, २१ मार्च से १८ अप्रैल तक लुष्याने में धर्मो- 
पदेश करके स्वामी जी १६ भ्प्रैल को लाहौर पहुँचे झोर दीवाम रामचद्र के बाग में 
डेरा जमाया । साथकराल के समय बावली साहिब में वेदिकपर्म पर ब्या- 
ख्यान हुआ | उस व्याख्यान में पौराणिक लोगों के लिये बहुत कुछ गरम मसाला 
था--यह लोग बहुत झसन्तुष्ट हुए, भौर दीवान रक्चन्द्र पर दबाव डाला गया कि वह 
स्वामी जी को भपने बाग से उठा दे | स्व्रामी जी को एक हिन्दू कुलोत्पन्न, व्यक्ति का 
स्थान छोंडकर डा० रद्दीम खाँ की कोठी पर झासन जमाना पड़ा । इसके पीछे खूब प्र- 
चार हुआ | पेजाब का हृदय नर्म है, उस पर प्रभाव डालना सहल है । गुरु नानक को 
पंजाब के सर कर लेने में अधिक कष्ट नहीं था। पेजाबियों के हृदय प्राभाव को 
शीघ्र लेलेते हैं--भोग फिर उसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के झारम्म होने में भी 
देर नहीं लगती । पंजाबी के सोचने और करने में थोड़ा ही भन्तर है। भझन्य 
प्रान्तों के लोग समक द्वी नहीं सकते कि एक पंजाबी ने कब सोचा, कब कट्दा ओर कब 
किया | जितनी देर में उनका सोचना समाप्त होता है, उतने में पेजाबी कर डालता है। 
एक सुधारक को इससे चच्छा मैदान कहां मिल सकता है । स्वामी जी पंजाब में बहुत 
पीछे गये, परन्तु उन्हें वहां भाशातीत सफलता हुई, उस सफलता में पहला कारण 
पंजाबियों के हृदयों की प्रहशशीलता थी | दूसरा कारण यह भी था कि भारत के सीमा 
प्रांत पर होने के कारण भ्रघिक कट्धभरपन-या संकुचितता--उनमें पहले से नहीं थौ। 
स्वामी जी की दिव्यबाणी ने पंजाबियों के नम हृदयों पर बिजली का सा असर किया। 
झन्य प्रान्तों में जो कार्य महीने न कर सकें, पेजाब मैं वह सप्ताहों ने कर दिया । 


जिस समय स्वामी जी पंजाब में आये, ईसाई पादरी पकी खेती को दोनो इार्थों 
काट रहे थे । पंजाब का 'शद्दित समाज ईसाइयों के पंजे में पड़ रहा था। थोड़ा २ 
काम ब्रह्मोसमाज भी कर रह्दा घा। कुछेक पठित लोग इकदंठे होकर अल्षोप्रार्थना भी 


कर लेते थे। स्वामी जी को पंजाब में विशेष युद्ध ईसाइयों से द्वी करना पड़ा । जहां कहीं 
भी वह गये, कई हिन्दू युवकों को ईसाई द्ोने से बचाया । भारयड के, , रैसाइयों का 


पिर्नेषभात्र, जिसने पीछे से बड़ा भयानक रूप पकड़ा, भौर गम्भीर परिणाम उत्पन्त 
किये, इसी सनय से झारम्म होता है | ईसाई पादरी भर्थस्रमाज की बढती को न सह 
सफे, उन्होंने समझा कि भार्यसमाज उनके मुह में से ग्रास छीन कर लेगया | पंजाब में 
स्वामी दयानन्द जी के झाने भोर सफलता पाने के विषय में सब से उत्तम यही कक्‍्स 
प्रयुक्त किपे जा सकते हैं कि “वह भाये, उन्होंने देखा, भौर जीत लिया? 


स्वामी जी के इृदय में सत्य का जो स्थान था, बह दूसरी किसी वस्चु का नहीं था। 
जिसे वह सत्य समझते थे, उस पर सब कुछ न्योछावर करने को तय्यार थे। श्राप 
ले दीवान रत्नवन्द्र के बंगले में ठहराये गये-स्त्रामी जी के व्याख्यानों से दीवान 
साहिब भसन्तुड होगये । स्वामी नी ने उनका स्थान छोड़ दिया, परन्तु बात नहीं 
छोड़ी | भापको लाहोर में निमन्त्रित करने वालों में बहुत से ब्राझोसमाजी सज्जन थे | 
स्वामी जी के वेद सम्जन्तरी व्याख्यानें से ब्राह्मोसमाजी असन्तुष्ट होगये। पे० शिक 
नारायण अग्निद्दोत्री, जो पीछे से सत्यानन्द भ्निदोत्री बनकर, झोर सन्यस्त दशा। में/ ही 
नवा विवाह करके, ईश्वर के स्थानापन्न देव गुरु भगवान्‌? होने का दावा करनेवाल्ा 
बना, वह उस समय ब्राझोसमाज का प्रचारक था। वह बेदों के विषय में निर्मूल 
आत्तेप करने में अगुभा था | एक दिन कई सजनों की उपस्थिति में वह स्वामी जी से 
कहने लगा कि 'सामबेद ईश्वरीय नहीं हो सकता-उसमें तो उल्लू कौ कहानी लिखी 
है? स्वामी जी ने सामबेद की पुस्तक सामने रखकर कह्दा कि (इसमें से उल्लू की कहानी 
निकाल कर दिखा -)' ब्राह्मोसमाजी वेदों को निर्भ्नन्‍्त नहीं मानते थे, परन्तु उनकी पा- 
श्वात्य विद्वानों की की हुईं टौकाओं को भवश्य निर्श्नान्त मानते थे | भ्प्मिद्दोत्री जी ने 
निर््नान्त टीका के आधार पर ही वेदों को श्रान्‍्त बतलाया था, मूल बेद में से वह कुछ 
भी न निकाल सके-केवल पन्‍ने पलटने लगे । स्वामी जी ने उन्हें शमिन्दा किया। 
ऐसी बातों से ब्राझ्ो समाजी असन्तुष्ट होगये, और स्वामी जी के ढेरे को भारषिक 
सह्मयता बन्द करदी। तब पे० मनफूलजी की झोर से ठहल सेवा होने लगी | प० मन फूल 
जी के विचार तो उत्तम थे परन्तु स्वामी जी के मू्तिपूजा-खणडन से वह भी कुछ धबरा 
गये । उधर काश्मीर नरेश की भोर से स्वामी जी को फिर संदेसा झाया। दिल्ली में भी 
उन्हें संदेसा मिला था । नरेश ने स्वामी जी को काश्मीर में निमनत्रण दिया था। 
स्थामी जी ने उत्तर में कहा मेजा था कि “कश्मीर के राज्य में राजा की ओर से बन- 
बाये दुए बहुत से मन्दिर हैं। में मृतिवता का खंडन करूंगा, इससे राजा को दुःख 
होगा ।” लाहौर में प० मनफ़ल ज॑। ने फिर स्थामी जी के सन्मुख वही विषय रखा | 
निवेदन किया कि यदि झाप मूतिपूजा का खण्डन छोड़दें तो महाराज काश्मीर भी भाप 
को बुलाले । उस सुभ स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, बह उनके महत्व का सूचक है। 
उससे बढ होकें आओ स्वामी दवानन्द साधारण मिट्टी श्रे नहीं बने थे, बह उसी 


( ११७ ) झार्यसमाज का इतिहास 


फौलाद से बने थे, जिससे बुद्ध ईसा मुहम्मद या लूथर का निर्माण हुआ था। आपने 
कहा--'में लोगों को या महाराज काश्मीर को प्रसन्न करूं: या ईश्वरीय झाह्ना का पालन 
करूं: !”” इस उत्तर से प॑० मनफूल जी का संकुचित हृदय और भी खिन्न होगया-स्वामी 
जी के हदय की गहराई को पहुँचानने के स्थान में उन्होंने इस उत्तर में अपना 
अधिक्षेप समका। 


शीघ्र हौ शहर के शिक्षित समाज में हलचल पैदा होगई। पंजाबियों के कोमल 
हृदयों पर ऋषि की दी हुईं चोटों का असर होने लगा। आयसमाज की स्थापना का 
निश्चय होगया । यहां बम्बई में प्रचारित किए हुए नियमों का संशोधन किया गया, और 
नियम तथा उपनियम जुदा कर दिये गये । झायसमाज के सभासद्‌ बनने के लिये केवल 
१० नियमों को मानना ही पर्याप्त समझा गया । बम्बई के नियम बहुत पिल्‍्लृत थे, 
लाहौर के नियम बहुत संक्षिप्त बनाये गये । 


१० नियमों का निर्धारण आयेसमाज की स्थापना और दृद्धि का एक खास पड़ाव 
है । यह नहीं समकना चाहिये कि इस नए नियम-संस्कार में कोई विशेष कारण या 
उद्देश्य नहीं था । इतना सममभलेने से पूरा महत्त्व सूचित नहीं होता कि किन्हीं एक या 
एक से अधिक व्यक्तियों ने अपनी सम्मतियों का प्रभाव +लकर यह परिवरशन करवाया । 
नियमों क। संस्करण संगठत की एक विशेष मंजिल? - वह एक विशेष घटना है, जिस 
के कारणों भोर फलों पर विचार करना चाहिये। ऋषि दयानन्द के जी१- में यह 
नियम-संस्कार एक विशेष मानसिक फैलाव को सूचित करते है-भौर इस ग्रन्थ के लेखक 
का विचार हैं कि इस फैलाव को ध्यान में रखते हुए स्वरामी दयानन्द को केवल 
सुधारक सन्‍्यासी न मानकर शार्य जाति का भविष्य दर्शी, परमात्मा के सा्वभोम संदेश 
का सुनाने वाला “ऋषि? माना जाय और स्वामी जी के लिये इसी शब्द का प्रयोग 
किया जाय 


दसरा खरणड-यारहवां परलिद। .... ( ११४ ) 


बारहवां परिच्छेद 
>> एकल फ४२३+२- 


नियमों की दृढ़ नींव 
“++मप5ए५-+- 


भार्यसमाज के नियमों का दूसरा संस्करण करने का क्या निमित था ? यद्द एक 
भावश्यक प्रश्न है। ऋषि दयानन्द ने बम्बई के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता 
सममीी, यह बात बिना निमित्त के नहीं हो सकती । परिवर्तेन की आवश्यकता का प्राथम 
प्रयोजन यड़ प्रातीत होता है कि नियमों को कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया जाबे । 
बम्नई के नियमों में न जाने क्या क्‍या मिला हुआ है ? अआर्यसमाज का उद्देश्य, सभा- 
सदों की योग्यता, समाज का संगठन, अधिवेशरनों की कार्यवाही, समाचार, पत्रों का: 
निकालना झादि गौण और मुख्य, व्यापक और स्थानीय सभी प्रकार की बाते! मिलाकर 
घर दी गई थीं। आवश्यक था कि मुख्य को गोण से तथा व्यापक को स्थानीय 
से जुदा कर दिया जाय | त्राहौर के दस नियमों में केवल उन्हीं बातें। के समावेश 
का यत्न किया गया है, जो मुख्य और व्यापक हैं | बम्बई के नियमों का १६ वां नि- 
यम कहता है कि 'इस समाज की ओर से श्रेट्ठ विद्वान लोग सर्वत्र सदुपदेश करने के 
लिए भेजे जावेंगे? यह एक गोण नियम है । यह प्रत्येक समाज की शक्ति पर भवलम्ित 
है कि वह प्रचार के लिए उपदेशकों को बाहिर भेज सकता है या नहीं ? हरेक समाज के 
लिए यह नियम नहीं बन सकता कि वह उपदेशक रखकर प्रचार करावे । इस 
प्रकार के नियम लाहौर में स्वीकृत नियमों में से निकाल दिए गये हैं । 


लाहोर में स्वीकृत नियम अधिऊ व्यापक हैं । उन में विचारों की अधिक उदारता 
पाई जाती है। उनके निर्माता का दृश्टक्षित्र विस्तृत द्वो गया दहै। बम्बईवाले नियम 
बम्बई के उस समय' के सामान्य विचारों के. प्रतिबिम्ब थे, लाहौर वाले नियम 
हृदय तथा प्रतिभा के विकास को सूचित करते हैं | बम्बई वाले नियमों में ईश्वर के 
स्वरूप का प्रतिपादन नहीं । लाहद्ौरवाले नियम वस्तुतः ईश्वर-विश्वास को ही सब 
विश्वार्सों का झाधार मान कर चले हैं। उनमें झारयसमाज का भवन ईश्वर विश्वास की 
मज़बूत नींव पर रखा गया है। लाहौर के संस्कृत नियम सिद्ध करते हैं कि ऋषि दयानन्द 
अन्य सब विश्वार्सो की भपेक्ञा ईश्वर विधास को अधिक आवश्यक सममते थे। 
बहुत सी बुराइयों की जड़॒ वह ईश्वर सम्बन्धी उल्टे विचारों को द्वी मानते थे । उन्होंने 
खपने जीवन का एक विशेष उद्देश्य यह बना रखा था, कि. लोगों के ईश्वरसम्बन्धी 


६ ११६ ) झारयसमाज का इतिहास 
््स्श्क्ट्ल्छ्ल्काड,. 


विचारों का सुधार किया जाय | बम्ष्रई में बने नियर्मो में यह बात अच्छी तरह नहीं 
सूचित होती थी | लाहोर में कई मैुडि पूरी कर दी गई । उद्देश्य पर ध्यान दें तो 
भौ व्यापकता की वृद्धि पाई जाती है। छठा नियम यह है 'संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक झोर सामाजिक उन्नतिकरना? । 
उद्देश्यों में से स्थानीयया निऊल गई है---ऋषि का इृ्ठिक्षेत्र विस्तृत हो गया है | वह 
आर्य जातिका सुबार इस लिए नहीं करना चाहता, कि वह केवल ञअरर्यजाति की मलाई 
आहता हैं, बह भायजाति को सुधार कर संसार के उपकार का साधन बनाना 
चाहता है। 


तज़ौसरा भेद, जिनकी भोर ध्यान देना आवश्यक है, यह है कि ईश्वरीय ज्ञान कौ 
ब्यादया अधिक विस्तृत और उदार हो गई है | पहला नियम बताता है कि “सब सत्य 
विया झोर जो पदार्थ सत्य विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका झादि मूल परमेश्वर है 
कितनी उदार ओर संकोचहीन व्याख्या है| ईश्वर के ज्ञान की सीमायें नहीं बांधी 
रंई। सर्वज्ञ और असीम भगवान्‌ के ज्ञान के चारों झोर रेखा खँची भी नहीं जा सकती । 
'सब सत्य विद्या का भादि मूल परमेश्वर है? विद्यारूपी वृद्दा का तना है, शालायें हैं, 
हैं, पत्ते फूल भोर फल सब हैं, परमात्मा उनका आदि मूल है। झआादि मूल तभी 
हो सकता है, जब वृक्ष की सम्भावना मान ली जाय । इस प्रकार अपरिमित ज्ञान रूपी 
कल्पवच्ता का मुल परमात्मा को माना गया है। परमात्मा का ज्ञान भी अपरिमित है। 
अपरिमित का मूल अपरिमित ही हे सकता है| जो मतवादी ईश्वर के असीम ज्ञान भयडार 
को एक दो या भ्रधिक कमरों में बन्द समझना चाहते हैं, डन्हें स्वामी दयानन्द के उदार 
विचार पर ध्यान देना चाहिए। पहला नियम अनुदारता की जड़ पर कुठाराधात 
करता है। वह पन्थाई-पन का कट्टर शत्रु है। वह उन लोगों के दावे को छित्मिनन 
कर देता है, जो ईश्वरीय ज्ञान के ठेकेदार बनना चाहते है । 


कई महानुभावों का यह दावा है कि स्वामी जी को उन्हींने नियमपरिवत्तन में 
प्रेरित किया, भोर जो भेद दिखाई देता है वह उन्हीं की उदारता का फल है । प्रेरणा 
फिसी कौ भोर से दो, इस में सन्देह नहीं कि जो भी परिवर्तन किया गया वह 
स्वामी जी की अनुमति से फिया गया | यदि उन नियमों में भधिक उदारता है तो ऋषि 
दयानन्द के विचारों की उदारता ही उस में कारण है। यदि किसी को ऊपर दिये 
नियमों से उदारता का भल्वीभांति पता न लगे तो वह निम्न लिखित नियमों पर भी 
इष्टिपास करे | निश्चय है कि उसका श्रम दूर हो जायगा-- 


(४०) सत्य के ग्रहण करने भोर भझसत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये। 
क्या एक धरे का संस्थापक अपने झनुयायियों के लिए रस से अधिक 


द्सरा शराड-चारइयां फरिच्छेद । (११७ 
5257-7५ जय ३ ००-५० 55 ऊय +कककड़ाक पट पक कक कफ आमजन ज-आ ७ >-०2० ०270: «5 % “० >:“_ >> >> 5 - “>> - >>“>/. >॥ 


उदार नियमों का भी निर्माण कर सकता है ! 


( १० ) प्रत्येक को अपनी ही उस्ति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की 
उन्नति में भ्रपनी उन्नति सममझनी चाहिए ! 


लाहोर वाले दरसों नियमों में एक भसीम सत्य प्रेम, एक अनन्त उदार-हृदयता और 
एक ब्यायक उद्देश्य की सूबना मिलती है। जिस भात्मा में इन तीनों गुणों का निवास 
हो यदि उसे ऋषि की झात्मा” न कईँ तो भौर फिद्ले कहें ! 


लाहौर में आर्यसमाज की स्थापना हो गईं। समाज के भ्रधिवेशनों के लिए एक 
मकान किराये पर ले लिया गया। ऋषि दयामन्द उस में प्रतिसप्ताह धर्मोपदेश किया 
करते थे । समाज के प्रधान ला० मूलराज जी एम. ए. झौर मन्त्री ला० साँईदास जी 
नियत दुए | कई भक्तों ने ऋषिसे प्रार्थना की कि भाप 'भाष॑समाज के गुरुया झाचाये पद 
का ग्रह करें? ऋषि ने उत्तर दिया कि इस प्रस्ताव से गुरुपन की बू झाती है । 
मेरा उद्देश्य तो गुरुपनकी जड़ काटना है, जिस से मुझे घृणा है? तब दूसरे भक्त ने 
प्रास्त व किया कि यदि स्थामी जी आचाये या गुरु नहीं बनना चाहते तो कम से कम 
झारयममाज के परम सहायक्र! को पदवी को तो अवश्य ही स्वीकार करें । ऋषि का 
उत्तर प्रश्न के रूप में था। जापने परछा कि “यदि मुमे! भार्यसमाज का परम सहायक 
कहोगे तो पमान्मा को क्या कह्टोगे !? फिर यह विचार कर कि झाय॑पुरुष सर्वथा इन्कार से 
उदास न हों, सबाजके सहायकों में नाम लिखाना भ्रंगीकार कर लिया। यदी ऋषि दयानन्द 
का ऋषिपन था । जिन लोगों को मौका मिला, वह पेगम्बर ओर रसूल बनने से नहीं 
कतराये; जिन इतनी बडी हिम्मत न हुई, वह आचार्य, यानबी बन गये | ऋषिका ही 
दृदय था कि आचार गुरु बा परम सहायक तक के पर्दो को न स्वीकार किया | 
कारण यही था कि ऋषि दर्योनन्‍्द भपने को परमात्मा के ह्ञान का प्रचारक, सत्य का 
स घन मात्र समझते थे, इस से भधिक कुछ नहीं। वहां न बढ़ुप्पन की चाह थी, और 
म गुरुपन कौ बू। बहां तो एक ईश्वर पर विश्वास था झोर सत्य पर भटल श्रद्धा थी | 
यही कारण था कि उस बीर की एक ही गन से सदियों के खड़े किए हुए गुरुडम के गढ़ 
हिल जाते थे, कुक काते थे, और गिर कर चकनाचूर हो जाते थे। यदि ऋषि में 


झपनी थड़ाई या लोकिक बढ़ती की कुछ भी कामना द्वोती तो उन्हें ऐसी भदूभुत 
सफलता कभी प्राप्त न होती । 


लाहौर में नियम भौर उपनियम जुदा कर दिए गये थे। उपनियम अन्तरंगसभा 
ने बनाए थे | जिस समय अन्तरंग सभा में उपनियमों पर विचार हो रहा था, स्वामी 
जी झकस्मात्‌ वहां पहुंच गये । सभासदों ने प्रस्तुत विषय पर स्वामी जी की सम्मति 
मांगी । ऋषि ने कद्दा कि "में झाप की भन्तरंग्सभा का सभासद नहीं हूं, इस लिए 


((पह१८ ) धारयसमाज का इतिहाल 


मुझे सम्मति देने का अधिकार नहीं है।? सर्वसम्मति ने स्वामी जी को उसी समय 
अन्तरंग सभा का प्रतिष्ठित समासद बना दिया | उपनियम तय्यार होजाने पर स्थानीय 
समाज का संगठन प्रा होगया। समाज मन्दिर में निषमप्रूवंक अधिवेशन होने लगे। 
इस प्रकार लाहोर के कार्य से निश्चिन्त होकर ऋषि ने प्रान्त का भ्रमण आरम्भ किया। 
आाप ने अमृतसर, गुरुदासपुर, जालन्धर, फीरोजपुर छावनी, रावलपिण्डी, गुजरात, 
वज़ोरबाद, गुजरांवाला, लया मुल्तान छावनी थआादि में पधार कर सदुपदेश दिये। 
प्राय: आप के पहुँचते ही भार्यसमाज की स्थापना होजाती थी | झारयसमाज की स्थापना 
से पौराणिक गढ़ में ओर पादरी दल में भी हलचल पेदा होजाया करती थी। सभी. 
स्थानों पर इधर पोराणिकों से ओर उधर पादरियों से संग्राम करना पड़ता था| पंजाब 
का पोशाणिक दल पंडितों से विल्कुल शून्य था। प्रांतभर में कोई भी अच्छा पंडित 
नहीं था। वेद का ज्ञान तो कहां, अर्वाचौन संस्कृत का भी कोई अच्छा ज्ञाता मिलना 
कठिन था | यही कारण था कि पेजाब में पोरा,णक दल की ओर से अधिक असभ्यता 
का ब्यवदार होता था। वह लाग पांडित्य का स्थान भी गाली गलोच और ई2 पत्थर से 
पूरा करना चाहते थे | अमृतसर वज़ीराताद आदि शहरगें में व्याख्यानों या शास्त्रार्थो 
के स्थान में गाली झभौर पुस्तकों के प्रमाणों के स्थान में केंकर के प्रयोग 
को काफ़ी समझा गया। पादरियां के साथ शास्त्रार्थ कम हुए परन्तु उन के चुगल में 
फंसे हुए बहुत से अबोध बटेरे ऋषि दयानन्द ने बचाये । 


पंजाब के दोरे की कुछेक बटनायें ऋषि दयानन्द के चरित्र का अच्छा चित्रण कग्ती 
हैं। जब वह अमृतसर में उपदेश कर रहे थे, उन दिनों पादरी कृऊ उन के पास झआये। 
पादरी साहित्र ने स्वामी जी को एक ही मेज पर इक्डें भोजन करने के लिये निंमत्रित 
किया । स्वामी जी ने पूछा कि इकट्ठे भोजन करने से क्या लाभ होगा? पादरी महाशय बोले 
कि इकट्ठे खाने से परस्पर प्रीति बढ़ जायगी” इस पर स्वामी जी ने कहा क्ि--- 


शीआ ओर सुन्ती एक ही बतंन में खाते हैं। रूसी झोर अंग्रेज इसी तग्ह आप 
और रोमन कैथोलक ईसाई एक ही मेज पर जीम लेते हैं परन्तु यह सब जानते हैं कि 
इन में परस्पर कितना वर विरोध है। एक दूसरे के साथ कितनी शत्रुता है ।? 


सरदार दयालसिंह मजीठिया अमृतसर के प्रसिद्ध रईस थे । वह ब्राह्मो थे | वह प्रायः 
बेद्रों पर शकारयें किया करते थे। बातचीत करने में वह प्रायः आपे से बाहिर हो 
जाते, और किसी नियम का पालन नहीं करते थे । एक वार बातचीत में वह बहुत तेज़ 
होगये । स्वामी जी ने उन्हें बार २ समझाया कि आप निश्चित समय तक बोला कीजिए 


ओर प्रतियादी को भी ब्नोलने का मौका दीजिये, तन्र भी सर्दार साहिब शान्त न दुए | 


इसरा खणश्ड-वारहवां परिच्छेद | (११६ ) 


तत्र स्वामी जी ने कहा कि यदि आप निणय ही कराना चाहते हैं तो केशवचन्द्र जी 
फो बुलाकर बातचीत करा लीजिये? । 


गुरुदासपुर में ऋषि दयानन्द के व्याख्यान सुनने इन्जिनियर मि० काक भी आया 
करते थे। एक दिन व्याख्यान देते हुए आपने कढ़ा कि--- 


“झग्रेज लोगों को इस देश में भाये बहुत चिर होगया है परन्तु इन लोगों ने 
अपने उच्चारण को अब तक नहीं सुधारा। तकर के स्थान में टकार ही बोलते हैं?” 
काक महाशय रुष्ट होगये भर यह कहते हुए चले गये कि “यदि तुम पश्चिम में पेशाबर 
की शोर चले जाओ तो तुम्हें मजा अ' जाय” काफ पहाशय का अभिप्राय शायद यह था 
कि स्वतन्त्रता से बोलना केवल ओप्रज राज्उ में ही सम्भव है । ऐसा तक प्रायः किया 
जाता है, परन्तु तर्क करने वाले लोग मूल नाते हैं किग्रज़ी राज्य से पूर्व भी भारतवष 
में स्वाधीन क्रिया के लिये बहुत अधिक रास्ते खुले थे । पहले तो अंग्रेजी राज्य में 
वाणी की स्वाघीनता बहुत परिमित है, और फिर कोन कह सकता है कि वाणी की 
थोड़ी सी स्वाधीनता शिक्षा, हथियार और राजक्लीय स्वाधीनता से बहुत श्रेष्ठ है। 


जालन्धर में ऋषि दयानन्द सर्दार विक्रमारसह के यहां ठहरे हुए थे | सर्दार जी ने 
स्वामी जीं से ब्रह्मचर्य के बल की बाबत पूछा । स्वामी जी ने बतज्ञाया कि बह्मचये से 
अतुल बल की प्राप्ति हो सकती है । सर्दार साहिब को विश्वास न हुआ, झोौर सबूत 
मांगने लगे । स्वामी जी उस समय चुप रहे । सांक के समय ।सर्दार साहिब झपनी गाड़ी 
में बेठकर बाहिर चले। गाड़ी में बड़ी बढ़िया जोड़ी जुती हुईं थी | कोचवान ने ल- 
गाम सभाली और चाबुक हिलाया जो जोड़ी इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगती, 
वह केवल अगल्ले पांव उठाकर रह जाती थीं। कोचवान ऊ्रंकला गया, सर्दार साहिब 
भाश्चय से इधर उधर देखने लगे । पीछे दृष्टि पड़ी तो देखा कि स्वामी जी गाड़ी को 
पकड़ कर मुस्करा रहे हैं | सर्दार साहिब को ब्रह्मचर्य के बल का एक नमूना मिल गया 
भोर स्वामी जी ने हंसकर गाड़ी को छोड़ दिया | # 


पेजाब में भ्रमण के समय ऋषि दयानन्द वेदभाष्य लिखाया करते थे, इस कारण 
उनके साथ दो तीन पणिडत रहते थे । पत्र व्यवहार के लिए एक लेखक रहता था। भाप 
प्रायः आयोददेश्य रत्नमाला में ऋ्रम से दिए हुए लक्षणों में से एक २ को लेकर उसकी 
ब्याख्या किया करते थे। सब ब्याख्यान शात्नीय होते थे । शास्त्रीय विषय के 
प्रसेग से समय के दोंषों का भी खणडन करते जाते थे | धामिक, सामाजिक या राजनी- 


# यह घठना आलन्धर की है। कई लेखकों मे इसे रावलर्फ्डी की घटना 
बतलाया दे। घद भूल हैं । 


( १५० ) झार्यंसमात हा इतिहाल 


तिक-सभी प्रकार के दोषों की मीमांस्त्र हो जात॑ थी। सभी प्रकार की बुगाइयों पर सुदर्शन 
चक्र धूम जाता था। किसी भी जीवित शक्ति का लिहाज नहीं किया जाता था। ऋषि 
की दृष्टि में दो ही वस्तुयें थी---एक सद्य, दूसरी असत्य | सत्य का मदइन भौर अस- 
त्य का खबदन--यह उनका धम था। वहां न प्रजा का लिहाज था-न राजा का भय था 
संसार की हर प्रकार की भलाई करना उनका लक्ष्य था। 


अपने निवास स्थान पर स्वामी जी साधारण वेप में गहते थे, परन्तु व्याख्यान के 
समय सिर पर रेशमी पीताम्बर, नीचे पीली रेशमी घोती, भौर ऊपर ऊनी चोगा पहि- 
नते थे। शरीर सुडौल भोर लम्बा था | चेहरा पूर्ण चन्द्र के समान भग हुग्रा और 
तेजस्वी था । झांखों से तेज बससता था। यह प्रभावयुक्त मूति थी, जिसने थोड़े ही 
दिनों में पञ्जाब भर में धामिक हलचल पैदा करदी, भौर अमात्मक विचारों का महल 
हिल्ला दिया | 


दूखरा सखयड-तेरहयां परिच्छेद। (१२१ ) 


शायसमाज का विस्तार 

->#“*50%:पर9 -+++ 
अस्मई, युतप्रान्स भोर पंजाब में झार्यरामाओं की स्थापना हो चुकी थी। शाये- 
समाज के समारद्‌ हज़ारों की संब््या तक पह्ढेंच चुके थे। जितने सभासद थे, ऋषि 
दयानन्द के भक्त भोर झनुयायी उनसे बहुत झधिक थे | बहुत से लोग समझते थे कि 
“पयह सुधारक कट्दता तो ठीक है, परन्तु यह सनन्‍्यासी है, निभेय है, निशेक है, हम 
इतना त्याग नहीं कर सकते, इस कारण सच्ची बात भी मुंह पर नहीं ला सकते ।॥”” 
ऐसे लोग झ्ार्यसमाजी न हों, परन्तु वह क्रूपि के भक्त थे--भौर उसे झ्ार्यजाति का 

रक्षक समझते थे। 


इस समय उत्तरीय भारत में स्त्रागी जी को झपूर्व स्थिति थी। वह जा जाति 

( हिन्दू जाति ) के नेता सुबारक भोर रक्षक माने जाते थे। जआारयजाति का प्राण गो 
जाति है। इस सनय गोरज्षा के लिए ऋषिदयान्न से बढ़ कर ऊंची शावाज़ उठाने 
धाला कोई नहीं था । ऋषि मे गोऋरुणानिधि लिखकर झारयजाति की प्रांखे थोढाने 
का यत्न किया था । वह जिस किसी भी सरकारी अफसर से मिले उसके सन्मुख्त 
भारत में गोहत्या बन्द कराने पर जोर रिया। इतना ही नहीं। ऋषि के सिंहनाद 
से पहले ईसाई पादरी और मुसलमान मौलवी हिन्दू धर्म पर गहरी चोटें पहुंचा रहे 
थे । बेचोरे हिन्दू पेडित मूतियों भोर पुराणों के बोझ से दसे हुए होने के कारण अपनी 
पीठ भी सीधी न कर सकते थे, शत्रु के प्रहरों का क्या उत्तर देते ! पादरी झौर 
मौलवी दिन्दू क्षेत्र में से खूब फ्रास काठ रहे थे। ऋषि दयानन्द ने जहां एक झोर 
झार्य जाति की पीठ पर से पत्थर और पोधथी का बोक उठा कर उसकी कमर सीधी 
करदी, वहां दूसरी ओर पादरियों झोर मौलबियों के तीरों के रोकने के लिये तर्क की ढाल 
खड़ी करदी । न केवल इतना ही । ऋषि दयानन्द प्रतिभाशाली योद्धा था | वह जानता 
था कि जो झादमी केवल गढ़ की भोट से दुश्मन के वार रोकता है, वह कभी दुश्मन को 
हरा नहीं सकता। दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिये उल्टा आव्रमण भी चाहिये । 
पादरी झोर मौलवी पुराणों की कथा्ों के हवाले दे २ कर झार्य जाति यो मिरुतर कर 
रहे थे। पुराणों का त्याग कर के मूतिपूजा को थेद विरुद्ध बतला वर ऋषि ने वह छिद्र 
बन्द कर दिये, जहां से होकर दुश्मन के गोले झार्यपुरी में झारदे थे | इस प्रकांर घर 
की रघ्ता का पूरा प्रन्‍न्‍्ध करके उस चतुर सेनानी ने अपनी समाल्नोचनारूपी सेना दा 


“(६ १२२ ) आझारयसभाज का इतिहास 


मुंह बाहिर को मोड़ा, और खुले मैदान में प्रत्याक्रमण कर दिये । ऋषि ने इंजील झौर 
कुरान द्वाथ में लिये, भोर ईसाइयों झोौर मुसलमानों को बताया कि तुम दूसरों की 
आंखों में तिनका टूंढने जारहे हो, पहले अपनी झांख का शहतीर तो संभाल लो । 
ईंसाइयों झोर मुसलमानों को कोमल प्रकृति द्विन्दू से कभी प्रत्याक्रमण की आशा न थी ॥ 
वह हरिण से यह झाशंका न करते थे कि वह सींग मारेगा । पादरी और मौलवी इस 
अ,कस्मिक प्रत्याक्रण से मुझला उठे | उधर आर्यजाति का हृदय फूल उठा । आर्य- 
धर्म और चझार्यसम्यता कौ रक्षा भी हो सकती है, आयंबीरों के इतिहास क्वा भी कोई 
रखवाला है, झार्यजाति भी ऋपने मान को बचा सकती है-इन विचारों से, भार्यपुरुणों 
का सांस प्रसन्नताभरी आशा से भरपूर होफर ज़ोर से चलने लगा। जो झार्यजन ऋषि 
के कार्य के महत्व को समझ सकते थे, प्रसन्न थे कि परमात्मा ने आर्यजाति आर्यधर्म 
झोौर आर्यसभ्यता का रक्षक भेज दिया है। जो लोग ऋति दयानन्द के व्वण्डर्नों को देख 
कर घत्रराते हैं, वह कभी उस स्थिति पर विचार नहीं करते, जिस म॑ ऋषि को काम 
करना पढ़ा | स्थिति यह थी । झार्यथर्म पर ईसाइयों ओर मुसल्लमानें के भयेकर भाक्रमय 
होगद्दे थे। उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही थी | सपलता के दो कारण थे । एक तो 
आर्यजाति में आई हुईं बुराइयों के कारश धर की निबंलता-पझोर दूसरा विरोधियों 
का निष्ठुरता से झ्राक्रमण | ऋषि ने स्थिति को पहचान कर ठीक उपाय का प्रयोग 
किया । घर में मसुधार--आऔर आक्रमण करने वालों पर प्रत्याक्रमण--यह दो ही उपाय 
थे | वह स्थिति खतेरे से भरी हुईं थी, इस कारण धर्म के सेनापति को युद्ध के नियमों के 
अनुसार कठोर साधनों का प्रयोग करना पड़ा | इस में अनुचित क्‍या था ! 


ऋषि दयानन्द उत्तरीय भारत में आार्यजाति के मान्य नेता थे । वह झआ्ार्यसमाजों 
के संस्थापक गुरु झोर आचार थे। राजा शोर प्रजा को इृज्टि में यह भाग्त के अगुवा- 
थों में से एक थे यह स्थिति थी, जब वह पंजात्र का दौरा लगा कर (८७७ ई० 
के जुलाई मास में युक्त प्रांत में वापिस गये | लगभग दो वर्ष तक आप बराबर युक्त 
प्रांत में है श्रमण करते रहे । इस दौरे में प्रचार छुभा, नये झायसमाजों की स्थापना 
हुई, और मौलवियों तथा पादरियों से शास्त्रार्थ हुए | २६९ जुलाई (८०७८ ईं० को 
ऋषि दयानन्द रुड़की पहुंचे | वहां भाप के व्याख्यानों में इंजिनियरिंग कालेज के 
विद्यार्थी और प्रोफेसर लोग आया करतै'थे | उन लोगों के प्रश्न प्रायः विज्ञान के 
तिपय पर होते थे । स्वामी जी ने एक दिन इसी विषय पर बातचीत की कि प्राचीन 
भारत में विज्ञान था या नहीं ! प्ापने वेदों तथा भन्य आर्ष ग्रन्थों के प्रमाण देकर 
बताया कि प्रायः सभी मुख्य २ वैज्ञानिक सिद्धान्त, जिनपर नये विज्ञान का गर्व है, हमारे 
साहित्य में विद्यमान हैं | रड़की से अलीगढ़ होते हुए स्वामी जी अगस्त मास के अन्त 


में मेरठ पहुंचे | मेरठ में उस समय विशेष जागृति थी । १६ सितम्बर १८ण्८ई० के 


इसरा खगइ-तलेग्हवां परिच्छेद । ( १२४ ) 


डक ९+ा३/०८ चीज वध पक चल माछ. #१८९० ९८० ८ हट ऑट बन > डा. ओलटधिाा 5५० पन्‍ ऋलायत 3५ ५८सन पट फिट ५ढ 9ध ढक जढधलओ अ पीजीीज अत है #.. ४१४:१०५०५४+१० ४७ 73:५० ७० ५१४ *+ | ६०९०० २० रे 2 ७९० २+ 92 रच कली जल अल डल्‍ जम जा चिट पति. आज पक 


शुभद्दिन वहां आयसमाज की स्थापना हो गई । मेरठ के उत्साही झार्यपुरुषषों के धर्मंबल 
से यह समाज शीत्र ही युक्तप्रांत के समाजों में मुख्य होगया | मेरठ से स्वामी जी दिली 
पहुंचे । यहां मी प्रचार के भनन्तर आर्गसमाज की स्थापना हुई । 


से चल कर स्वामी जी ने छः सात महीनों तक बड़ी भाग दोड़ का दौरा 
लगाया । झभजमेर, नसीराबाद, जमपुर, रिवाड़ी, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून आदि में 
प्रचार और सुधार का कार्य करते हुए आप श्ार्यपुरुषों को नया जीवन प्रदान करते 
रहे । महे (१८७८) मास में भाप मुगदाबाद पहुंचे ।मुरादाबाद में मुंशी इन्द्रमन आदि 
भक्तों के आग्रह से स्वामी जी ने देर तक निवास किया । आपके व्याख्यानों का विषय 
धार्मिक होता था, परन्तु आपकी दृष्टि में धर्म इतना विस्तृत था कि मनुष्य जीवन से 
सम्बन्ध रखने घाला शायद ही कोई ऐसा विषय दो, जिस पर आप प्रकाश न डा 
हों । परमात्मा और आत्मा पर गहरे विचार, सार्यस की समस्यार्थे, विवाह आदि सा- 
माजिक प्रभ्न, देश की दशा, राजा के कर्तव्य आदि सभी विपषर्या पर ऋषि दयानन्द 
अपनी सम्गति प्रकाशित किया करते थे | आपका “धर” बड़ा विस्तृत था। वह केवल 
'इेश्वरपूजा” तक परिमित नहीं था, और न हीं डर या नीति की दृष्टि से आप उसके 
बीच में लकीरें डालने को तय्यार हो जाते थे। 'धग” एक था, ब्यापी था, सर्वतोगामी 
था, मनुष्य के प्रत्वेक्र व्यवहार में 'धर्म” को कुछ वकत््य है, यह ऋषि दयानन्द का 
सिद्धान्त था । आपके व्याख्यान, ओर आपका प्रधान ग्रन्थ सत्याथ प्राकाश,--यह 
प्रमाणित करते हैं कि. धर्म! को झाप एक मजहब, ईमान या औशा&07 नहीं समझते 
थे, बल्कि एक व्यापी नियम मानते थे। यही कारण था कि ऋषि ने शआर्यावर्त के 
प्राचीन गौरव पर बीसियों व्याख्यान दिये, अनेक प्रार्थनाओं में झाय जाति के चक्रवर्ती 
राज्य की प्रार्थना की, भोर राजा तथा प्रजा का घम्र बताते हुए भारत के विदेशी शासन 
की कमियां दिखांई। मुरादाबाद में आपके व्याज्यानों के समय अन्य लोगों के साथ 
स्थानीय कलेक्टर मि० स्पेडिंग भी झाया करते थे। उनके कहने पर एक दिन स्वामी 
जी ने राजधम पर ही ज्याख्यान दिया । ऋषि ने वेदों तथा स्मृतिर्यों के प्रामाणों से 
राजनीति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए निरभयता से राज्य के दोष दिखलाये | 
व्याख्यान धण्टों तक होता रहा । व्याख्यान के अन्त में कलेक्टर महाशय ने स्वामी 
जी का धन्यवाद दिया, और कहा कि यदि राजा ओर प्रजा के सम्बन्धां को ऐसी द्ी 
स्थिति रहती तो जो राजविप्लव हो चुका है, वह कभी न होता। 


मुरादाबाद से चल कर बदायू ठहते हुए स्वामी जी बरेली पहुंचे | बरेली के रईस 
ल्ा० लक्ष्मीनारायथ की कोठी पर झाप का आसन जमाया गया | व्याख्यान आरम्भ 
होगये । स्वामी जी व्याख्यान के स्थान पर ठीक समय से पूर्व ही पहुंच जाते थे, भोर 


स्थान उतारे से दूर 
था, इस कारण ला० लक्ष्मीनारायण की गाड़ी समय पर आजाती थी, और मण्डप तक 
स्वामी जी को पहुंचा जाती थी । एक दिन स्त्रामी जी व्याख्यान मण्डप में नियत समय 
से पोन घण्टा पीछे पहुंचे | समय का व्यक्तिक्रम स्वामी जी के स्वभाव में नहीं था। 
उन्हें बिलम्ब से पहुँचने का बड़ा दुःख हुआ। व्याख्यान के प्रारम्भ में ही आपने 
दहा-- 


“मैं तो समय पर समु्यत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुँच सकी । अन्त में पैदल 
चल कर आरहा था कि मार्म में गाड़ी मित्री | समय के व्यतिक्रम में मेरा दोष नह 


है, किन्तु बच्चों के बच्चों का है | बाल विवाह की सन्‍्तानें में ऐसी नि्मलता 
का होना झाश्चर्य नहीं है?” 


व्याख्यानों में समी ऊंचे राज्याधिकारी भाषा करते थे | स्वामी नी बिना भय या 
लिहाज़ के सच्चे धर्म का प्रचार करते थे। बरेली में एक ऐसी घटना हुई, जिस से 
स्वामी जी के चरित्र का भल्ली प्रकार चित्रण होता है। घटन। का चरित लेखकों ने रुचि के 
पझनुसार मिन्न २ भाषाओं में वर्णन किया है | मैं यहां पर महात्मा मुन्शीराम जी का 
किया वर्णन उद्‌ धृत करता हूँ | यह पं० लेब्राम जी के लिखे जीवन चरित की भूमिका 
में दिया गया है। महात्मा जी ब्याख्यान में वह स्वयं उपस्थित थे, अतः उन का किया 
वर्णन अधिक यथार्थ है। 


“एक रोज़ व्याख्यान देते डुए श्री स्वामी जी महाराज पुराणों की असम्भव बातों 
का खण्डन करते करते उनकी सदाचार-शिक्षा काखण्डन करने लगे | उस समय पा- 
दरी स्काट मिस्टर रेड कल्लेक्टर जिला भौर मि० एडवर्ड साहिब कमिश्नर डिवीजन पन्द्रह 
बीस ओर अंग्रजों के साथ विद्यमान थे । स्वामी जी ने पुराणों की पन्‍्च कुमारियों 
की चर्चा करते हुए एक २ के गुण बयान करने आरम्भ किये, भौर पोराणिकों की 
बुद्धि पर शोक प्रकाशित किया, कि द्रौपदी के ५ पति कराके उसे कुमारी करार दिया, 
और &सी तरह कुन्ती तारा मन्दोदरी झादि को कुमारी कहना पौराणिकों की झाचार 
सम्बन्धिनी शिक्षा को निकम्मा सिद्ध करता है | स्वामी जी की कथनशली ऐसी परिहास 
पूर्ण थी कि श्रोता थकने का नाम नहीं लेते थे | इस पर साहिब कल्लेक्टर झौर साहब 
कमिश्नर आदि हंसते भोर प्रसन्नता प्रकाशित करते थे | किन्तु इस विषय को समाप्त कर 
के स्वामी जी महाराज बोले--- ं 


“पुरानियों की तो यह लीला है, भब किरानियों की लीला सुनो। यह ऐसे 
श्र: हैं कि कुमारी के बेटा पैदा होना बताते, फिर दोष सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूप परमात्मा 


दूसरा खररू- लेरहवां परिच्तेद । ( १२४ ) 


न कम त कलम कक +०-4न मल] 4१ _ाशकतननमम मम 6770 4%00/न]-१०%]ह५+ १-०३ सह नह २४० कक कक 49% ६ + 7० नह +म 97 + “मे ५+ कइ+न नम हू कक “ले +-हॉनपक+३ कक 732, / 7 टॉनबॉक पक अं” “लं+ इस इ बी बल आइना न्‍् कक 228 ली “न “कम” 


पर लगाते »र ऐसा घोर पाप करते हुए तनिक भी लम्जित नहीं होते ।”” इतना 
कहना ही था कि साहिब कल्लेक्टर भौर साहिब कमिश्नर के चेहरे मारे गुस्से के लल 


होगये, लेकिन स्वामी जी का व्याख्यान उसी जोर से जारी रहा | उस रोज ईसाई 
मत का व्याख्यान की समाप्ति तक खण्डन करते रहे । दूसरे रोज़ सुश्रह को ही खजांची 
लक्ष्मीनारायण की साहिब कप्रिश्नर बहादुर की कोठी पर तलबी हुईं | साहिब बह्दादुर 
ने फरमाया कि अपने पणिढत साहिब को कह दो कि बहुत सख्ती से काम न लिया 
करें | हम ईसाई लोब तो सम्य हैं । हम तो बहस मुबाहिसा में सख्ती से नहीं घबराते, 
लेकिन अगर जाहिल हिन्दू भौर मुसलमान त्रिगड़ गये तो तुम्हारे स्वामी पणिडत के 
व्याख्यान बन्द द्वो जायंगे । खजांची साहिब यह पैगाम स्वामी जी के पास पहुंचाने 
का वादा करके बाहिर चल्ले आये | लेकिन स्वामी जी तक यह मजमून पहुचाने वाला 
बहादुर कहां से मिलता! कई एक डयोढ़ी बरदारों से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी भागे 
बढ़ने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार चिट्ठी एक नास्तिक पर पड़ी, भोर उस 
का जिम्मा ठहरीया गया, क्रि वह मामला पेश कर देवे । खजांचौ साहिब इय उस 
नास्तिक झोर चन्द एक दीगर झादमियों के कमरे में पहुंचे | जिस पर नास्तिक ने 
सिफ यह कहकर कि 'खांची साहिब कुछ अज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कमिश्नर 
साहिब ने बुलाया था! कियारा किया, ओर कुल मुसीयत ख़जांची साहिब पर 
टूट पड़ी । अब खज़ांची साहिब कहीं सिर खुजलाते हैं, कहीं गला साफ़ करते हैं। 
झाखिर पांच मिनट तक विस्मय से देख कर स्वामी जी ने फर्माया * भाई तुम्हारा तो 
कोई काम करमे का समय ही नहीं हैं, इस लिए तुम समय की कीमत नहीं समझ सकते 
मेरा समय झमोल है, जो कुछ कहना हो, कद्द दो ।? इस पर खजांची साहिब बोले, 
“भ्द्दाराज अगर सख्ती नकीौ जाय तो क्या हज है ! इस से झसर भी अच्छा पड़ता 
है झोर अंग्रेजों को नाराज करना भी अच्छा नहीं है इत्यादि” यह बातें झटक कर और 
बडी मुश्किल से ख़जांची साहिब के मुंह से निकली | इस पर महाराज इसे और 
फ्रमाया “अरे बात क्या थी, जिस के लिए गिड़गिड़ाता है, भोर हमारा इतना 
समय ख़राब किया, साहिब ने कहा होगा, तुम्हारा पणिहत सख्त बोलता है, व्याख्यान 
बन्द हो जायंगे, यह होगा, वह होगा। भरे भाई में हब्वा तो नहीं कि तुमे खालूंगा | 
उसने तुक से कहा, तू मुक से सीधा कह देता । ब्यर्थ इतना समय क्यों गेवाया?? एक 
विश्वासी पौराणिक हिन्दू बैठा था, बोला दिखा, यह तो कोई भवतार हैं, दिल की 
बात नान लेते हैं? 


खैर, बहां तो जो कुछ इ सो हुआ । अब व्याख्यान का हाल काबजिले ज़िक्र है। 
'जैंने केशवचन्द्रसेन लाल मोहन घोष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एनी वेसेन्ट भोर भन्य बहुत से 


६ १२१६ ) धार्यसमाज का इतिदास 


प्रसिद्ध व्याःख्याताओं के भाषण सुने हैं, भोर वह भी उनकी बढ़ती के समय में। 
लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि जो असर मुझ पर उस रोज़ के ब्यः्ख्यान ने 
किया, और जो फसाहत कि मुझे; उस रोज के सोदे शब्दों में मालूम हुई, वह झत्र तक 
तो दिखाई नहीं दी । आगे की ईश्वर जाने | उस रोज झ्ाात्मा के स्वरूप पर ध्याख्यान 
था । इसी प्रकरण में. महाराज ने सत्य के बल पर बोलना प्रारम्भ किपा| पादरी स्काट 
को छेइकर पहले दिन के सब अंग्रेज सज्जन विद्यमान थे | कोई भादमी नहीं हिलता 
था। सब चुपचाप एक्|ाग्र होकर व्याख्यान सुन रद्दे थे। मुझे पूरा व्याख्यान तो याद 
नहीं, यद्यपि उसके असर का अब तक अनुभव करता हू, किन्तु कुछेक शब्द मुझे 
मरते दम तक याद रहेंगे | ऋषि ने कहा 'लोग कहते हैं कि सत्य को फ्राठ. न करो। 
कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर झप्रासन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा । भरे, चक्रवर्ती 
राजा क्यों न अ्रप्नसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेँगे।?” इसके बाद उस उपनिषद्वाक्य को 
पढ़कर जिसमें लिखा. है कि भात्मा का न कोई हथियार छेदन कर सकता है, और 
न उसे झाग जला सकती है, गजंती हुईं आाशभाजं में बोले “यह शरीर तो अनित्य है । 
इसको रक्षा में प्रवृतत होकर अधर्म करना व्यर्थ है| इरो जिस मनुष्य का जी चहे नष्ट 
करदे” फिर चार्गे भोर अपनी तीदुण आंखों की ज्योति डालकर सिंहनाद कग्ते हुए 
फरमाया “लेकिन वह सूग्मा वीर पुरुष मुझे दिखलाझो, जो यह दावा करता है कि वह 
मेरा आत्मा का नाश कर सकता है । जत्र तक ऐसा वीर इस संसार में दिखाई नहीं 
देता, मैं यह सोचने के लिए भी तय्यार नहीं हूं कि मैं सत्य को दबा या नहीं १?” 


लम्बे उद्धरण के लिये पाठक द्ामा करें | यह ऋषि दयानन्द को ब्याख्यानशक्ति 
ओर निमयता का एक झच्छा दृष्टान्त है । जिन लोगों को ऋषि के व्याख्यान सुनने का 
सोभाग प्राप्त हुआ, उन पर व्याख्यानों का बड़ा गहरा प्रभाव होता था । ऋषि कौ 
(परण शक्ति स्वाभाविक थी, उसमें बनावट या यक्षपूर्वक भाषानिर्माण का नाम नहीं 
हा । जो कुछ था, हृदय का शब्द था, एक निर्भय झात्मा का उद्गार था। यही कारण 
था कि ऋषि का भाषण सदा नया, सदा मनोरंजक और सदा शिक्षाप्रर रहताथा। 


, ऋषि पूरी तरह निर्मम थे। उनके जीवन की घटनायें निविवाद रीति से सिद्ध करती 
है कि किसी शासैरिक या मानसिक ख़तरे से घबराना उनके लिये भसम्भव था। “भय! 
पह शब्द उनके शब्द शास्त्र से निर्वासित हो गया था + 


बरली में ऋषि दयानन्द का पादरी स्काट से शाल्ला्थ हुआ था) शाम्त्रार्थ बड़ौ 
शांति से हुआ । जनता परे उत्तम प्रभाव पड़ा । शात्त्रार्थ में झाप बडी-स्पष्टवादिता से 
काम लेते थे, परन्तु कभी प्रस्तुत विषय, सभ्यता की सीमा, भौर सत्य प्रिपता का 
प्ाथ नहीं छोड़ते थे । प्रतिपन्ची के पक्ष की समझना, समझकर उसे ठीक रूप में 


दूसरा खाड-तेरहर्था परिच्कैंद । ( १२७ ) 


33... दिन) नेक» जअा न, 


जलन नमक का 


कण... थी ७3 फीडिणनीपकत न 3िनननीनन-न्‍>-_+-+-> भ. 


प्रागट करना, झोर युक्ति पूर्वक उत्तर देना--यह शाख्राथ के स्वर्णीय नियम ऋषि दया- 
नन्‍्द को मान्य थे । केवल शब्दों से ही मान्य नहीं थे--व्यवहार में भी मान्य थे । 


बेरेली के पीछे कई मास तक संयुक्त प्रांत का भमंण जारी रहा। शाहजहांपुर, 
लखनऊ, फरुंखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ यादि नगरों में ऋषि धर्म का 
प्रचार काते रहे जह।| आार्यसमाज नहीं बने थे, वहां उनकी स्थापना कर देते, भौर 
जहां समाज की स्थापना हो चुकी थी, वहां उसके पुष्ट करने का उद्योग करते थे। धर्म- 
चर्चा का समारोह भी सभी जगह होता रहा । मेरठ से देहरादून और वहां से फिर 
मेरठ होते हुए स्वामी जी आगंर पहुचे। भागग संयुक्तप्रांत का भन्तिम नगर था, जिस 
में ऋत दयाननर ने धर्मग्राच/र करके आपततमाज कीस्थापना की | आगेरे से संयुक्त प्रात 
से विदाई लेफर ऋषि राजयूताने की झोर प्रस्थित हुए । 


( १५८ ) आार्थम्रमाज का इतिहास 


३० कम फ-कल कर कलकम का न्+कत++ फमकरफुपर../..7/फआफ-कतकाकतंकतरुतकाफाकण्कंपफा २१७ पकतक- कै पकम कर १ / काका फपका काका का ऋा+० १३“ करकररुफ सर क पक १7%७:क- रुक ०कतपभर:कसप० सर काक०करकणकनक+- कम इन कक “+फजक+क ५ छ- कर भनपणकां१ 7३०१४ फपकर रुप'- ६.7१, फाफ करफाकांकटरुपकाफाकूप्कण्काकरक-क०क-+ काका १० का काफपकाकाकत रू का ास्तफ-रन्छूतर 'अ ३३ पर 0 नाकनकभक-का२ःक-र/र-प० कपल ३० कफ» फर्क: का क०कपकमकनक-कफ तक 
असर बिक १4 कम ० ९७० जक ११५२ ६०५७ ६४९० ६०५५ ७ जम चैक ४३ ९:९२ ४० ७७८ भह ७०% कर ३०३३ ५७ फारीच.2 ७ चल "७१ ९४४ रही शीश कह ६० ९५ ९६६/ ६/४२५/ ६८४२७ ९२६३० १ साधा १ ५ ९> पन्‍णतका ५ पट 


चोदह॒वां परिच्छेद 


“>> डिटश-* 
ध्यासोफी से सम्रन्ध । 


१८७८ ई० के जनवरी मास्र में ऋषि दयानन्द को अमरीका से झाया हुआ निम्न 
लिखित पत्र मिला:--- 


0 86 0४ पछर0०7077७७0०)8 ?4746 0ए8४8४ते 59759, [00&, 
प,्रल्ा०-४४८वे फ९७०९०५--७ ऐरपाश)छ७० 0 3 फाशनंठ्द्ा ६700 600 80ए- 
वै्ञाघ8 ज्ञ0 साआ९8५ए 8९6६ ६67 80प78) 70ज5)002९, 0]806 (॥009- 
8शैर९४ ६६ ४०एा 66 छ7व 778५ ४0740 ९शा27॥शा 0९09. 77४6 ७०07088 
00 गाशंए ९०ग्रपेपर ग्रक्षप्ा8[7 त९क्त पए०ाए पथ फुपओ०6 #शाएं0 बे 
707700%॥607 0 हा ्रीपशाएंशे 078478 कराये ए08078 जञ्ञा08९ ज्०ण१फए 


7700808 00 फ़ाएक्वा० एशशुंप्रदी088 ज़ञ००९ ९ ज्ञाती 09 लाध्ोग्रात्ते 
पेश 


जज ॥६ए९ 06०४ ००॥०१ 4०४४8, 7व९४ &४ते क७६ ६३. 


ए़6 ॥००१ 06 ब्ड|406 70 0्ोए 04 (96 ए०प्राए थादे शाॉपरपन 
शै॥४60, >प्र; &80 07 6 ज्ञा5९ कगातवे एश९ा९श३९वे, #07 ऐरीं8 88807 79० 
९0776 60 0०प्र/ 46660 88 एशविएछा 0 8 एक००॥४ शापे 88ए )00/: &६ प७, ०प्राः 
$680007/ $08&0)॥ प्र5 ज्ञ8/0 श९ #&87 ६0 40% 


&ए७ प्र8 ए४०प् 60प्राथो, 
ए०ए० ढांपे, 


566 ॥0& ४ ज6 87770&0॥ ए0 ० ३9 फुशंवे8 ४ प्रणाएं॥9, ४78॥ 


ज़6 &76 97९9७०९व ६0 7#९908ए76 ए0प्रा' 00प्राह० द्रव 60 0प्रए तएए 88 ३६ 
77897 06 800फ्तञत) $0 प्र8. 


(90.) 8०" (0]006, 
2?7984670 08 ४४९ 7४४००४०काप्मां कक 8000655 


सेबा में परम सम्मानित परिडत दयानन्द सरस्वती, भारतव्े । 
सम्मानित गुरो ! 


अध्यात्मिक विद्या से प्रेम रखनेवाले कुछ अमेरिकन तथा अन्य द्विद्यार्थी 
अपने को झापके चरणों में रखते हैं और प्रकाश की याचना करते हैं। उन लोगों के 


दूसरा खयडट-जोददवां परिष्लेद । ( १२६ ) 


७ ० 3० पक फ 89 ८ फज्फण# काका पं कफ पाक काया कफ कक कक का +:-फ-म##य आफ फ-क कफ फ- कफ फ कक कक कक फ: कक ००७२-४४ ७ ० ०७७: पक ५720० +77 ००००० 
साहसिक व्यवहार ने कुदरतन उनकी झोर सर्व साधारण का ध्यान खेचा है भोर उन 
समाचार पत्रों तथा व्यक्तियों की भोर से, जिनके दुनियावी। हित या निमू 
संस्कार पहले से विद्यमान स्थिति के साथ बंधे हुए हैं, उनका विरोध किया 
गया है । 


हमें नास्तिक अविश्वासी और धम्महीन कहा गपा। हम केवल युवक और 
जोशीले लोगों की हौ सहायता नहीं चाहते, बुद्धिमान्‌ भौर सम्मानित लोगों की सहा- 
यता भी चाहते हैं। इस कारण हम आपके चरणों में इस प्रकार भाते हैं, जैसे पिता के 
चरणों में पुत्र आता है, भोर कहते हैं कि मारे गुरु महारान ! हमारी झोर देखिये, 
झोर बताइये कि हमें क्या करना चाहिये । 


देखिये, कि हम झाापकी सेवा में भअभिमान से नहीं अपितु नन्नता से भते हैं, 
ओर हम झापक्ी सलाह लेने और दिखाये हुए मार्ग पर चलकर कततंब्य पालने 
के लिये उद्यत हैं । 
( हस्ताध्वार ) हेनी भल्काट 
प्रेसीडेगट, थ्योसाफिकल सोसाइटी 


यह पत्र थ्योसाफिकल सोसाइटी के प्रधान की झोर से था। यह सोसाइटी १८७५६ ० 
के नवम्बर मास की १७ तारीख को भमरीका में स्थापित हुई थी । सोसाइटी कौ संस्था- 
पना मैडेम ब्लैविट्स्की और कर्नल भल्काट के उद्योग से हुई थी । मेडेलम ब्लैवेदस्कौ 
रूस में बसे एक जर्मन परिवार में उत्पन्न हुई थी। १७ वर्ष की झायु में उसका 
एन. वी. ब्लेबेदस्क्री के साथ विवाह हुआ | विवाह के तीन मह्दीने पीछे मैडेम ब्लैबेदस्की 
पति को छोड़ कर भाग निकली । भाग कर बरसों तक मेडेम ने सन्दिग्ध जीवन व्यतीत 
किया, और अपने पति के जीवित रहते ही मैदोविच नाम के एक पुरुष से सम्बन्ध 
स्थपित किया । बहुत समय तक अपना नाम बदल कर, और उसकी विवाहिता ज्ली कौ 
भांति बन कर मैंडेम ब्लैबेटस्की मैट्रोविच के साथ रही | इसी सम्बन्ध से एक लड़का 
भी ठत्पन् इभा, जिस के बरे में पीछे से मडेम ने बहुत सी भाध्यात्मिक कल्पनायें 
कर के लोगों को समम्माने का यत्न किया | मैट्रोविच का साथ छोड़ने पर मैडम बहुत समय 
सक मिसर की राजधानी कैरो में रही । यहां पर मेडेम को बहुत से जादूगरों भोर 
जोगियों से मिलने का मौका मिला, जिन से उसे चमत्कारों का रहस्य पता चला, 
झौर स्वये भी बहुत से इस्तलाघत करने लगी। १८७३ में मैडम मिलर से झम- 
शीका में झागई, भौर भध्यात्मिक विद्या के विषय में लिखकर भपना निर्वाह करने 
, जैंगी + मिसर में सीखा इम्मा जादू यहां मैडम के बहुत काम आया ॥ ०एएपणोंडण 
' पर लेश् लिख कर वह अपनी पेट पालना कर ल्ेही थी। 


( ६३० ) झआरार्थस्माज का इतिदाल 


१८७५ के भ्रप्रैल मास में मैडम ने माइकेल थैटले नाम के झार्मीनियन के साथ 
विवाह कर लिया था । इस विवाह के समय मैडम ने दो मूठ बोले । उसका पहला 
पति जीता था, तो भी उसने अपने को विधत्रा प्रसिद्ध करके दूसरे पुरुष से विवाह करा 
लिया । वह इस समय ४३ वर्ष की थी परन्तु उसने झपने को ३६ बर्ष का लिखा- 
था । यह विवाह भी देर तक स्थिरन रह सका । शाीत्र ही दोनों में झगड़ा हो 
गया, भर तलाक ने असत्यमूलक सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया। 


रूस में बदनाम ट्वोकर मैडम ने अमरीका में झाश्रम लिया भौर भाध्यात्मिक 
विद्यापर लैस लिखकर झपना निर्वाह जारी रखा | १८७४ में मेडम का कर्नल भल्काट 
से परिचय हुआ। कनंल अल्काट पहले सिपाही था, परन्तु उस समय एक समायार 
पत्र के संवाददाता के रूप में एक भाध्यात्मिक घटना की छानबीन में 
लगा हुआ था । दोनों आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से निर्वाह करने वाले 
चिटण्डन नाम के नगर में मिले, और मिल कर दोनों ने अनुभव किया कि हम 
एक दूसरे के लिर भावश्यक हैं! दोनें। ने मिलकर ्राध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा को बढ़ाने 
का यत्न करने का निश्चय किया । दोनों पुस्तक लिखते और उनकी आय से निर्वाह करते, 
परन्तु फिर भी अमरीकन लोग उनके दिए हुए ज्ञान को इतना मुल्यवान्‌ नहीं सममते 
थे कि उन ग्रन्थों से दोनों का गुजारा भली प्रकार हो सके। १८ जुलाई १८७५ का 
मैडम का एक पत्र है जिस में वह लिखती हैं--- 


४प0९, ए०0प 866, 78 धार (07 6, 7090770ज्ञ 06 जा)]] ७४९ ह0« 
शाएरए 40 ९६४. $07०770४82 १४६४९ 00६8 07 (06 शझ8ए 70प8 06 ग।ए०ा९१,. 


॥( 8 १077 47 070008 'द/8०० एफ! क्षय] शशफ 7 ज्ञा) 80 ६0 
6 )88[, 


“मेरी कठिनाई यह है । कल के खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बिल्कुल नया ढंग 
बनाना चाहिए। यह सन्दिग्धहै कि झल्कट की चमत्कार समा कुछ सहायता दे सकेगी । 
मैं झाखीर तक लडूंगी ।?? 


भोजन की भी दिक्कत थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए कर्नल भ्रल्काट ने 
धमरिकलक्कतर”! नाम से एक चमत्कार दिखनिवाली सभा बनाई थी, परन्तु उससे भी 
काफी आय नहीं हुई | कुछ पुस्तऊें लिखी गं६-उनसे अन्नकष्ट दूर न हुआ । तब भाखिर 
तैग श्ाकेर इस युगल ने थ्योसाफिकल सोसाइटी बनाने का निश्चय किया | १७ नवम्बर 
१८७५ को सोसाइटीकी स्थापना हुई | कर्नल प्रधान बने और मैडम ने मन्त्री का कार्य 
संम्माला । ख़ज़ांची का कार्य एक लखपति को सौंपा गया, जिस से सोसाइटी के 
अधिकारियों फी बहुत सी चिन्तायें दूर होगईं । 


दूसरा शयइ- जोद॒दया परिश्केद ! ( १६१ ) 


१८७७ में मेइमब्जैवट्स्क्री की प्रसिद्ध पुस्तक [88 ए४९००व प्रकाशित हु । 
पुस्तक अपने ढंग की अनूठी थी। उसमें प्राचीन धर्मों का समर्थन था, ईसाइत पर बहुत 
आवोप थे, भोर जादू तथा चमत्कार की सम्मवता दिखाई गई थी । उस पुस्तक पर 
बैज्ञानिक भोर दाशनिक लोगोंने भधित्तेप मरी दृष्टि डाली, भौर ईसाई खिक गये, परन्शु 
सर्वसाघारण को झनूंठेपन ने बहुत खेंचा | लोगों को उस पुस्तक-लेखिका की ऐेख 
शेलौ झदमुत मालूम हुई । भाशा हुईं कि समय ओर श्रम की कीमत निकल भागेगौ, 
परन्तु देवको कुछ भोर ही भभीष्ट था | 5 के छपनेके कुछ समय पीछे मि* कोलमन 

ने 8/8 की झालोचना की, जिस में यह सिद्ध किया कि मैडम की पुस्तक में कुछ भी 
नवीनता नरीं है, सब कुछ लगभग सौ पुस्तकों से उद्घ्ृत किया इुभा है | उन्हीं दिनों में मि० 
होम की [806 १ 5॥800ज8 0/ विज्नतए४॥४7. नाग कौ पुस्तक प्रकाशित हुई, 
जिस में ध्यासोफीके लीडरोंकी पोल खोलनेका यत्य किया गया। मि० कोलमैनकी भझलोचना 
झोर मि० होम के झाक्रमणों ने ध्यासोफी के नेता्भो की स्थिति भ्रसम्भव बना दी ॥ 
हैसाई पहले ही खिमे हुऐ थे | !४४ की पोल खुल जाने से थ्यासोफी के संस्थापक 
बड़ी विपदा में पड़े । भब तक कनेल भल्काट भौर मैंडम ब्लैवेट्स्की यदि कुछ थे 
तो 5]07४09)50 थे-और कुछ नहीं थे । न वह हिन्दू थे, न योद्ध थें। यदि भात्मा 
उन से बातें करती थीं तो किंग जान की । भमेरिका में उन की स्थिति बहुत बिगड़ 
गई । उन के लिये उस देश में रहना भसम्भव होगया | यह दशा (८८७७ में हुई । 
भैडमब्लैवेट्स्की ने उस समय एक पत्र लिखा, जिस का निम्न लिखित उद्धरण 
लेखिका की मानसिक दशा को चित्रित करके बताता है कि युगल को भारत की भोर 
प्रेरित करने का क्‍या कारण हुआ, भोर १८७८ में ऋषि दयानन्द कर्नल भल्काट 

की जो चिट्ठी मिली, उस की तह में कया बात थी ? पत्र में मैंडम लिखती हैं-- 
0६ 8 807 (पंठ 086 9 80 ह०॑ंगह (ण' 6ए0७' ६0 7ए48, 80पें [07 ९००७ 


ह406 हगते ए€डकांणा 4 ऋरध्ा। 00 80 ज्ञोी)08 70 ०096 जग] ऐ्रग0त  छाज़ 
ए4776, पि०07१०९४ 78670 788 7प्रंगर0त 06 १07 ९ए० थे घ्ैप०9०-”* 


“हैं इसी लिये मारक को जारदी हूं । लगा भौर खिकलाइट से तंग झाकर मैं 
ऐसी जगह जाना चाहती हूं जहां मेस नाम कोई न जानता दो | द्वोम के दवेष ने पोरफ 
में सदा के लिये मेरा नाश कर दिया ।”? 


इस प्रकार अमरीका और योरप में बेइजत झोर बदनाम द्वोकर थ्यासोफी के संस्था- 
चककों ने भारत के भोले निवासियों का उद्धार करने का निश्चय किया । इतनी प्रस्तावना 


हिलकापााथापकासकमा्लथम सात क्काादाामारतमयाक्ररात फ॒न्‍क: करगधाश दामाद दशा पा 229:50 न ५्था५ ५ उकम॒कब|नदक़मूल्पप्ायद्थलपार५प पपपरपासपा धयार तक त लहर कप कद का: तपऋ्राेआएा0 कलर पापा #ााभम यु. स | 
१६ मैडम के फ्नों के उदर्ण जे. ए. फाकुंदर को /(04०७०० फशद.०५७ औ0१०४७- 
... .०ए४, [8 ।5070 मात की पुंशक दे लिये गये हैं। ह 


है कि 


( १३२ ) जरायेसमात का इतिहास 


3.2: अबू >> की हू-फ-ज-क-5-ड- अं“ अंक ५3 औ-#प+77-ककनफनक- आन क फरुक-क-क- सूप क-क- कक आ०++-कन्केन आज ++ कर 


कं अ-ह-- 
ट्रक आप“ फामआ अंक आग उन 02 /१#- #४ # अपनी ीीजन चिट + अप्जचटीभ + हे न्‍ हे की डी ििली 2० बीती 


को पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि थ्यासोफा के नेताओं ने ऋषि दयानन्द थो ऐसे 
मम्रताभेरे पत्र क्यों लिखे ! वे अमरीका और योरप में बिल्कुल बदनाम होचुके थे, वहां 
उनका रहना असम्भव था । भारत में पेर जमाने का यही उपाय था कि 
किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आसरा लिया जाय। श्रीयुत हरिश्वन्द्र चिन्तामणि से कल 
झल्काट को श्रूपि का परिचय मिला था। उस परिचय से लाभ उठाकर थ्यासोफी के 
प्रेज़ीढेन्ट ने ऋषि दयानन्द को ध्धीनता भेरे पत्र लिखने आरम्म किए | 


इस परिच्छेद के प्रारम्भ में जो पन्न दिया गया है, उसके पीछे थ्यासोफी की भोर 
से हरिश्वन्द्र चिन्तामणि द्वारा स्वामी जी के पास बराबर पत्र भाते रहे । २१ मई 
१८७८ के पत्र में कनंत्र ४ल्काट लिखते हैं:-- 


“जब में यह इशारा देता हूँ कि हमारी सोसाइटी प० दयानन्द सरस्वती कौ झौर 
मेरी पथदशेकता में झ्ार्यसमाज की शाखा विख्यात की जाय, तब मैं उस बुद्धिमान 
ओर पवित्र मनुष्य को शिक्षक और मार्गदरशीक मानने के कारण गर्वका भनुभव करता हूँ ।?? 


२२ मई सन १८७८ के पत्र में ध्यासोफिकल सोसाइटी के रिका्डिए' सेक्रेटरी भगस्टस 
गुस्टम लिखते हैं -- 


“झायसमाज के मुखिया, के नाम 


झापको आादरपूर्वक सूचना दी जाती है कि २२ मई श८ण्८ को न्यू 
याक में थ्योसाफिकल सोमाइटी की व्ोंसिल का जो भझधिवेशन प्रेज़ीडेणट की भध्यक्षता 
में हुआ था, उसमें वाइस प्रेज़ीडेण्ट ए. विल्डर के प्रस्ताव ओर कारस्पांडिग सेक्रेटरी 
एच. पी. ब्लैवेट्स्की के अनुमोदन पर सर्वसम्मत्ति रो यह निश्चय किया गया कि 
सोसाइटी मिल जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करतौ है भौर यह भी स्वीकार करती है कि 
इस सोसाइटी का नाम दि ध्योसाफिकल संसाइठी भाव दि झ्रायसमाज आझाव इगिडया? 
रख दिया जाय । 


निश्चय हुआ कि ध्योसाफिकल सोसाइटी अपने झौर योरप तथा अमरीका में वि- 
शमान भपनी शाखाओं के लिये झार्यसम्राज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
नियमानुसार पथदर्शक या मुखिया अगीकार करे (!? 


इस प्रकार ध्योसाफिकल सोसाइटी ने झायसप्राज से उस समय सम्बन्ध स्थापित 
किया, जिस समय अमरीका के निवासी सोसाइदी के संचालकों को यह पता नहीं था कि 
(कल का भोजन कहां से मिलेगा? । कहां वद्द खूब बदनाम, भौर तेग थे । ऊपर दिए- 
हुए पत्नें से स्पष्ट होता है कि उस समय सोसाइटी के नेता स्थामी जी को गुरु मानने में 
झपना सौभाग्य समझते थे, भोर सब तरद् से भायसमाज की संस्था में भानेःको सेपार 


दूसरा खगण्ड-चोदहवां परिच्छेद। ( १३४३ ) 


३८००१क+ घ०वचढ २८ जय किन 2 3॑ीिता5त ५05 5त 9 धत फल 


औी3मी 5८ ' का] कह धर 5मी3मरढ ००9३ 9३5८ 3, ९० १०६३ ६३६+ ७३ ७/७८०६७०९३:९-/७५ ५८ ९# ६७ ६./७/६.८%/९/०४ #९५/९३३५००९/ ६०० ८ीए० १८६०० ९१००८७८७/ चट पर चर 


थे। भ्न्त को, बहुत से पत्र व्यवहार के पीछे, ध्योसाफिकल युगल १८७६ के जनवरी 
मास में बम्बई पहुंच गया, और जिसे गुरु माना था, उसके चरणों में भेंट रखने की 
उत्सुकता प्रगठ करने लगा । 


पहले पहल यह युगल स्वामी जी से सहारनपुर में मिला । इसके पीछे कई स्थानों 
पर स्वामी जी के साथ यह युगल घूमता रहा। स्वामी जौ के शिष्य इन अपने को झ्ाय- 
समाजी कहने वाले थ्योसोफिस्टों के व्याख्यान करवाने लगे, झौर उनका झादर सत्कार 
करने लगे । लगभग एक साल तक यही प्रेमसम्बन्ध स्थापित रहा, भोर थ्यासोफिस्टों 
की भक्ति उमड़ती रही | इतना समय भारत में पांव जमाने और बहुत से शिष्य इकटठे 
करने के लिये पर्यात था | अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी युगल की बातों को सुनने 
ओर पसन्द करने लगे। लगभग साल तक प्रेम सम्बन्ध जारी रहा, झोर इस के 
पीछे नये रंग दिखाई देने लगे । 


भंगंडे के मुख्य कारण तीन हुए। भाग्तवर्ष में भाकर थ्यासोफिस्ट युगल को 
जात हुआ कि जिस व्यक्ति को वह गुरु बनाकर आये हैं, वह गुरु बन कर ही 
रहेगा, शिष्य नहीं बन सकता | युगल समकता था कि वह प० दयानन्द को अपनी 
वृद्धि का साधन बना सकेगा, परन्तु उसे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि यह भारतीय परिडत 
ऐसा भोला नहीं कि हथियार बन सके । 


दूसरी भोर युगल ने देखा कि भारत वर्ष में भज्ञान और श्रद्धा की मात्रा बहुत 
झधिक है। कोई भी पझ्ादमी झाकर गुरु बनना चाहे तो बिल्कुल निराश नहीं 
होगा, कुछ न कुछ शिष्य उसे मिल ही जायंगे | ऐसी दशा में थ्यासोफी के 
संस्थापकों ने यही उत्तम समझा कि अपनी दूकान जुदा ही खड़ी की जाय। झाने से 
पूरंव वह झार्य समाजी थे, भाकर शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके सिद्धान्त झ्लार्य- 
समाज की भपेक्षा बोद्दों के साथ भधिक मिलते हैं । 


तौसरी शिकायत इन्हीं दो शिकायतों की परिणामरूप थी । ध्यासोफ्मी झार्यसमाज 
की शाखा थी | जो लोग थ्यासोफी के सम्य थे, वह वस्तुतः आर्यसमाज के ही सम्य 
सममभे जा सकते थे । ऐसी दशा में यह सोचना भी असंगत था कि आर्यसमाज के 
सभासद्‌ थ्यासोफो के समासद्‌ बनाये जाये । जो मूल संस्था का सभ्य है, उसे शाखा 
का सभ्य बनने की क्या आवश्यकता है ! परन्तु कर्नल भल्काट तथा मडम ब्लैवेदस्की 
ने झायसमाज के सभासदों को अपने सभासद बनाना प्राम्भ किया । इस व्यवहार दो 
स्थामी जी ने अक्षक्ति समम्ा । 


€ १३७४ ) शार्यसमाज का इतिदास 


|235#१९८/००॥७९:४०६५४९५/०७: 


यह तीन बातें तह में थीं। वद्द ध्यासोफी के लीडर, जिन्हें भपने सिद्धान्त आर्यश्षमाज 
के ऐन भनुकूल दिखाई देते थे, शीघ्र ही संसार के कर्ता ईश्वर स्रे इन्कार कर बोद्धों में 
नाम लिखाने लगे। अमरीका में मेडम ब्लेंवेट्स्की के अन्दर केवल कैंग जाज॑ की आत्मा 
प्रवेश करतो थी, परस्तु भारत में आते ही हिमालय निवासी महात्मा, भोर उन के 
प्रतिनिधि महात्मा कूटट्रमी से मेडम का परिचय दोगया, झौर द्विमालय से सीधे सन्देश 
पहुँचने लगे । 


सब से बड़ा कारण, जिस से मतभेद पैदा होगया, यह था कि थ्यासोफौ के 
संस्थापक चमत्कारों को भझप॑ने धर्म का झावश्यक सिद्धान्त मानने और उदघोषित करने 
खगे। चमत्कारों को वह योगसिद्धि के नाम से पुकारते थे, परन्तु योग के विना 
ही योगसिद्धि का दावा करते थे । सिद्धियां भी विचित्र थीं। किसी की गुम हुईं वस्तु 
का पता दे दिया, किसी के दिल की बात बूकने की अटकल लगा दी । ऐसे चमत्कार 
थे, जिन्हें दिखा कर थ्यसोफी लोगों के दह्वदयों में योग के प्रति श्रद्धा का संचार करना 
चाहती थी। थ्यासोफी के उस समय के चमत्कारों के दो दृशान्त नीचे दिये जाते हैं, उन 
पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होजायगा कि भार्यसमाज के संस्थापक के विचार थ्यासोफी 
के विचारों से क्‍यों नहीं मिल सकते थे ! 


मैडम ब्लैवेटस्की शिमले में थीं। प्रसिद्ध मि० ए० झो० श्यम्र के घर पर कुछ लोगों 
को निम्मत्रण था । निमंत्रण सें मैडम ब्लेवेट्स्की भी शामिल थीं। भोजन के पीछे यह 
बात उठी कि मेडम अपना कोई आध्यात्मिक चमत्कार दिखावें | मंडम तय्थार दो- 
गंद । घर वालों से उन्हों ने पूछा कि 'क्या आप लोगों कौ कोई वस्तु गुम हुई है” 
उत्तर से पता चला कि कुछ रोज़ हुए, मि० छाम के घर से एक झाभूषण गुम हा 
था । मेडम ने कुछ देर तक ध्यान कर के बाग का वह स्थान बता दिया, जहां गुम हुई 
वस्तु गड़ी थी | वस्तु मिल गईं, भौर चमत्कार की धूम दिग्दिगन्तर में फेलगई | 


कुछ दिन पीछे इंगलिशमन, बाम्बेगजट, टाइम्स भाव इण्डिया, और सिविल 
मिलटरी गज़ट में चिट्ठियां प्रकाशित हुई, जिन से रहस्य का उदभेद होगया । एक अंग्रेज 
नौजबान शिमले से बम्बई गया, झोर वहां वह मैडम से मिला, शिमले में वह मि० ह्यूम 
के यहां बहुत थाया जाया करता था | बम्बई के मि० ट्वोमंस्जी सीरवाई ने गवाही दी 
कि जैसा गहना चमत्कार से मिला हैं, ठीक वैसे ही गहने कौ मैडम ब्लेवेदस्की ने 
उस से मरम्मत करेवाई थी। रहस्य को खोल कर ऐतिहासिक घटना बना देना 
कठिन नहीं है | वह गदना मि० ह्वाम के घर से उड़वाया गया । बम्बई में उस की 
मरम्मत करवा कर मेडम अपने साथ झिमले ल्ेगंई भोर चमत्कार दिखा कर थ्यास्रोफौ 
की सत्यता सिद्ध कर की । 


दूसरा खद्ड-लोदहयां परैच्तैद ६ १३४।) 


दूसरी घटना लाहौर में हुईं | १८८३ के अप्रैल मास में ध्यासोफी के. महात्माओं 
का एक चेला लाहोर में पहुंचा। मैडम ब्लैवेटस्को के शिष्य ने बड़े जोर से उसका 
ढोल बजाया झोर यह घाषणा कर दी कि वह चेला चमत्कार दिखायेगा | ग्ह अपनी 
उंगली झागे करेगा, पहले तो उंगली को कोई काट ही नहीं तकेगा, यदि काठ भी सके 
तो वह मटपट जुड़ जायगी । भरी सभा में चमत्कार की घोषणा दीगई । पहले 
तो किसी हिन्दू का इृदय ऐसे कठोर कार्य के लिये तय्यार न हुआ, परन्तु जब बहुत 
देर होगह, भर लोगों के दयाभाव का अभिप्रांय यह निकाला जाने लगा कि चेले 
की शक्ति से किसी का हाथ नई उठता, तत्र एक सिख ने द्विम्मत कर के उंगली काट 
दी । बेचारा चेला चक्कर में भागया | उंगली का जुड़ना तो क्या था, बेचारा कई दिनों 
तक दुःख भोगता, झोर महात्माओं के नाम का जाप करता'रहा । 


ऐसी घटनाभों को सुन कर झआर्यक्षमाज का संस्थापक ऋषि कैसे चुप रह सकता 
था। वह दम्म भोर धोखे का शत्रु था, वह धर्म में सुलहनामा करने पर विश्वास नहीं 
रखता था । इधर स्वामी जी को थ्यासोफी के सस्थापकों के असत्य व्यवहार पर घृणा 
होने लगी, उधर मूख जनता को जाल में फंसाने का खुला अवसर देखकर युगल भी 
स्वामी जी की शिक्ष्यता से इन्कार करने का उपाय सोचने लगा। 


कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार जारी रहा | मेडम ब्लैवेट्स्की ओर कनेल झल्काट का 
यत्न यह रहा कि किसी प्रकार झार्यसमान के सभासदों को थ्यासोफी के चुगल में 
फंसाया जाय । एक और थ्यासोफी की ओर से कर्ता इंश्वर से इन्कार, दूसरी ओर 
घमत्कारों का दम्म-ऋषि ने प्रावश्यक सममाा कि आरयंपुरुषों को सचेत कर दिया जाय | 


असोज बदी चतुर्दशी सम्वत्‌ १६३७ को मेरठ के ञआ्र्यसमाज का दूसरा वार्षिको- 
त्सव था | इस उत्सव के अवसर पर श्री स्वामी जी के दो न्याख्यान हुए । इन व्याख्या- 
नें में झाप ने उन कारणों पर प्राकाश डाला, जिनसे आार्यसमाज ध्यासोफी से 
जुदा होने पर बाधित हुआ, झोर यह भी घोषणा दी कि किसी भारयसमाजी को थ्यासोफ़ी 
का समय न बनना चाहिए । दोनोंमें कई मौलिक भेद उत्पन्न होगए थे। ( १ ) थ्यासो- 
फिस्ट सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते थे । ( २ ) वह अपने को बौद्ध कहते थे ( ३ ) 
बह हिमालयवरती किन्हीं कल्पित मह्दात्माओों के होने, भर उनके गुप्त सन्देशों 
पर विश्वास रखते थे (४ )वह सिद्धियों के नाम पर चमत्कारों'को मानते ओर उनका 
दावा भी करते थे [ ५ ] थ्यासोफी में ईसाई मुसलमान बोद्ध हिन्दू सब अपने एक दूसरे 
के विरुद्ध सिद्धान्तों को मानते हुए भी प्रविष्ट हो सकते थे | इस प्राकार ध्यासोफी आये 
समाज से कोर्सो दूर चली गई थी। ऋषिदयानन्द की झोर से यह घोषणा आवश्यक होगई 
थी, अन्यथा झारयसमाज के नाश का भारी भय था । थ्यासोफी में कई ईसाई भी शा- 


मिल हो गये थे । उनमें से अनेक राजकर्मचारी भी थे। थ्यासोफ़ी के संचालक 
चाहते थे कि राजकर्मचारियों की सहानुभूति का प्रलोभन देकर ही आरयेसमाज को 
फुसलाया जाय । परन्तु वह हथियार भी निकम्मा साबित हुआ । 


मेरठ में ऋषि दयानन्द की की हुई घोषणा से कर्नल अल्काट भौर मैडम ब्लैवर्टेस्की 
के कल्पित कार्यक्रा का भारी धक्का पहुंचा | बह दिल में सोचे बठे थे कि झब 
शीघ्र ही सोरे आर्यसमाज हमोरे काबू में आजायंगे, झौर ध्यासोफी, जो प्रारम्भ में 
आर्यसमाज को शाखा वनी थी, उसे खा जायगी | ऋषि के व्याख्यान ने इस मीठे 
मन्सूबे को तोड़ दिया । उस सनय मैडमब्लेवटस्की शिमले पर थीं | वहां उन्हें स्वामी 
जी की घोपणा का समाचार मिला ॥ वह बहुत छटपटाई और मेरठ के बाबू छेदालाल 
जी के नाम उन्होंने एक चिट्ठी भेजी । चिट्ठी बहुत लम्बी है, इस कारण उसके कुछ 
आवश्यक उद्धरण ही यहां दिये जाते हैं। चिट्ठी झंग्रेजी में थी, यहां उसका अनुवाद 
दिया गया है । 


588१३ ०४३३३३३६ मेग्ठ झायसमाज का वाषिकोत्सव अभी मनाया गया है। उसमें अ- 
न्‍्यान्य आयसमाजों के सभासद सम्मिलित थे | ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने 
व्याख्यान में सत्रके सामने ये विचित्र वचन कट्दे कि “जत्र किसी अन्य सभा समाज के 
सम्य झाय समाजियों को अपनी सभा में भरती होने के लिए प्रेरणा करें तो उन्हें यह 
उत्तर देना चाहिये कि यदि आझापकी सभा के नियम झोर उद्दश्य आयसमाज से मिलते 
हैं तो उसमें सम्मिलित होने से कोई लाभ नहीं है । यदि वे कहेँ कि हमारे नियम भाय 
समाज के नियमों से भिन्न हैं तो आयेसमाजियों को उत्तर देना चाहिए कि आयेसमाज के 
निपम अखणिडत हैं । जिस सभा के नियम खणिडत हैं, उसमें मिल जाने की हमें झा- 
वश्यकता नहीं है। 

यथार्थ में रोम का अभ्रांतिशील पोप इससे अधिक और क्‍या कह सकता है। 
स्वामी जी गवित ब्राह्मणों के दावों के विरोधी हैं | उनके कहने का यह तात्पर्य कदापि 
न्‌द्ठोगा। 

उन्होंने यह भी कहा था कि “अन्यदेशियों के समाज में वैसा मित्र भाव और स्नेद्द 
नहीं हो सकता, जैसा कि एक ही मत और देश के आय सभासदों में है” 


हमने आपके विना किसी भी झारयसमाजी को अपनी सभा में मिल्लाने का यक्ष नहीं 
किया । हां मुम्बई, लाहोर औरे दूसरे नगरों के भायसगाजी हमारी सभा के समासद हैं। 
परन्तु उनको सम्मिलित होने के लिये हमने कभी नहीं कद्दा । 


दूसरा खयड-चोदहदां परिच्छैद । ( १३७ ) 


हमार नियतो में आधैममाज रो इतनी प्रतकूजसा है कि हम प्रत्येक सभ्य के धम की 
प्रतिष्ा दरते हैं । प्रत्वेक मतावत्म्बी को चाहे वह आायसभाजी हो, ईसाई हो भथवा 
मूविवूजक हो, हम वमा में मिज्ा लेते हैं । 


9000260#०/+०० 4 अ 2 आकर“ 5इचमांप पका 5 कर प कनथा कम मइपजाअदरात 0 रश दि भर >॑क+पफाोपाऊ< ०५. अत ऑजललओनओन+ + >ककनन 


इसी देतु से मेंन आपको झोर दो एक झन्य सज्जनों को सभा में भरती होने की 
सम्मति दी थी। 


रही यह बात कि अाये सामाजिक हम में मिलें या न मिलें, इसकी हमें परवाह नहीं 
है। इसमें उन्हीं की और कद्रावित्‌ समार्जा की हानि है । 


पुलिस के सभसे बड़े अधिकारी हंडरसन महाशय्र सभा में सम्मिलित हुए हैं। 
इससे हमारा अभीष्ट सर्वथा सिद्ध होगया। हमारी सभा में सम्मिलित होते उन्होंने 
कहा कि में इसमें इसलिये मिलता हुँ कि इससे बड़े २ लाभ पहुंचे हैं | आप झभौर झ- 
ल्‍्काट ने ९८ मास में वह बात प्राप्त करली है जो हम झ्रेप्रज़ बहुत वर्षों में भी नहीं 
कर पाये । उन्होंने यह भी कह्दा कि हिन्दुस्तानियों भर पझंग्रजों के बीच जो खाई है, 
उसे झाप भर रहे हैं | आपके कारण हम उनकी झविक प्रतिष्ठा करने लगे है और वे 
हमसे घृणा छोड़ रहे हैं ।चे हमारे काम की प्रतिष्ठा कत्ते और उसे श्रेष्ठ सममते हैं। मुझे 
आशा है कि जैसे उनके विचार हैं, वे वैसा ही कर दिखायेंगे | परन्तु जब स्वामी जी 
का प्रसंग चला सो उन्होंने भी यह कहा कि ध्यासोफ़ी के समान स्वामी जी की सम्मति 
नहीं है | उनके विचार अनिषेवक ओर उदार नहीं दीखते | झ्ाायसमाज ईश्वर को हर्ता 
कर्ता मानने वालों का एक जत्या है| ऐसी दशा भें हम उनको भाइयों के सदश क्यों 


स्वामीजी ने इस पत्र का विस्तृत उत्तर भेजा। उस उत्तर के भी कुछ भाग यहां 
उद्बत किये जाते हैं--- 


६. 


प्रथम आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, उसके 
अनुसार झत्र आपका वर्ताव कहां है ! 


वे पत्र छाप कर दिए गये हैं जिनमें झापने लिखा था कि हम संस्कृत अध्ययम 
करेंगे, भौर अपनी सभा को समाज की शाखा बना दंगे, जो पत्र मेंने माप के पास 
भेजे थे, उनकी तल नी मेर पास दे | देखिये, थोड़े दिन हुवे जब आप से मेरठ में 
झार्य समाज और थियासोफी सभा के विषय थे बातचीत हुए थी, उस समय मैंने राजके 


( १४८ ) आर्थरसमाज भा इतिहाल 
“आप 7० ा%०-०> (४४२० ४७७७८ ७७2७७" ७ ४७७७४७४४७४७४७७क४४४७७७४४४४७४७७७छ७शआआ/ "क्षण 
सामने क्‍या झापसे नहीं कहा था, कि समाज के विषयों से सभा के निगम में कुछ भी 
विशेषता नहीं हैं | यह बात मैंने बम्बई में भी पत्र द्वारा सूचित को थी । वेसे ही मैं 
झत्र भी मानता हु और कहता हूँ कि हाय समाजम्थों को धर्मादिक विपयों क लिये 
सभा में मित्रना उचित नहीं हैं । 


अब विचाग्णीय तिषप यह है क्रि ऐसी दशा मे वियाराफी ताह्यो को आयंसमाज 
में मिलना चाहिये अथवा आर्यसमाजियों को टस सभा में । देखिये, मैंने अथवा किसी 
थार्य सभासद्‌ ने प्राजतक किसी भी थिय सेफिस्ट को झार्यसमाज का सभासद बनाने 
का यत्न नहीं किया । आप अपने आत्म! में बिच स्ये कि आपने फ्या क्या, झोर 
क्या का रही हैं ! अपन कितने ही आर्यसमा।उयों को अपनी राधा में भर्ती शने के 
लिये प्रेरणा वया । कई सजनों से सभासद्‌ बनने का दश रुपय्रे चन्द्र भी लिया। 


अन्गदेशियों के रामाज में मिन्नता और स्नेह वेसा कमी नहीं हो सकता, ज्सा 
कि स्परदेशियों के समाज में होता है-यह बात मैंने उस समय कही थी, अब कहता हर, 
शोर आगे भी वहूगा | परन्तु ऊपर की बात मैंने जिस प्रसग पर कही थी वह यह है 
कि असिद्ध बहिरगमन्तरगे? झअर्थात्‌ जिनका देश एक है, भाषा एक है, जन्म भोर 
सहवास एक है, जिनके विवराहादि सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना 
लाभ होता है, उनकी जितनी परस्पर प्र!ति होती है, उतना लाभ और उद्नत्ति भिन्न 
देशवासियोें। को भिन्न देशवासिवों से नहीं हो सकती । देखिये केवल भाषा का ही भेद 
होने पर मुकको जोर यूगेपीय महाशयों को प्रसस्पर उप्क र करने में कितनी कठिनता 
द्ोती है । 


३३४७७ 


झाप जो त्विवती हो कि आपके विना बम्बई लाहोर ओर दूसरे नगरों के आर्य 
सामाजिक हमारी समा रर्स सम्मिलित हैं। परन्तु हमने उमको भरती होने के लिए 
कभी नहीं कहा! यह सय नहीं है। आपने बम्नई में श्री सम्वदान जी आदि को, और 
प्रायाग में पणिहत सुन्दरलाल जी ज्रादि सम्या को सभा में सा मलित होने के लिए 
अवश्य प्रेग्त किया । इसका साक्षी में ही है | में जब तक न सुनता, तो इसका पता 
मुझे केते हो सकता था। जैसे मेरा नाम सभा के सभासदों में लिखती हो, वेसा अन्यत्र 
भी आपने किया होगा | यह बात निःसन्देह है | 


8 कस # 9 क$ ७ ७०७ 


इससे मैं श्राप से पूछता हूं कि आप का धर्म क्या है ! यदि आप कहें कि हमारा 
बन अमुक धर्म से विरुद्ध है, तो विरुद्ववमंवाला मनुष्य झाप की सभा में नहीं मिल 


एच्सरा खगड़-चोव्४वां परिच्छेद । ( १३६ ) 


.-- हक -क-शटज-सक- 2 मा २-२०फ-+१-३-४ “आवास: रा: पट ९7२८-५० कफ कउ-फ-क "हुक ७८ चंक कक कक नी कफ शे८फ ५ ० कक फू ७ कक अ- ०० 
सकता | यदि यह कही की हमारा धर्म किसी से विरुद्ध नहीं है तो उस म॑ कोई का 
के मिलेगा है आप] 9 # कक 9७ 


आप ईश्वर को हर्ता कर्ता नहीं मानता यह इसी १६३७के भाद्रपद मास की नात है | 
इस विषय में भापने पहले कुछ भी नहीं कहा । हां, प्रमोददास मित्र और ढा० लाजरस 
ने मुझ से काशी में इसकी चर्चा की थी। प्रमोरदास को मेंने कद्दा कि भाप मैडम 
का आशय नहीं समझे होंगे। मेंते दामोरग्द्वारा झाप से पुछगाया तो उसने कहां 
कि वे ईश्वर को मानतो हैं।. क्या उक्तार्ता असत्य है एल 


में और सभी झाय-सज्जन सदा से यही मानते भाये हैं कि सामान्य- 
तया शार्यावर्त इम्लग्ड, और अमरीका आदि सकल भूमण्डल के मनुष्य भाई हैं 
परस्पर मित्र हैं ओर समान हैं | पर मानते हैँ 'वमिक ब्यवहारों के साथ, न कवि असत्य 
झौर अभनम के साथ | 


यहां अंग्रेज आरसों को चाहे जता माने । बाई राज्याविकारी हो अथवा न्य'बहा- 
रिक हों । मुक को भी चाहे अपनी समझ के भनुकूल यथेष्ट मान । पस्न्तु में तो सत्र 
मनुष्यो के साथ सुहद्वाव से वर्तता हूँ और और वबतंता आया हु | इन लोगों का पहू क- 
हना किंहम इसका कोई छठ हेतु नहीं देखते कि स्पत्ती जी के अनन्तर झशत्य 
अ्यसमाजियों से भी ऊसा ही वर्ग, एव तगा है जब तक वे आर्यावर्तीय अर्यों का पूर् 
इतिहास आचार नीति विद्या पुरपाप आदि उत्तम मुर्णों को नहीं जानते, बेदढादि 
शात्रों के सच्चे अर्थ को नहीं समकते | जन्न उन को ऊपर को बातों का झ्ान हो 
जाया, तो उनका श्रा अयश्य दूर हो नायगा | 


झ।प को स्मरण होगा कि काशी की चिट्ूटी के उत्तर में आपने मुझे लिखा था 
कि यदि आप भी वेदों को छोड़ दे तो भी हम नहीं छोड़ेगे। आपकी यह बात धन्यवाद 
ओर प्रशसा के योग्य है। यदि सभी योरोपियन इस उत्तम बात में सहमत होजांय 
तो कैसा आनन्द हो | ओर यदि वे लोग इस सिद्धान्त को न भी माने तो हम ग्रायों 
ओर आर्यममाजों को कोई हानि नहों हो सकती | हम ते' सट्ि के आई से वेदों को 
मानते चले आये हैं | क्‍या हुआ जो थोड़े समय से, अज्ञानवश, कुछ आर्यलोग वेद- 
विरुद्ध चलने लग गए हैं। 

इस अवस्था में जिसका जी चाहे मार्य समाज में बिले | >नक्े मिली से 
हमारी कुछ हानि भी नहीं हो सकती । हां, उनको हानि अवश्य है। हम तो सत्र की 
उनति में अपनी उन्नति करेना इष्ट मानते हैं। हमारी कामना भी यही है?” 


( १७४० ) भारयसमाज़ का इतिहास 


इस पत्र घ्ययहार से दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। थ्यासोफी के संचालक 
भारत के भोले हिन्दू भोर कुछेक अग्रेजों का सहाग पाकर शिप्यता को त्याग च्के 
थे। वह लोग, जो शिष्य बनकर स्वामी जी के चरणों में बेठ कर योग का अध्ययन 
करने भ्राये थे, स्वयं गुरु ओर योगी बन बैठे थे, जो सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा 
बनने में अपना सोमाग्य समकती थी। वह झआर्यस्माजियों को अपने में सम्मिलित 
होने का निमंत्रण दे रही थी | वह विनय और शिष्यभाब , गये और गुरुभाव में परि- 


खत हो गये थे। कल के बेदानुयायो विद्यार्थी, झाज सर्वमतवादी झाचार्य बन 
रदेथे। 


मेरठ के व्यार्यान ओर ऊपर डउदघृत किये पत्रों ने झार्यसमाज भर थ्यासोफी का 
सम्बन्ध तोड़े दिया । १८८२ ई० के मई माल्ष में आर्य-समाज के सामयिक पन्नों में इम 
यह घोषणा पाते है कि “झार्यसमाज झौर ध्यासोफी का सम्बन्ध टूट गया है? 


आयंसमाज से टूट कर थ्यासोफी कया बनी, और किधर चली, इसे यहां दिखाना 
अभीष्ट नहीं है। केवल यह दरशाने के लिए कि ध्यासोफ़ी के रूपपरिवर्तनों की 
तह में कोन सा कारण था, हम उस पत्रकी कुछ पेक्तियां उदधुत करते हैं, जो १६२२ 
में य्यासोफ़ी से स्यागपत्र देते हुए, सोसायटी के पुराने सेवक मि० बी० पी०वाडिया 
ने लिखी थी। भापने लिखा था--- 


7 (प6 एशा6050फप्मांटद्वों ४02९६) 48 790 7076 ६& 8020ं0९ए 0 ह€९शेटठ'४ 
0 ६४6 चजञांह्वेशा ऐप का 02४ग्रांड8ध00॥ ज्ञ]0१० 78077 7९॥९४०७ 78 (76 
[९छ के 0॥70व 60॥0जा/08 ४8६ 60776 40 ए7/€श्शों $ ज्९0'€ :8| 9778 एश्5६ 
407 7९870९8 &70 486 ७०6१४ ६ए 0 8प्7#४॥07 हधां08 शाल्०प्रा्/ुतगाशएा 
8730 जञ]076 06 70076 6698 07 77%९०४०फएं ०७ 70४08 6876 €59!0६6९0 
बाते त72226व 47 66 गरारं7९ ० 98768 हा्ते फरत्ा0त्वा(ए, 


*०« नन० न्नन “>य९, शाशए्रए धधते ज्राणारए 
हए९॥६ 770 ४6 4. 5. ४8४७ ७700०६॥४ 6 ऑघाधश/ #70ल्‍७)002९ ६४७6 [8७ 


€डांडए8 ९०7रवा।णाह 47 ६06 7. 8, 87९ 60 तै७९ए १0०0066. &2:6 80 जांतदे९- 
ह0९&५ ६0% 6 4868&४56 48 400प7&80]९, ९(6.... 


कढ 


थ्योसाफिकल सोसाइटी सचाई के पहिचानने का यज्ञ करने वालों की एक संस्था 
नहीं रही, यह एक ऐसी संस्था बन गई है जहां थोड़े ध्यक्तियों पर अधिक व्यक्तियों का 
विधास है, जहां भन्धपरम्परा का राज्य है, और जहां ध्योपाफिकल भाचार शाक्् के 
उत्तम भादश भूतवाद झोर अनाचर के कौचड़ में घसीटे जाते हैं।'**-***०«५+५००-० 
ध्योसाफिकल सोसाइटी पर जितना समय शक्ति भौर धन व्यय किया जाता है, उन्होंने 


इसरा लगइट- सोदहयां परिष्तेद । ( १४१ 


4०१३९ ७क 


यह साबित कर दिया है कि सोसाइटी की बुराइयां इतनी गहराई तक पहुंची हुई 
हैं, भौर इतनी विस्तृत हैं कि उनका इलान करना कठिन है” इत्यादि 


मि० वाडिया सोसाइटी के स्तम्मों में से एक थे। उन्होंने सोसाइटी के बोर में मो 
झन्तिम सम्मति दी है, वह सिद्ध फरती है कि झायसमाज से सोसाहदी का सम्बन्ध 
तोड़ने में ऋषि दयानन्द ने को हैं भूल नहीं की | प्रारम्भिक दशा की ही कमजोरियां थीं 
जो पीछे से ऐसा भयंकर रूप घारण करके मि० बाडिया जसे भक्तों के दरमे का 
कारद बनी। 


(१७४२ ) ध्रार्यसमाजका दतिद्दात 


है ६७] शक ४ 
पा दल पक पक 


रा मा 


पन्द्रहबा पारच्छद 
“++९#शिड2:/29+.- 
राजपूराने में काय 
“जज ०३७ टंथेःछ -“- 


राजपुताने से स्वामी जी को बराबर निमन्त्रण आरहे थे। चिप्काल से उनकाः 
विचार था कि गाजपूताने के राजाओं का सुधार किया जाय । कई अवसरों पर ऋषे ने: 
यह विचार प्रगट किया था कि भारत का भला तभी होगा, जब रजवाईे का उद्धार 
होगा | यदि गजा लोग सुधर जय, तो प्रजा के सुधरने में क्या विलम्ब हो सकता है 
यह विश्वास ऋषि के हृदय म॑ घर कर गया था | यही कारण था कि थोड़ी देर के लिये 
आपने व्स्तित करा क्षेत्र संयुक्त प्रांत और पञ्जाब कौ भोर पीठ करके कऋ्रषि राशप्ताने 
की ओर रवाना हुर । 


५ मई १८८३ के दिन ऋषि दयानन्द राजपूताने के हृदयस्थानीय अजमेर शहरू 
में पहुँचे, ओर घम का प्रभार आरम्भ किया | लगभग डेढ़ मास तक ऋषि का सिं8- 
नाद अजमेर निवासियों के हृदर्यों को धम के मन्दिर में निमन्त्रद देता रहा। जूत के 
अन्त में ऋषि ने अजमेर से मसूद्ा रयासत की ओर प्रस्थाम किया । मसृदा नरेश ने 
स्वामी जी का बड़ी भक्ति से स्वागत किया । धर्मग्रचार का अट्ूढ क्रम जारी रहा। 
इस रयासत में बहुत से हिन्दू ऐसे थे, जो मुसलमानों के राज्य समंय में मुसलमान 
हुए राजपूर्तों को लड़कियां देने में कुछ भी संक्रोच नहीं करते थे। स्वमौ जी ने उन 
लोगों को समकायाकि जिनका धर्म मिन्न है,उन्हें कन्या देकर अपनी कन्याओको धर्मच्युत 
करना कमी न्याय नहीं है | 


मसूदा से ऋषि दयानन्द रायपुर रयासत में पहुंचे । रागपुर के ठाकुर ने बड़ा स- 
त्कार किया ओर धर्मग्रचार का प्रबन्ध कर दिया । यहां के मन्‍्त्री शेत् इलाही बख्श' 
नाम के एक मुसलमान थे, इस कारण रयासत में मुसल्मार्मो का काफ़ी ज़ोर था। यहां 
पर काजी जी से खूब बहस रही, जिसका परिणाम अच्छा हुझा। रायपुर से झासन 
उठाकर स्वामी जी ब्यावर ओर बड़ोदा होते हुए २३ अक्तूबर १८८१ को झआाय- 
भाति के केन्द्र, राजपूताने के शिगोबरि, चिक्तोड़गढ़ में विराजमान हुए । 


चित्तोषगढ़ में उस समय बड़ी घूमधाम थी । लाड रिपन ने चित्तीड़ में एक बड़ा 
करवार बुलाया था | राजा महाराजा इय्हे हुए थे, और सत्संग का बढ़ा सुन्दर भव्खर 


बुसरा अग्ड-पंखडवों परिच्छेद। (१४३) 


था। स्वामौ जी का पअ्रतिथ्य उदयपुर स्यासत वी ओर से था, रियासत के राजकवि 
श्यामलंदास जी स्थामी जी के भद्या थे, उन्होंने व्हग्ने का अथा विश्रमम का पृ प्रबंध 
कर रखा था | इस राजपूतें। के सब में स्वामी जी का प्रताप भोर दुर्गदास भी सन्तान 
की दशा देखने का अवसर मिला। कहा बह रवार'न शेग्- क्श यह राज्य शेर इच्द्रियों 
के बँघुर। ऋषि ने राजपूताने की दक्शा को रोते हुए दृत्य से देखा | जो लोग वीरता 
के अदरशी, मानके पुजारी, ओर स्वाघीनता के पुतल्ले थे, वह ऋषि दयामन्द का विल्लस 
के दास, अफीम के पुजारी और अंग्रेजी सग्कार के नघुर दिखाई दिये ऋषि के शिष्य 
स्व्रामी आत्मानन्द्र जी ने एक घरना बताई है | अपने शि'योँ के साथ ऋषि एक दिन 
चित्तौड़गढ़ का किना देग्बने गये । जिस ऋषि दयानन्ठ की भाखों में पिया माता भोर 
खट्टियों का तिषोग तगी न ला सका, चित्तौड़गद की दक्शा देख कर उस की आंखों से 
मर मर आसू बहने छगे | ऋषि ने एक ठंडी सास लेकर निम्न लिखित झाशयके वाक्य 
कहे | हम र्य का नाश है बर्य का नाश होने से भारतप्र्प का नाश हुआ है, और ब्रह्मचर्य का उद्धार 
करने से ही फिर देश का उद्बार हो सफ़ेगा। झात्मानन्द | हम चित्तोडगढ़ में गुरुकुल 


बनाना चाहते हैं शी 


स्प्रामी जी के ब्याख्यानों में कई राजा निश्रमपूर्वकक आया करते थे । शाहपुरा 
श्य'सत के नाइरासेंदह जी स्प्रामी जी के भर्कों में से थे। वह सत्संग में प्राय: रोज 
आते थे | महाराणा सज्जनासद्द अत्र तक स्त्रामी जीके दर्शनों को नहीं भाये थे। 
एक दिन उपदेश सें एक भतमूर्ति राजपूत पधारे | सत्र राजपूतों ने उन्हें बड़ा आदर 
दिया | ब्याख्यान के अन्त में ऋषि ने शहपुराधीश से कद्दा कि 'भापका ( अभ्यागत 
महोदय का ) पढले तो कभी साक्षात्कार नहीं हुआ दीखता । श्राप की शोभा वर्णन 
कीजिए शहपुराधीश ने उत्तर दिया कि “आप महाराणा श्री सजनासैह जी हैं? इस 
प्रकार इन दो महान ब्यक्तियों का परिचय हृआ । महाराणा सज्जनामेह यों तो भनन्‍्य 
राजपूत राजाओं की माती ही पराधीन ये, परन्तु पराघीनता में भी उनके झन्दर एक 
विशेष महानुभावता पायी जाती थी । उनका छाय विशाल थ!, विचार उदार थे, चरित 
में स्ताधीनता की बू थी। उस समय से ऋषि की मृत्यु पर्यन्त दोनों महानुभावों का 
गुरुशिष्पभाव भटूठ और स्निहित रहा। 


बितौड़ गद को एम और घटना भी स्मरणीय है । ऋषि दयानन्द भपने वुछु 
भक्तों के साथ घूमने जा रद्द थे, रास्ते में एक वटइक्ष के नीचे दो ततौन मूत्तियां थीं। 
जबत्र पास से गुजरे तो ऋषि ने झपना सिर कछुका दिया । इस घर एक शिष्य 
ने कद्दा कि महाराज |! चाहे दे।गलिया। कितना खण्डइन कीजिए, पर उसका ऐसा 
प्रभाव है कि पाप जाकर सिर कुक ६ ज। है? इस ५२ ऋषि खड़े हो गये। पास 


( रै४४ ) धार्यसमाज का इतिदाल 


प्रजा 
ही छोटे २ वालक खेल रहे थे। उन में एक चार वर्ष की नंगी यालिका भी थी | 
आईध ने उघर इशारा करते हुए कहा कि 'देखते नहीं हो, यह मातृशक्ति है, जिसने 
हम सत्र को जन्न प्रदान किया है? सब शिष्यों पर इस बाक्य का पूर्व प्रभाव 
हुआ | ऋषि के मन में स्प्लीजाति के प्रति वैसा घृदा का भाव नहीं था, जसा प्राय: 
सनन्‍्यासी या विरकत दिखाया करते हैं। जो मनुष्य एक चार वर्ष की बालिका में माता 
की भावना कर सकता है, वह स्त्रीजाति के प्रति कैसी प्रातिष्ठा का भाव रखता होगा, 
झोर उसका हृदय कितना पवित्र होगा, इसकी केवल कह्पता ही की जा सकती है। 


श्यप्यर के प्रारभ्भ में स्वामी जौ को बम्बई झार्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर जाना 
था| जब विदा द्ोने का समय झाया तो महद्ााराया सजनसिह ने स्वामी जी से 
प्राथना की कि 'भगवन्‌! उद्यपुर में यथा सस्मव शीघ्र ही दशन दीजिएगा? ऋषि 
ने वादा भी कर लिया । 


बम्बई का वाषिकोत्सव बड़ी धूमताम से हुआ । यहां की दो घटनायें वर्णन योग्य 
हैं। प्रथम यह कि यहां स्वामी जी ने ध्योसाफिकक्ष सोसाइटी के भार्यसमाज से प्रथदर 
होने की अन्तिम सूचना दी | दूसरी यह कि बम्बई झार्यसमाज ने अपने पहले से 
निश्चित किये विस्तृत नियमों को छोड़ कर लादोर झ्रायंसमाज के स्वीकृत नियर्मो 
बी स्वीकार दर खिथा | 


यहां इन्हों दिनों पादरी यूसुफ ने एक ब्यख्यान दिया, जिस में यह सिद्ध करने 
का यत्न किया कि ईसाई धर्म ही ईश्वीय हैं, शेष सत्र धर्म झनीश्वरीय है। स्वामी 
जी ने इस व्याख्यान के उत्तर में पादरी को शाज्लार्थ के लिए ललकारा । पादरी 
महाशय शाज्ञार्थ के लिए तण्पार न बुए । स्वाजी जी ने सार्वजनिक व्याख्यान देकर 
पादरी मद्दाशय के दाबे का भली प्रकार खण्डन कर दिया | बम्बई से चल कर खयढ- 
वा इन्दोर भौर रतलात में प्रायार करते हुए ऋषि दयानन्द ११ भग्स्त १८८२ 
के फिर उदयपुर पहुँच गये । ठह्रने का प्रबन्त्र महाराणा भी की झोर से था । सजन 
निवास बाग में ऋषि का आसन जमाया गया | 


ऋषि दयानन्द प्राय: कहा करते थे कि प्रजा का सुधार राजा के सुधार पर अब- 
लम्बित है। जहां कहीं भी ऋषि को भ्वसर मिलता, वह शासकों के सुधार में यत्न- 
वान्‌ रहते थे। उदयपुर में पहुंचकर आपने महाराणा के जीवन में परिवर्तन लाने का 
उद्योग किया। ऋषि को राजपू्तों पर बड़ा विश्वास था, भौर उनमें से भी प्रताप के 
बैज़जों पर तो विशेष भझाशा की थी। थोड़े ही समय में झापने महारादा सननसिंह 


दूसरा खण्ड-रन्हूइपा परिच्छेद। ( १४४) 
के जवा में आश्रय नके परितर्तत पैदा कर दिया। भाजकल के गाग्तीय रईसों में 
जितन दाष होते हैं, महाराणा में स्वामी जी के भाने से पूर्व वह सभी थे | विलासिता, 
शराब, बेश्यागमन, भादि कुबृत्तियों, और मूलिप्रुआा वलिदान के आदि भ्रमात्मक 
विश्वार्सों ने महाराणा को घेरा हुआ था । स्वामी जौ के उपदेश से बहुत शीत्र ह्वी 
सुधार द्वोने लगा | महाराणा ने हर रोज़ स्वामी जी से पढ़ना आरम्म किया। उन्हें 
संस्कृत का कुछ अभ्यास पदले से था | शात्त्रों के पढ़ने में उन्हें कोई विशेष दिक्कत 
न हुई। स्वामी जी ने उन्हं विशेष भाग्रह से मनुस्मृति का राजप्रकरण पदाया। वहां 
राजा के धर्मा का अनुशीलन करके महाराणा कौ झांखें खुल गईं। उन्होंने जौवन का 
सुधार झारम्म कर दिया। महाराणाने अपना समयविभाग निश्चित कर लिया। प्रातः 
काल उठने लगे, सन्ध्योपासन नियमप्रूवंक होने लगा, शराब झौर वेश्यागमन का 
त्याग कर दिया । राज्यकार्य से शेष समय में महाराणा सत्संग, भोर ऋषि से शार्रों 
का अध्ययन करते । धीरे २ महाराणा ने वेशेषिक पातञजल भौर योग दर्शन पढ़ लिये, 
ओर प्राणायाम की विधि भे ऋषि से सीख ली। 


यहां उन दिनों पणशिइत विष्णुलाल मोहन लाल जी पयणथ्या राज्य के कार्यकर्ताओं में 
थे। पणिडत जी ऋषि के भक्त थे। वह प्राय: स्वामी जी से ज्ञानचर्चा किया करते थे | एक 
दिन निम्न लिखित झाशय की बातचीत हुई--- 


प”ण्ज्या जी ने प्रछा-भगवन्‌ ! भारत का पूर्ण हित कब होगा ! यहां जातीय उन्नति 
कब होगी !? 


स्वामी जी ने उत्तर दिया-“एक धर्म एक भाषा और एक लक्ष्य बनाये बिना भारत 
का पूर्ण हित भौर जातीय उन्नति का द्वोना दुष्कर कार्य है। सब उन्नतियों का केन्द्रस्थान 
ऐक्य है| जहा भाषा भाव और भावना में एकत। आजाय, वहां सागर में नदियों की 
भांति सारे सुख एक एक करके प्रविष्ट करने लग जाते हैं। में चाहता हू कि देश के 
राजे महाराजे अपने शासन में सुधार ओर संशोधन करें। अपने राज्यों में धर्म माषा 
ओर भावों में एकता उत्पन्न कर दें, फिर भारत भर में भाप ही जाप सुधार हो 
जायगा )?? (श्रीमदयानन्द प्रकाश) ऋषि ने एक दिन कविराज श्यामलदास जी से कहा 
कि 'मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत में डाल देना, कोई समाधि या 
कोई चिन्द्र कभी न बनाना ।? 


कविराज ने कहा “ महाराज ! मैंने लोच रखा था कि झपनी एक पत्थर की मृत्ति 
बनवाऊं भोर उसे किसी जगह रख दूं ताकि मेरे पीछे बह मेरा स्मारक सममता जाबे [?? 


( १४६ ) जआार्थसमाज् का इतिहास 
'स्वामी जी ने तुरन्त कहा कि 


“देखे कविराज जी ! ऐसा भूखकर भी मत करना। बस यही तो मूत्तिपूजा की 
मड़ हुभा करती है?” 


ख्ुषि के यह वाक्य स्मरणौय हैं । ऋषि मूत्तिपूजा को हानिकारक सममते थे । 
वह जानते थे कि लोग झसली भाशय को भुलाकर स्थूलरूप -में उलम जाते हैं । 
ऋषि जीवित जागृत स्मारकों को मानते थे, जड़ या मुर्दा स्मारकों को नहीं, ऋषि अपना 
स्मारक भारय समाज को, वेदभाष्य को झोर परोपकारिणी को मानते थे, किसी शिला 
या मकान को नहीं । जड़ स्मारक स्वामी जी के आशय के प्रतिकूल था । 


एक दिन महाराणा सजनासंह अकेले में ऋषि दयानन्द से बोले कि महाराज ! 
यदि झाप देशकालोचित समम कर मृत्तिपूजा का खण्डन करना छोड़ दें तो भति 
उत्तम हो क्योंकि भाप जानते हैं कि यह रियासत एकलिगेश्वर महोदय के झार्ध'न चली 
झाती है । यदि झाप स्वीकार करें तो इस मन्दिर के महन्त बन सकते हैं । वैसे तो यह 
राज्य भी उसी मन्दिर के समर्पित है, परन्तु मन्दिर के नाम जो राज्य का भाग लगा 
हुआ है, उसकी भी लाखों की झाय है । उसपर आप का अधिकार हो जायगा ॥”! 


अषि को क्रोध नहीं भाता था, परन्तु अपने शिष्य की इस बात से वह भी 
ऊुंकला उठे | ऋषि ने उत्तर दिया “महाराणा जी ! आप मुझे लालच देकर उस सर्व 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की भवज्ञा करने पर उद्यत कराना चाहते हैं। ये आप के मन्दिर 
और ये झापकौ छोटी सी रियासत (जिससे मैं एक दोड़ में वाहर जा सकता हूँ) मुझे 
किसी दशा में उस परमेश्वर की झाज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते, जिसके राज्य से कोई 
कमी किसो प्रहार भी बाहिर नहीं जा सकता | भाप निश्चय रखे, कि में परमात्मा भौर 
बैदों की भाज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता |” 


यह उत्तर सुनकर महाराणा लज्जित हुए भौर झ्ामा मांगने लगे। 


एव्धए खब्इ-सोलइवां परिभ्केद ( १४७ ) 
सोलहवां परिच्छेद 
परोपकारिणी सभा का. निर्माण 


श्रुषि दयानन्द की दूरदर्शिनी दृष्टि अब समीप धाते दुए अन्त को देख रहौ थी। 
मेरठ से चलते बुए ऋषि ने झार्यपुरुषों को जो आदेश दिया था, उसके वाक्य बतलाते 
हैं कि ऋषि भविष्य को देख रहे थे। झापने व्याख्यान में कटद्टा था कि “महाशयों ! 
मैं कोई सदा बना कहीं रहूंगा । विधाता के न्‍्यायनियम में मेरा शरीर भी ज्षणभंगुर है । 
काल अपने कराल पेट में सब को पतच्चा डालता है;। अन्त में इस देह के; कच्चे घड़े को 
भी उसके हाथों टूटना हैं। सोचो, यदि भपने पांव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे भांख 
भीचने के पीछे क्‍या करोगे ! अभी से झपने को सुसज्जित कर लो। स्वावलम्ब के 
सिद्वान्त का अवलम्बन करो | झपनी भावश्यकलाओं को पूरा'करने के योग्य बन 
जाओ । किसो दूसे के सहारे की झाशा छोड अपने ही पर निर्भर करो”? ऋषि के हृदन 
में यह चिन्ता थी कि 'मेरे मरने के- पीछे सभाझों का संभालने वाल्लाकीन होगा !? 


संभालने को बहुत कुछ था| सत्रसे प्रथम, ऋषि, सममते थे कि भार्य समाज देश 
भर में बिखरी हुई हैं | उनका एक केन्द्रभूत संगठन नहीं हैं | झापस के लड़ाई भशाड़ों 
को निपटाने का'कोई उपाय नहीं है । दूर २. के प्रांतों में. स्थापित हुईं समाजें एक बूसरे 
से कोई सहायता नहीं ले सक़ती | 


दूसरी चिन्ता ऋषि को विर्देशप्रचार की थी । उस समय तक प्रांतिक प्रतिनिधि 
समायें भी नहीं बनी थीं, सार्वदेशिक सभा का तो अभी विचार ही दूर था। प्रचार का 
ओर विशेषतया विदेश प्रचार का कार्य छोटी सभाओं .की शक्ति से बाहिर था | ऋषि के 
चित्त में यद्द विचार घर किये दुए था कि यदि वैदिक धर्म के योग्य प्रचारक भारत से 
बाहिर भेजे जांय, तो उन्हें भषश्य सफलता होगी'। 


इसके सिवा ऋषि ने वेदभाष्य तथा अपने अन्य प्रन्थ ऋपवाने के लिये १८८० 
में, बनारस में वेदिक प्रेस की स्थापना की थी। वह प्रेस भ्रभी तक निराधार था। 
अऋषि को निरन्तर भ्रमण करना पड़ता था, इस कारण हिसाब में सदा मड़बड् रहती 
थी । जब सामने ही यह हाल था, तो पीछे के लिग्रे क्या भरोसा हो सकता था ! ऋषि 
के प्रन्थ जहां तहां छपे पड़े थे। उनका एक स्थान में संग्रह भोर संभालने का यत्यु भी 
शाबश्पक भा. 


(१४८ ) आयंसमाजका इतिहास 


इन सब बातो पर विचार करके ऋषि ने एक ऐसी सभा का बनाना निश्चित किया 
जो इन त्र॒टियों को पूरा कर सके । उदयपुर में 'फोपकारिणी सभा? का विचार उत्पन्न हुआ 
झौर पकाया गया । वहीं वह कार्य में परिणत हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि महारणा सजन 
सिंह के सुधार ने ऋषि के हृदय को बड़ा सन्‍्तोष दिया। हिन्दूपति के वैदिकधर्मी 
बन जाने पर ऋषि को यह भान होने लगा कि अब भार्यसमाज निराधार नहीं है । 
महाराणा की सजनता भर इढ़ता को देखकर अप को विश्वास हो गया कि मेरे पीछे 
झायसमाज को लोकिक सहारे की कमी नहीं रहेगी | इसमें सन्देद्द भी नहीं कि यदि 
ऋषि के पीछे इतना शीघ्र उनके योग्यतम शिक्ष्य न चल बसते तो परोपकारिणी सभा 
इतना शीघ्र ऐसी निर्जीव संस्था न हो जाती । परोपकारिसखी सभा का निर्माण एक 
बसीयतनामे के रूप में हुआ । वसीयतनामे का प्रारभ्म इस प्रकार था 


कं स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के झश्रनुसार तेईेंस (२३) 
सजन झार्यपुरुषों की सभा को वल्लपुस्तक घन और यन्त्रालय भादि अपने सर्वस्व का 
अधिकार देता हूँ मौर उसको परोपकार सुकाय में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकरे 
यह स्वीकार पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर काम झावे? 


इस प्रकार परोपकारियी सभा ऋषि की उत्तराधिकारिणी बनाई गई थी। २३ 
सभासदों में से समापति का स्थान मेवाइपति मह।राणा सजनरसिंह को प्रदान किया गया 
था। सभासदों में कई राजपूत नरेश ओर रईस थे। उनके अतिरिक्त देश भर के प्रसिद्ध २ 
झार्यपुरुप और ऋषि के शिष्यों के नाम सभासदों की सूचि में प्राप्त होते हैं । राव 
बहादुर रानडे, राय बहादुर पं० सुन्दर लाल, राजा जयकृष्ण दास, ला« साईदास, 
पं० श्यामजीकृष्ण वर्मा आदि महानुभावों को सभा के सभासद्‌ बनाया गया था। परो- 
पकारियी के सभ्यों की सूचि का ध्यानपूूवंकं आलोचन हमें बतला सकता हैं कि 
जीवन काल में दी ऋषि का प्रभाव कितना विस्तृत हो चुका था । 


सभा के भनन्‍्य उद्देश्यों पर ध्यान देने से ऋषि के महान्‌ उद्देश्यका परिचय 
मिलता है । पहला उद्देश्य है, स्वामी जी की सम्पत्ति को वेद भोर बेदांग झादि के 
पढ़ने पढ़ाने में भौर वैदिक ग्रन्थों के छपवाने में व्यय करना । शिक्षा का प्रजअन्ध झोर 
पुस्तक प्रकाशन, यह दो ही विभाग इतने हैं कि एक सभा के लिये पर्यात हैं ।दूसरा उद्दंश्य 
रखा गयाहै, देश और देशान्तः में मोजनके लिये उपदेशकमण्डलियों के प्रबन्ध में सम्पत्ति 
का व्यय करना । तीसरा उद्देश्य हे भारत के दीन भर अनाथ जनों को सद्दायता देना। 
कितने विस्तृत उद्देश्य हैं । लेख झोर वाणी द्वारा देश भोर विदेश में प्रचार परोपकारियी 
का पहला करोध्य है। दूसरा करंब्य है, वेदिक शिक्षाका प्रबन्ध । उसका अन्शिम 


दूसरा लणड- सोदाइयां परिश्लेद | ( १४६ 


किम मर दीनों भौर आअनाथों को उठाना और उनकी सद्दायता करना है। ऋषि 
ने परोपकारिणी के लिये बड़ा भारी प्रोम्राम बनाया था । वह परोपकारिणी को भपना 
उत्तराधिकारी और झार्यसमाज क्वा रक्षक बनाना चाहते थे। 


वसीयतनामे के भन्तिम भाग में सभा के साधारण नियम हैं । सभा में 
वह्दी रह सकेगा, जो सदाचारपूर्वक जीवन विताये। दुराचारी को निकाल दिया जा- 
यगा। अधिक समय तक कोई स्थान रिक्त नहीं रह सकेगा । यदि सभा में कोई झगड़ा 
उठे तो सभा में फेसला होने की अन्य कोई भी सूरत होने तक उसे कचहहरी में नहीं 
ले जाना चाहिए | यदि कोई सूरत बाकी न रहे तो न्यायालय से नि्ेय होना चा- 
हिए । यह नियम दिखलाते हैं कि सार्वजनिक संगठनों के निर्माण में ऋषि दयानन्द 
सिद्धएस्त थे--झभोर सम्यों की शक्ति को परिमित करने के लाभों को खूब सममते थे । 


इन उद्देश्यों से और इन नियमों से ऋषि ने परोपकारिणी का निर्माण किया, भौर 
अपनी सार्वजनिक सम्पच्ि समा को सोंप दी। अपने जीवनकाल में ही प्रस पुस्तक 
झादि सभा को दे दिए। ऋषि को सभा से बड़ी आशायें थी। वद्द सभा द्वारा केवल 
झपनी सार्वजनिक सम्मत्ति को ही सुरक्षित नहीं करना चाहते थे, वह राजाओं भोर 
अन्य शिक्षित महानुभावों को इकटठे बिठा कर एक दूसरे के समीप लाना चाहते थे, 
वह राजपूताने के भशिक्षित नरेशों को भारतहित के सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहते 
थे। परोपकारिशी का निर्माण उस सपने का फल था जो चित्तौड़ की चोटियों पर खड्टे 
होकर ऋषि ने: देखा था। ऋषि इस समा द्वारा सोये हुए राजपूताना--शेर को जगाना 
चाहते थे | वह झ्ञाय जाति द्वारा मनुष्य जाति के धामिक ओर सामाजिफ उद्धार का 
नेतृत्व झाय॑ नरेशों के हाथ में देना चाहते थे । 


यह दूसरा प्रश्न है, कि परोपकारिणी को कहां तक सफद्धता हुई ! पूरी सफलता 
न होने के कारण हुए। पहला कारण तो ऋषि का शीघ्र ही स्वरगवास था। दूसरा 
कारण ऋषि के थोड़ा ही समय पीछे उदयपुग्नंरश का देहान्तथा । तीसरा कारण 
यह था कि भार्य-समाज का प्रतिनिधियों द्वारा सगठन बहुल शीघ्र ही बन गया, भौर 
झा प्रजा कौ सम्पूर्ण शक्तियां उधर ही लग गई । झनेक प्रांतों में, मेंकडों मीलों की 
दूरी पर बेंठे हुए रहेस झौर समृद्ध महानुभावों के कार्य पर कड्ठा निरीक्षथ रखने 
की जितनी भावश्यकता थी, भार्यपुंदष उसे प्रागा न कर सके। वह भ्रपनी प्रातिनिधि- 
सभाओं और धरे २ सार्वदेशिक सभा में इतने लीन हो गये कि परोपकारियी की 
सुध न ली । परोपकारिणी भी भनुकूल झवसर जानकर स्वप्नावस्था में पड़ी २ मीवन 
के दिन काटमे लगा) 


( १५०.) झारयसमाज का इतिहास 


किकनककनत- कक न कमान०-3५५० ४7 3०%०६००८५।/ ५९०४७ अकाजन कक ला अाफप्क-ज- सुन +क कर सआ टमजज रकम: कफ र२ 3:3२ मन रस 222 3 3०222 3:% 
':9/९//९/३/० / 8, ९० क८७/०९/+ ५, ७/६९७/९/७/४/७४६/७ (7६४ '७/४/७ा ९१/०७/ ७३ #६१७/ ३३६४ ९/७/*७४७ ००४४४ १%/०६/कजनक/६/७६० ०७११३ ६/०९/९०३/९/७६/९/४१५०९०६२२१२९६१७७ 


सत्रहवां परिच्छेद 
बा 
जीवन का अन्तिप दृश्य 


ध्ह - 
हे ७ 9 


उदयपुर में स्वामी जी १ै८प८३ ईंस्वी के फरवरी मास के भन्त तक रहे । मार के 
प्रारम्भ में आप शाहपुरा रयासत की राजधानी में पहुंच गए । शाहपुराधीश राजा 
नाहरसिद जी स्वामी जी के भक्तों में से थे। उंन्द्दोंने बड़े भक्तिमाब से स्वागत किया | 
झपने विशेष बाग नाहिर-निवास में स्वामी जी का क्लासन जमाया । प्रतिदिन 
बैदिक धम का प्रचार होने लगा । महाराज स्वयं प्रतिदिन सायंक्राल ३ घयटेके लिए शिष्प 
भाव से भाते थे, भौर ऋध्ययन करते थे । मनुस्मृति योगदर्शन वेशेषिक दर्शन झादि 
के आवश्यक भागों का महाराज ने पाठ समाप्त कर लिया । 


स्त्रामी जौ के उपदेशों से प्रेरित होकर महाराज ने महलों में एक थज्ञशाला बनवाई, 
निस में प्रातिदिन हवन कराने का संकल्प किया । मई मास के मध्य तक शाहपुरे में 
भर्मदष्टि करके ऋषि १७ मई १८८३ को जोधपुर की झोर ग्वाना हुए । शाहपुरे 
से जोधपुर की झोर रवाना होने के समय महाराज नाहरसिंह ने स्वामी जी से कट्टा कि 
भहारान ! झाप जोधपुर तो जाते हैं, परन्तु वहां बेश्या झ्ादि का खण्डन न करना? 
अआषधि ने उत्तर दिया कि “ राजन ! में बड़े वृक्ष को नहेरने से नहीं काटता, उसके लिए 
तो बढ़े शत्र की धावश्यकता होगी |” 


जोधपुर में कनल सर्प्रतापसिंह भौर रा० रा० तेजसिंह झादि रईस ऋषि के शिष्य 
हो चुके थे | वह लोभ देर से निमन्त्रअ मेज रहे थे । झत्र समय पाकर ऋषि ने जोधपुर 
राज्य में भी सुधार का शब्द उठाने का संकल्प किया | शाहपुरे से झ्राप अजमेर भाये 
झौर वहां से जोधपुर के लिए रवाना हुए । भ्जमेर के भायपुरुषो ने ऋषि की सेवा में 
उपस्थित होकर फिर निवेदन क्रिया कि झ्म भाप मारवड़् प्रान्त में पधाग्ते 
हैं, वहां के मनुष्य प्रायः गंवार भोर उजड़ू हैं, और उनका स्वभाव और वर्तात भी 
अच्छा नहीं हैं, इस लिए अभी झाप वहां न जाइये ।? क्रषि ने उत्तर दिया कि 
“यदि लोग मेरी उंगलियों की बत्तियां बनां कर जलावें, तब भी मुझे कुछ शंका नहू। 
हे सकती । में कहां जांऊंगा ओर झवश्य वैदिक धर्म का प्रचार करूंगा! 


इस उत्तर को सुन कर संब चुप हो गये परन्तु एक सज्जन ने निबेदन किया कि 
तथापि नाप वहां सोच समझ कर भोौर मधघुग्ता से काम लेना, कारण यह कि वहां 
के रहने वाले कठोर हृदय झोर कपटी होते हैं [? इसका उत्तर अषि ने दिया कि "मैं 
पाप के बड़े २ इक्षों को जड़ें काठने के लिए त॑दण कुठरों से काम लूगा, न कि 
रन्दं बदाने के लिये केचियेंसि उनकी ऋलम करूंगा |?” 


जोधपुर में स्वामी जी का भली प्रकार स्वागत हुआ | राजा जवानसिह जी ने 
झावभगत की, पीछे से महाराजा प्रतापसिंद भौर रा० रा० तेजासह झादि रईसों ने 
दर्शन किय्रे झोर अतिथ्य का उचित प्राबन्ध किया । कुछ दिनों पीछे स्वयं नोघपुराधीश 
महाराज यशवन्तासह भी दशेनों को आये । ऋषि ने उन्हें बहुत उपदेश्व दिया | प्रति 
दिन सायकाल के समय स्वामी जी सर्ब साधारण को धर्मोपदेश करते झौर फिर शे घंटे 
तक राजभवन सें जाकर मद्दाराज तथा उनके अन्य समीपवर्तियों की शकाझ्रों का 
निवारण करते । महाराज प्रतिदिन ऋषि से कुछ न कुछ सीखते थे। ऋषि ने अपने 
व्याख्यानों में मूलि पूजा, बेश्यागमन, चक्रांकितसम्प्रदाय भौर इस्लाम का बढ़े जोर 
से खंडन किया | जोघपुर में यही शक्तियां थों।। जोधपुर के पुजारी बड़े प्रचढ थे, महा- 
राज भोर रईसों पर वेश्याओं का पूरा भ्रश्विकार था, रियासत में चक्रांकितों का जोर था, 
ओर राज्य के मुसाहिब भाला भय्या फेज़ललाखां इस्लाम के खण्डन से बहुत शुब्ब 
हो गये थे । एक सेज उन्‍होंने स्वामी जी की यहां तक कह दिया कि यदि इस समय 
मुसलमानों का रांज्य होता तो आप ऐसे व्याख्यान नहीं दे सकते और देते तो जीवित 
नहीं रह सकते थे। स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया कि 'अस्तु कोई बात नहीं है । 
मैं मी उस समय दो क्षत्रिय राजपूतों की पीठ ठोंक देता तो वह उन लोगों को भच्छी 
तरह समझ लेते। ?” 


इस प्रकार जोधपुर में स्वामी जी के शत्रुओं को संख्या बढ़ रही थी । इसी अवसर 
पर एक और घटना दो गई, जिसने विरोधियों के बल को बहुत बढ़ा दिया। महाराज 
यशवन्ताप्तद्ट का नन्‍्हीजान नाम की एक वेश्या से गहरा सम्बन्ध था। एक रोज 
अपने निश्चित नियम के झनुसार स्वामी जी दरबार में पहुंचे । उस सनय महाराज के 
पास नन्हीजान भाई हुईं थी। स्वामी जी के झाने का समय जानकर महाराज उसे 
डोली में रवाना कर रहे थे । डोली उठने से पूर्व ही स्वामी जी को समीप 'भाता देख 
कर महाराज घबरा गये और डोली को स्थये कन्‍्धा लगाकर उठवा दिया। ऋषि ने 
यह देख लिया। इससे उनका चित्त बहुत ही भ्रधिक छुब्ध हुभा। उस दिन भपने 


उपदेश में ऋषि ने राजश्र्म का वर्सनन करते हुए बताया कि राजा सिंह के समान हैं 


( १४९ ) चार्यसमाय का इतिहास 


झौर वेश्वायें. कुलित के समान। राजाओं का सम्बंध र्तिंहनियों से ही उच्ि। ३, 
कुत्तयों से नहीं | महागज का सिर लज्जा से क्रुक गया भोर उन्होंने अपने 8५ 
का निश्चय किया । नन्‍्हीजान को जब यहू समाचार मिल्रा तो वह जल उठी । उसका 
क्रोध सीमा को पार कर गया | 


२६ सितम्बर को रात के सनय सोने से पूर्व स्वामी जौ ने राज के नियम से गर्म 
दूध मंगवा कर पिया | स्वामी जी का रसोइया जगन्नाथ नाम का एक बाह्य था। 
दूध पीफर स्वामी जी सो गये | थोड़ी देर पीछे पेट में दर्द उठी भौर जी मचलाने 
लगा। रान को कई बार वमन हुआ । स्वामी जी मे किसी को सूचना न दी परन्तु 
नित्नल्तता के काग्य प्रातः काल देर में उठ: ओर घूमने न जा सके । घर की शुद्धि के 
लिये आपने हवन की भाज्ञा दी | हवन किया गया | स्वामी जी की दशा भोर अधिक 
खराब होने लगी | उदरे शूल पेचिश और वमन का जोरे बढ़ने लगा । डाक्टर 
सुर्यमल जी स्वामी जी के भक्त थे, पहले उनका इलान प्रारम्भ हुआ, परन्तु शीघ्र ही 
दरबार की भोर से डा० भलीमर्दानखा को भेजा गया। इलाज बहुत हुआ परन्तु दशा 
सुत्रने को जगह बिगड़ती ही गई । प्रतिदिन दस्तों की संख्या बढ़ने लगी, मुठ सिर 
ओर माथा छलें से भर गये, हिचकी बंध गईं झोर शरीर बहुत ही कृश होने लगा । 
ढा० झलौमर्रानखां का इलाज बिलकुल उाल्टा पड़ रहा था । इस घातक परिवतेन की 
तह में डाक्टर की मुग्बता थी, या कोई झोर गहरा भाव था--यह निश्चयपूर्वक कहने 
का इतिहासलेखक को तब तक कोई भधिकार नहीं, जत्र तक कि किसी एक कल्पना 
की पुष्टि में कोई पुष्ट युक्ति न दी जा सके । हां यह बात अवश्य सन्देह जनक हैं 
कि दशा तो बिगड़ रही थी भोर डाक्टर साधइब यही बताते थे कि दशा भ्रच्छी 
हो रही है | ऋषि के शरीर में ज़हर घर कर गईं थी । डाक्टरों ने यही सम्मति दी थी 
कि रोगी को जहर दी गई है । प्रतीत होता है कि कपटियों की प्रेरणा से जगन्नाथ 
ब्राह्षण ने रात को सोते समय दूध में जृहर मिलाकर पिला दौ थी। कहा जाता है कि 
पता लगने पर इस भाशंका ते कि मेरे भक्त रसोइये को सतायें नहीं, दयालु 
ऋषि ने किराया देकर उसे नेपाल की भोर भाग जाने को कहा था। 


इतने कष्ट में मी ऋषि का घेये झाश्चर्यजनक था। उसे देखकर मित्र ओर शत्र 
दांतों तले डँगली दबाते थे । इतना कष्ट और “झाद्ट! तक नहीं । जैरय से रोग को सह्द 
रहे थे भोर पूछने पर केवल यथार्थ दशा बतला देते थे । शरीर छालों से भरा इ्मा 
था, बोलने में असह्य कष्ट होता था, हिलना डोलना भी कठिन हो रहा था, ऐसी दशा 
में भी ऋषि के मुंह पर न घबराहट थी और न खिजलाहट थी । वही गम्भीर चेहरा 
था और बही शात मुद्रा थी। जिन लोगों ने उस्र दशा में स्वामी द्यानन्द को देखा, 


दूसरा खग़ड़-सन्नह॒वां परिच्केद । ( १४३ ) 


है. >टनरमसा5अ का अा७४ तलब ए आप थ सपा भा भा तरापधावभ पारस यारा ता भरा वधवभअदभना व धतापपका25८दपमल्‍ दा मत उ कतनएभ ७ पाप था वार पादप + कथन पक घटक 


उन्होंने झनुभव किया कि इस मनुष्य में भवश्य ही कोई दिव्यशक्ति काम करे रही है | 


जनके हृदयों में यह बात अंकित हो गई कि इस महापुरुष के हृदय में निश्चय से 
परमात्मा की शक्ति काम कर रही है | 


स्वामीजी की बीमारी का बृत्तान्त बहुत दिनों तक छिपा न रहा । अजमेर में समाचार 
पहुंचते ही झार्यपुरुष जोधपुर के लिए रघाना हुए और स्वामी जी की दशा देखकर 
झाश्चयित हो गये | रोग की दशा, इलाज की शिथिलता झौर सेवा की घसुविधा देख- 
कर पभार्यपुरुषों ने ऋषि से आग्रह किया कि ञआाप आाबू पहाड़ पर चरलें। 
ऋपे ने स्वीकार कर लिया । महागज को सूचना मिलने पर पहले तो वह बहुत 
दुःग्वित हुये परन्तु फिए स्वामीजी का आग्रह देखकर खिल मन से झादरपूर्वक विदाई 
का प्रचन्ध कर दिया । बिदाई के समय स्त्रये उपस्थित होकर रास्ते के आराम का 
भली प्रकार प्रत्रन्थ कर दिया । जोधपुर से डोली में स्वामी जी आबू पर्वत पर गये, 
परन्तृ वहां भी कोई विशेष आराम दिखाई न दिया | तब स्वामी जी के शिष्य उन्हें 
झजमेर वापिस हे गये | इस यात्रा में उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट हुआ परन्तु 
अच्छा इलाज करने की और स्वय-सेवा करने की शिक्ष्यों की प्रचल इच्छा में बाघा 
डालना उन्होंने उचित न समझा । अजमेर में स्वामी जी को एक कोठी में ठहराया 
गया, और ढा० लक्ष्मण दास जी का इल्नाज प्रारम्भ हुआ | 


ऋषि का भ्ृृत्युसमव निकट आ रहा था। इलाज झर सेवा कुछ परिवर्तन 
पैदा न कर सके | भन्तिम समय का दृश्य एक दर्शक की लेखनी ने जिन सरल शब्दों में 
चित्रित किया है, हम उससे उत्तम वणन नहीं कर सकते, इस कारण उसी को डद्घुत 
करते है। 


“पल से उतार कर स्वामी जी को पालकी में लिठा दिया गया, औझौर सावधानी 
से उन्हें एक कोठी में ले आये जो पहले से इस काम के लिये नियत कर रखी थी | 
उस समय रात के तीन बजे थे । अक्तूबर का अन्त था, लोगों को सर्दी मालूम 
देती थी परन्तु स्वामी जी के मुंह से केवल “गर्मी” “गर्मी का शब्द निकलता था | 
कोठी के सब दरवाजे खुलवा दिये गये तब भी स्वामी जी को शान्ति न हुई । 
दूसरे दिन डा० लक्ष्मण दास जी का इलाज शुरू हुआं, पर उनकी दशा में कुछ 
झन्तर न हुआ । एक वार स्वामी जी ने अपने मनुत्यो से कहा कि हमको मसूदा 
ले चलो” | इसपर सबने कहा कि आराम होने पर हम भापको वहां पहुंचा देंगे, 
इस दशा में बारबार यात्रा करना ठीक नहीं हैं। इसपर स्वामी जी ने कहा कि “दो दिन 
में हमको पूरा भाराम पड़ जायगा? यह उत्तरे स्मरण रखने योग्य है। भअत्र स्वामी जी 


( १६४४ ) शारयसमाजका इतिहास 


के सारे शरौर में छात्रे ही छाले दीखने लंगे।२६ भ्क्‍तूबर को स्वामी जी का 
शरीर अत्यन्त ही निबेल हो गया। अपमे सेवकों से "कहा कि हमें बिठा दो । जब 
बिठाया गया तो कटद्टा कि छोड़ दो, हमें सहारे की आवश्यकता नहों है। सो कितनी 
देर तक बिना सहारे बेठे रहे | उस समय सांस जल्दी २ चल रहा था पर स्वामी जी 
उसे रोक कर बल्ल से फेक देते थे, भोर ईश्वर के ध्यान में मान दो रहे थे। रात को 
कष्ट झपधिक रहा । दूसरे दिन ३० अक्तूबर को ढाकटर न्यूमन साहेव बुलाये गये । 
जिस समय उक्त डाक्टर साहिब ने स्वामी जी को देखा तो बड़े झाश्चय से कहने लगे 
कि “धन्य है इस सत्पुरुष को, हमने आजतक ऐसा दिल का मजबूत कोई दूसरा 
मनुष्य नहीं देखा, कि.जिसको इसप्रकार नख से शिख तक अपार पीड़ा हो और चह्‌ 
तनिक भी आह वा ऊह न करे ? उस समय स्थामी जी के कण्ठ में कफ की बड़ी 
प्रबलता थी, जिसकी निबृत्ति के लिये डाक्टर न्यूमन ने कई उपाय किए, परन्तु उनसे 
कुछ लाभ न हुभा । ११ बजे दिन के स्वामी जौ का स्वास .विशेष बढ़ने लगा, झौर 
कहा कि हम शौच जायेंगे। उस समय स्वामी जी को चार प्रादमियों ने उठाया, झौर 
शोच करने की चौकी परे बिठा दिया। शौच गये, भौर झाप पानी लिया | हाथ धोये, 
दांतन ली भौर कहा कि झब हमको पलंग पर से चलो । झाज्ञानुसार पलंग पर ला 
बिठाया । कुछ देर बेठकर फिर लेट गये । श्वास बड़े वेग से चलता था, झोर ऐसा 
प्रतीत होता था कि स्वामी जी श्वास को रोककर ईश्वर का ध्यान करते हैं। उस 
समय स्वांमी जी से पूछा गया कि 'महाराज ! कहिये, झब आप की तबीयत कैसी है! ।? 
कहने लगे कि भ्रच्छी है, एक मास के पीछे भााज का दिन झाराम का है । 


इस समय लाला जीवनदास जी ने, जो लाहौर से स्वामी जी को देखने चजमेर 
गये थे, स्वामी जी से भ्रमिमुख होकर प्रूछा कि महाराज ! इस समय कहां हैं (? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि 'ईश्वरेच्छा में 7? 


“उस समय श्रीयुत के मुखपर किसी प्रकार का शोक था घबराहूट प्रतीत 
नहीं होती थी। ऐसी वीरता के साथ दुःख को सहन करते थे कि मुंह से कभी 
हाय या शोक नहीं निकला । इसी प्राकार स्वामी जी को बातचीत करते २ पांच बज 
गये, भोर बड़ी सावधानता से रद्दे | इस समय हम लोगों ने श्रीयुत से पूछा कि 
कहिये, भब झाप की तबीयत का क्या हाल है !” तो कहने लगे कि “अच्छा है, 
तेज भोर अन्धकार का भाव है? इस बात को हम कुछ न समझ सके क्योंकि स्वामी 
जी इस समय सरल बातचीत कर रहे थे। साढ़े पांच बजे का समय भाया तो हम 
लोगें| से स्वामी जीने कहा कि झब सब हाय जलनें को लो हमारे साथ भोर 


क्सरा खयश« सचदर्षां परिंश्केद । (१४४ १ 


दूर २ देशों से भाये हैं, बुला लो झोर हमारे पीछे खड़ा कर दो ।कोई सल्मुख खड़ा न 
हो” बस आज्ञा पानी थी, वह्दी किया गया | 


जब सब लोग स्वामीजी के पास झा गये तब श्रीयुत ने कहा कि चारों झोर के 
द्वार खोल दो झोर ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भी ख़ुलवा द्विये | इस समय पणष्या 
विष्णुलाल मोहनलाल भी श्रीमान्‌ उदयपुराधीश की झाज्ञानुसार आगये | फिर स्वामी 
जी ने पूछा कौनसा पक्ष क्या तिथि झोर क्या वार हैं ! किसी ने उत्तर दिया कि कृष्ण 
पक्ष ओर शुक्लपक्ष की सन्धि भमावस मंगलवार है| यह सुनकर कोठी की छत 
ओर दीवारों की ओर दृष्टि को, फिर पहले. वेदमन्त्र पे तक्भअश्चात्‌ संस्कृत 
में ईश्वर की कुछ उपासना की, फिर भाषा में ईश्वर के गुणों का थोड़ा सा कथन 
कर बड़ी प्रसन्नता झोर हर्षसहित गायत्रीमन्त्र का पाठ करने लेंगे, तत्पश्चात्‌ हर्ष 
झौर प्रफुल्लित चित्त सहित कुछ देर तक समाधियुक्त.नयन खोल यों कहने लगे कि 
“हे दयामय ! है सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर । तेरी यही इच्छा हैं । तेरी यही इच्छा है। 
तेरी इच्छा पूर्ण हो ! भद्दा तेने अच्छी लीला की,”” बस इतना. कह स्वाप्ती जी महाराज 
ने जो सीधे लेठ रहे थे, स्वये करवट ली ओर एक प्रकार से श्वास. को रोक कर एक 
वार द्टी निकाल दिया ।?? 

( भायंधर्मेन्द्र जौयन ) 


लेखक के शब्द सरल और धक्ृत्रिम हैं | यह शब्द बताते हैं. कि दर्शकों के. हृदयों 
पर उस तपस्वी की मृत्यु का गहरा असर हुआ था। कहते हैं कि लाहौर से पं० गुरु- 
दत्त विद्यार्थी भी लाला जीवनदासजी के साथ ऋषि के इशनों को गये हुए थे। पं० 
गुरुदत्तजी इस. से पूर्व अर्घ-नास्तिक थे । विज्ञान के धक्के-ने हृदय के ईश्वर-विश्कास को 
हिला दिया था । ऋषि की मृत्यु के दिव्य-दश्य को देखकर पशिडतजी के कोमल हृदय पर 
झाश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा | एक भास्तिक किस शान्ति से मर सकता है, यह देख 
कंर गुरुदत का हृदय पिघल गया झौर जहां नास्तिकता के कारण शून्य हो रहा था 
वहां विश्वास और श्रद्धा का सुगष्धित पवन बहने ल्गा। जो भ्रविश्वासी हृदय के साथ' 
मरता है, उसे भविष्य में निराशा दिखाई देती है। जिसे ईश्वर पर भसेसा महीं, 
उसके लिये. मौत एक भथाह झन्धेरी खाई है ॥जिसने जीवन में केवल भास्तिकता का 
दम्भ भरा हो, मृत्यु के समय उसके मुंह पर से पर्दा उठ जाता है भौर जो प्रत्यक्ष में 
सन्तुष्ट दिखाई देता था, वद्द भसंलिग्नत में झशान्तमय दिखाई होता है । गृत्युकाल् 
सब पदों को उघाड़ देता हैं। डस समय कोई माव छुपा नहीं रहता.। ऋषि की 
मृत्यु बत्ती है कि. उसका हृदय ईैश्वा-विश्वास भौर धाहिक श्रद्धा से, परिष्ृण था। 


( १४६ै ) झार्यसमाज फा इतिहास 


उसका जौवन उज्वल्ल था, परन्तु मृत्यु उससे भी बहकर थी>वह दिव्य थी। इस 
भूलोक पर ऐसे दृश्य कम दिखाई देते हैं । बह मृत्यु थी, जो नास्तिक हृदय के मरुस्थल 
में से भी भास्तिकता कौ सरस्वती को बहा सकती थी । 


जीवन के समय ऋषि के मित्र भी थे, ओर शत्रु भी थे; परन्तु मृत्यु ने उन सब 
मैदों को दूर कर दिया । देश में मृत्यु का समाचार फैलते ही एक ऐसा सार्वजनिक 
सहानुभूति का शब्द उठा कि छोटे १ विज्ञोम दूर होगये | ईसाई, मुसलमान, ब्रुह्यो, 
ध्यासोफिस्ट, सभी ने एकस्वर से आर्यजाति के नेता की मृत्यु पर दुःख प्रकाशित 
किया । जीतेजी भो मुंह संकोचवश मोन रहते थे, वह ख़ुल उठे और भारत के नेताओं 
झोर समाचार-पत्रों ने दयानन्द की भकाल मृत्यु को देश के दुर्भाग्य का चिन्ह सममा। 
सभी प्रकार के भारत हितिषी सजनों ने ऋषिकी मृत्यु पर शोक प्रगट किया। झार्य॑- 
समाज को कितना कष्ट हुआ। होगा, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। भझार्य- 
समाज का सर्वस्व लुट गया । उसका मूज्ञाधार नष्ट हो गया। समाजें अनाथ हो गई। 
उस समय समाजों की जो झनाथ दशा थी, उसकी कल्पना इस समय करना कठिन है । 
झन्र तो भाय॑ प्रतिनिधि सभायें हैं, दजनों विद्वान्‌ हैं, पुराने २ विश्वासपात्र नेता हैं, 
ओर एक के '्वालौ स्थान पर बेठनेवाला दूसरा महानुभाव विद्यमान है। उस समय 
आायसमाज झोर आर्यसमाजियों को एक दयानन्द का भरोसा था। कोई मगड़ा हो तो 
वही निपटाये, शाह्वार्थ द्वो तो वही पहुँच, उत्सव की शोभा उन्हीं रो हो-सारांश यह 
कि समाज का सर्वस्व केवल वही थे, भार्यसमाज में जो व्यापी मातम की घटा छा गईं, 
वह यथाथे हो थी । 


आरायंसमाज के बाहिर समझदार हिंदुर्भों ने स्वामी जी के वियोग को किस 
प्रकार अनुभव किया, उसका दिग्दशन पं० बालकृष्ण भट्ट द्वारा सम्पादित, प्रयाग के 
“हूंदी प्रदीप” के लम्बे लेख की निम्न-लिखित पेक्तियों से द्वे सकता है | स्वामी जी 
की मृत्यु का समाचार सुनाकर प्रदीप ने लिखा था, “हा | भाज भारतोनतिकमिलिनी 
का सूर्य भस्त होगया | ह | वेद का खेद मिठानेवाला सद्वैय लुप्त हो गया ।हा 
दयानन्द सरस्वती ! भायों के सरस्वतीजहाज की पतवार बिना दूसरे को सौंपे तुम 
क्यों झन्तर्धान हो गये ! हा सच्ची दया।के समुद्र | हा ! से भझानन्द के वारिद ! 
अपनी विद्यामयी लहरी और द्वितोपदेशरूपी घारा से पंरितप्त भारत भूमिफ्नो भा्द 
कर कहां चले गये ! हा ! चार दिन के चतुराबन ! इस असभ्यताप्रिय मण्डली में 
आपने अपनी विलक्षण चतुराई को क्यों इस प्रकार सरल भाव के क्रैलाया !? इसी 
प्रकार लम्जा खेदपूर्ण लेख लिज् कर भट्टजी ने . यह. प्रकाशित कर दिया कि जो जन 


जातिका नेता समझते थे, संकुचित मत का प्रचारक नहीं । 


मुसलमान दुनिया के विचारों का प्रतिबिम्ध उस समय के भारतीय मुसलमानों के 
नेता सर सय्यद अहमदखां कौ राय में दिखाई दे सकता है। लाहोर के 'कोहेनूर” में 
आपने लिखा था- 'निहायत भफ़सोस की बात है कि स्वामी दयानन्द साहिब ने जो 
सैस्कूत के बद्धत बड़े आलम झोर वेद के बहुत बड़े मुहकिक थे, ३० वीं भ्रक्तूबर 
८८३ को ७ बजे शाम के अजमेर में इन्तकाज् किया | इलावा इलम ञ्रो फज़ल 
के निहायत् नेक ओर दरवेश सिफ्त आदमी थे । इनके मुतझक्कद इनको देवता मानते 
थे, भोर बेशक वह इसी लायक थे | वह सिफ ज्योततौस्वरूप निरंकार के सिवा दूसेरे 
की पूजा जायज महीं रखते थे | हमसे झोर स्वामी दयानन्द मरहूम से बहुत मुलाकात 
थी, हम हमेशा इनका निहायत झदब करते थे | क्योंकि ऐसे भालम भोर उम्दा शख्सथे 
कि हरेक मजहबवाले को इनका झदब लाज़िम था। बहर हाल ऐसे शख्स थे, जिनका 
मसल इस वकत हिन्दुस्तान में नहीं हैं, भोर इरेक शख्स को डनकौ वफात का ग़म 
करना लाजिम है, कि ऐसा बेनजीर शख्स इनके दमियान से ज|ता रहा |” इस सम्मति 
को सममदार मुसलमामों कौ सम्मति का एक नमूना समझा जा सकता है । 


धस्तिम दिनों में स्वामौनी का थ्यासोफिस्टों से बहुत मदभेद हो गया था, परस्तु 
धृत्युपर थ्योसाफिकल सोसायडी के नेताझों ने बड़ी सहृदयता से दुःख का प्रकाश करते 
हुए आन्तरिक मक्ति का प्रमाण दिया | स्वामीजी को मृत्यु के समाचार पर थ्यासोफी के 
मुखपत्र 'थ्यासोफिस्ट” ने हृदय के उदंगार निस्मलिखित शब्दों में प्रगट किये थ्रे-'एक 
महान्‌ झात्मा भारत वर्ष से चल बसी । प० दयानन्द सरस्वतीजी निन्‍्होंने भायीवर्त 
में भार्यसमाज की बुनियाद रखी थी, भोर इसके सबसे बड़े रुकन वा मुखिया थे, 
झ्राज दुनिया से कूच कर गये | वह निडर झोर सरगर्मी से काम करने बाला रिफा& 
मेंर जिसकी ज़बदहत झ्रावाजु ओर पुरजोश वक्‍तृत्वशक्ति से भारतके हजारों आदमी 
गत कई वर्षों के समय में प्रमाद भोर आलस्यप के गंढे से निकल कर देशभक्ति के 
मण्डे तले झा गये थे, भाज भारत को वियोग से दुःखी करके स्वगे को 
चले गये ।” 


थ्योसाफिकल सोसावटी के संस्थापक कनंल अस्काट ने लिखा था, "स्वामी जी 
महाराज निःसन्देह एक मद्दान्‌ पुरुष ओर संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उनमें छचे दर्मे 
की योग्यता, इठ निश्चर ओर भात्मिक विश्वास का निवास था। वह भनुष्यनाति के 


( १४८ ) झार्यसमाल का इतिहास 


साथ ब्यवद्वार में दयाशील थे | हमारे दिमाग पर उन्होंने बड़ा गहरा भसर छोड़ा है ।! 


ईसाई लोगों से स्वामी जी का बहुत खिंचाव रहता था क्योंकि ईसाइयत की 
विजययात्रा का उत्तरीब भारत में रोकनेवाला दयानन्द ही था। मृत्यु पर ईसाइयों को 
ओर से भी द्वादिक दुःख ही प्रकाशित किया गया। विज्ञायत में समाचार पहुंचा । संस्कृत 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो" मैंक्समूलर ने 'पालमाल गज़ट” में एक ल्लेख लिखा। उस 
त्षेख में प्रोफेसर महोदय ने स्वीकार किया कि स्वामी जी वेदिक साहित्य के बड़े भारी 
पंडित थे भौर प्रसिद्ध सुधारक थे! प्रोफेसर साहिब ने लिखा है कि जहां कहीं भौ 
शास्त्रार्थ हुमा, स्वामी दयानन्द का ही विजय हुभा। देश के सभी समाचारपत्नों ने 
ऋषि की मृत्यु को देश का परम दुर्भा्व बतल्ाया। इस प्रकार देशभरद्वारा कृतज्षैता 
पूनक स्मरण किये हुए श्यूषि दयानन्द ने द्ीवालौ को रात को भभाग्य भारत भूमि को 
छोड कर परलोक की यात्रा की | 


दूसरा खगड़-पझ्रद्वारकष्यां परिच्लेद । (१४६ ) 


अट्टारहवां परिच्छेद 
“-»-प्र#कटण- 
झोयेसमाज का संगठन 


० 
४ े | के न 


इस खण्ड को समाप्त करने से पूर्ण झ्रावश्यक प्रतीत होता है कि ऋषि दयानन्द 
झार्यंसमाज को जो संगठन दे गये थे, डसपर थोड़ा सा विचार करें | ऋषि दयानन्द 
अपमे पीछे झार्यसमाजों को, अपने ग्रन्थों को, अपने चरित्र को, भौर कई शिक््यों को 
छोष्ट गये थे, इनमें से हरेक उनका स्मारक है, परन्तु जिस स्मारक की स्थिरता सब 
से अधिक है, वह झार्यसमाज है। झआायंसमाज ऋषि दयानन्द का स्मारक ही नहीं, 
वह ऋषि का प्रतिनिधि भी है। ग्रन्थों की, सिद्धान्तों की,संस्थाओं की झौर वस्तुतः बेदों 
की रक्षा का बोफक झार्यसमाज पर है। ऋषि दयानन्द ने अपने पीछे अपना प्रति- 
निधि आरयंसमाज को बनाया है, इस परिच्छेद में देखना है कि वह प्रतिनिधि बनने 
के योग्य भी था या नहीं ! 


झारयेसमाज के संगठन के ध्रम्बन्ध में स्वयं भार्यसमानियों में मतभेद है । अनेक 
चिद्वान्‌ झार्यपुरुषों ने भी वर्तमान संगठन ( 007$४६ए४०४ ) से असन्तोष ग्रकट 
किया है | ऋषि दयानन्द के किसी कार्य से असन्तोष प्रकट करना डचित न समझ 
कर उन महानुभावीं ने आय समाज के बतंमान नियर्मों तथा उपनियमों के लिये किसो 
ऐसे सजन को दोषौ ठहरा दिया है, जिसे वह बुरा समकते थे | यहां तक कि झाय॑- 
समाज के एक इतिहासलेखक ने तो झार्यसप्राज के वर्तमान संगठन को ही बहुत से 
वर्तमान दुःखों का मूल मान लिया है । 


यह मानना पड़ेगा कि झार्यसमाज का बत्तंमान संगठन घामिक संखार में नया है। 
इससे पू किसी धार्मिक समाज में प्रशासत्तात्मक्ष शासनप्रणाली का ऐसी प्रूणता से 
प्रयोग नहीं किया गया । प्रायः सब मत किसी एक अलौकिक झसर के नीचे रहते हैं । 
रोमन केथोलिक ईसाई रोम के पोप को अपने धर्म का गुरु मानते हैं, इस्लाम की 
नज़र पहले खलीफा की ओर लगी रहती थी, भब मक्के की भोर लगी हुईं है। 
बौद्ध भिन्लुभों के चुनाव में किसी प्रजामत का हाथ नहीं है । प्रोटेस्टैण्ट-हैसाई-चर्च 
यद्यपि प्रावः राजकीय शक्ति पर भरोसा रखता है तोभी यह मानना पड़ेगा कि प्रोटेस्टैर्ट 


( १६० ) धार्यसमाज़ का इतिहास 


चचे के मुख्य पुरुषों के चुनाव में आम ईसाइयें का कोई द्वाव नहीं दोता।. धर्म के 
विषप में लोकऋमत का प्रतिनिधित्व ऋषि दयानन्द से पूर्व केवल एक जगह स्वीकार 
किया गया था। हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के पीछे जो खलौफा हुए, वह सर्वसाथारण 
की ओर से चुने गये, परन्तु शीघ्र दही जो तलवार भब तक इस्लाम भोर भअन्यमत्तों 
के झाड़े में सत्वासत्यनिशय करने का अन्तिम साथन समक्ती जाती थी, वही इस्लाम 
को खिल्लाफत के अधिकारानधिकार के निर्णय के लिये भी चन्तिम प्रमाण मान ली 
गई । हजत्त अली भर उमय्पदर्भघश की टक्कर में इस्लाम का प्रज्ासत्तात्मक रूप 
कुचला गया । 


भारतत्रष॑ के लिगे राजनीति में भी प्रजासत्तात्मकव्राद नया था। अभी किसी 
स्थान पर उसका पूर्णलया प्रयोग नहीं हुआ था । ब्रिटिश सरकार बहुत सँमल २ कर 
कही२ प्रजामतकों थोड़ा बहुत स्वीकार कर रही थी | और तो ओर, स्वयं इंग्लैंगड में भी 
पूरा प्रजासत्तात्मक शासन नहीं था | वहां का राजा प्रजा का चुना हुआ नहीं होता, 
आकस्मिक घटना का चुना हुआ होता है। राजा के घर में जो लड़का पहले पेदा हो 
गया, वही राजगद्दी का अधिकारी बन जाता है । इसे ऋषि दयानम्द की बुद्ध का 
भद्भुत चमत्कार कहना चाहिये कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में उस सिद्धान्त का पूर्णता 
के साथ प्रयोग किया, जिसे अन्य धर्म तो क्या, राजनीति भी लेती हुईं घबराती थी। 
मानते सत्र थे, परन्तु प्रयोग में नहीं ला सकते थे | समक्का जाता था कि प्रजासत्तात्मक 
शासन को चलाने के लिये सदियों के शिक्षण की झावश्यकता है | भारतवासी तो 
क्या, उनसे भधिक शिक्षित लोग भी काम में नहीं ल्लासकते थे | ऋषि दयानन्द ने उस 
सिद्धान्त को केवल भली प्रकार समझता ही नहीं, उसे व्यवहार योग्य बनाकर कार्य रूप 
में परिणत भी कर दिया, भोर यह सब कुछ अंग्रेजी मोर पाश्चात्य शिक्षा से अनमभिज्ञ 
होते हुए किया | यदि ऋषि की परोक्षदर्शिता में किसी को सन्देह हो तो केवल एक 
इसी दृष्टान्त से उनका सेशय दूर हो सकता हैं । 


जो लोग भ्ाार्य समान के.प्रजासत्तात्मक संगठन के गुणों या दोषों के लिये दूसरों 
को उत्तरदाता ठहराना चाहते हैं, बह ऋषि दयानन्द के साथ अन्याय करते हैं । 
शायद वह लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे ब्यक्ति को उत्तरदाता ठहरा देने से उन्हें 
समालोचना करने की स्वाधीनता मिल्ल जायगी, भौर ऋषि दयानन्द के ऊपर दोष 
नहीं लगेगा, परन्तु उनकी ऋषि के प्रति यह भक्ति वस्तुतः उनसे ऋषि पर बहुत 
बड़ा दोषारोपण करादेती दै। उनके कथन का यही तात्पर्य हो सकता है कि ऋषि 
दयानन्द झपनी कोई सम्मति नहीं रखते थे। झाय॑ समाज के संगठन जैसे भ्रावश्यक 


दूशरा क्षर३० आह रहर्थी परिच्छेद | (६ १६१) 


७-७ का ७ ७-7० कफ ७-४४ काफ-कक ४४०6 -फ ४७: ४०काक कक ४ म०क कम कक5०७०2०2०-७:९:३०७ पाक *०क% ०7“: %%7-- 7-७० ०२००* 7० 7-7०] 
विषय पर उन्होंने किसी दूसरे कौ तान पर ही गा दिया है, स्वतन्त्र मुद्धि का प्रयोग 
नहीं किया | जित पुरुष ने संसार की पर्वां न करके एक नया रास्ता निकाक्ष दिया है, 
उसके सम्बन्ध में यह कहना कि उसने किसी दूसरे के कहने से झा समाज का 
स्थायी संगठन बना दिया है, लाञ्छन लगाने से कम नहीं है। सम्मति तो सभी लोग 
लेते हैं, परन्तु चुनाव अपने अधीन होता चाहिये। जो आदमी ऋषि के चरित्र को. 
ध्यान से पढ़ेगा वह निश्चयपूर्वक कह उठेगा कि हरेक विषव में इतिकर्तष्यक्षा का 
खुनाव ऋषि दपानम्द अपनी मर्ज़ी से किया करते थे । 


परन्तु ऋषि दयानन्द ने आये समाज का जो संगठन बनाया है, क्या वह सचसुच 
इस योग्य है कि किसी दूसरे को उसके बनाने का झपराधी ठहराया जाय ! क्या वह 
झाय॑ समाज की उन्नति में बाधक हुआ है ! 


लेखक की राय है कि झार्य समाज का जो संगठन कऋूषि दयनन्द ने बनाया है, 
वह बहुत उत्तम है। उससे भारतवर्ष कौ ही नहीं, भन्य देशों की धामिक तथा राज्य- 
संस्थायें मी शिक्षा लेसकती हैं । समय के भनुसार जो छोटे मोटे परिवर्तन भावश्यक 
दोते जाय॑ उन्हें करडाला जाय, परल्तु प्रधान झंंशों में वतेमान संगठन श्रेष्ठ हैं | 


झार्य समाज के संगठन की श्रेष्ठ पर लिखने से पूर्व झ्रावश्यक प्रतीत द्वोता है 
कि कुछ शब्द इस विषय पर लिखे जाये कि भार्यसमाज कया वस्तु है ! क्‍या वैदिक 
धर्मी मात्र के समूह का नाम आर्य समाज है ! या वेदिक घम के प्रचार के लिये जो 
सोसायटी बनाई गई है वह झार्यसमान है ! दोनों प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं। यह आाव- 
श्यक नहीं कि वैदिकधर्मा मात्र भार्यसमाज के सभ्य हों, क्योंकि आार्यसमाज के सम्य 
होने के लिये चन्दे कौ शत लाज़मी है। सन्‍्यासी चन्दा नहीं दे सफते, भौर न गरीब 
लोग दे सकते हैं, ऐसी दशा में बह लोग सामास्यतया आर्यसमाज के सभासद नहीं 
बन सकते । तब क्या वह वैदिकधर्मी नहीं हैं ! वह वेदिकर्मी अवश्य हैं । भार्यसमाज 
से बाह्वि भी वैदिक धर्मी हैं, भौर हमेशा रहेगें। भ्रार्यजगत्‌ भ्रायंसमाज तक परिमित 
नहीं है। भार्यसमाज तो उन लोगों की संस्था दै जो वैदिकधर्म के ध्रचार की झमिर 
लाषा रखते हुए संगठन में शामिल द्वोते हैं । 


इश्टान्त से यह विषय ओर भषिक स्पष्ट हो जाता है । एक शहर में ३ लाख 
निवासौ निवास करते हैं | उनमें से वोट देने के भधिकारी केवल २५ हजार हैं भौर 
उनमें से भी म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में केवल १० हजार निवासी भाग लेते हैं 
ऐसी दशा में क्‍या बह १० हजार निवासी हो शहर के निवासी सममे जायेंगे ? 


( १६२ ) आर्यसमे।ञ का इतिहास 


उत्तर हां? में नहीं हो सकता । उसी प्रकार झारयजगत्‌ ञ्ाय॑ समाज से बहुत बड' है 
आय समाज शब्द भी दो अमभिप्रायों से प्रयुक्त होता है। सामान्यतया हरेक वैदिकधर्मी-' 
ऋषि दयाननद की शिक्षांभ्रों को स्वीकार कंरनेवाला हरेक ब्यक्ति श्रारयसमाजी माना 
जाता है। आायजगत्‌ के लिये झार्यसम्रज शब्द का प्रयोग होता है। यह विस्तृत 
आर्यसमाज हैं । 


झार्य समाज एक निश्चित संगठन भी है । यह आवश्यक नहीं कि हरेक वैदिक- 
धर्मी भार्यसमाज में सम्मिलित भी हो। भार्यसमाज से बाहिर भी वैदिकधर्मी रह 
सकते हैं । इस प्राकार हम देखते हैं कि आये समाभ उन बेदिकश्नमियों का संघ है, 
जो वैदिक शिक्षाओं के प्रघार झोर रक्षणार्थ इकट्ठें होते हैं । वेदिकपरमियों का संघ 
झार्यसमान से बहुत बड़ा है। यदि झ्ार्यजगत्‌ और आर्य समाज के मेद को ठीक 
प्रकार से समम लें तो यह आर्तेप करने का अझवत्तर नहीं रहता कि संगठन ने झार्य 
समाज को संकुचित बना दिया है | संकुचित बनाने का दोष झ्ार्यसमाज के नियमों के 
बनानेवाले के सिर नहीं मदा जा सकता, वह दोष तो हम लोगों का है जो वैदिक 
धर्म को झार्य समाज तक परिमित समझ बेंठे हैं | यदि हम इस बात को अवगत कर लें 
कि वैदिकधरमियों का समूह झार्यसमाज की संस्था से अधिक विस्तृत है, भौर झार्य- 
समाज उन लोगों का सगठन है जो वैदिक धर्म के प्रचार तथा रक्षण के लिये सभा में 
सम्मिलित होने कौ इच्छा रखते हैं तो सम्पूर्ण कठिनाई दूर हो जाती हैं। उस दशा 
में भार्यसमाजका संगठन झत्यस्त उत्कृष्ट प्रातीत द्वोगा । 


झार्यसमान के वतमान संगठन की पूर्णता भौर सुन्दरता को वह लोग भी 
प्रकार समझ सकेंगे, जिन्होंने भिन्न २ देशों की राननीतिक और धामिक संस्थानों का 
इनुरीलन किया हो। थोड़ी बहुत बातों में समयानुकूल परिवर्तन होते ही रहते हैं, 
परन्तु सामान्य सिद्धान्त में प्रातिनिधित्व की दृष्टि से आयेजमाज का संगठन एक 
प्रकार से भारश है | समासद्‌ बनने की शर्त यह है कि ग्यारह मास तक चन्दा देने- 
वाला सभ्य रहा हो। चन्दा झामदनी का शतांश है। गरीब से गरीब झारयंसमाज 
का सम्य रह सकता है क्योंकि वोट के भ्रधिकारी होने के लिये कोई राशि निश्चित 
नहीं है, छोटी से छोटी भामदनी का शतंश है | यही कारण है कि प्रार्यसमाज कभी 
झमीरों का संव नहीं बन सकता । अधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। प्रति- 
निशियों का चुनाव तीसरे वर्ष झ्ावश्यक है | सर्वसाधारण की सम्मति को जितनी 
अच्छी तरह झार्यसमाज के नियमानुसार बनी हुई सभायें प्रतिबिम्बित करती हैं शायद 
ही दूसरी कोई सभायें करती हों। स्विजरलैंड भौर अमरीका को तो छोड़ दीजिये, 


दुसरा खगह्-सेजहवां फरिच्छैद | (१६३ ) 


ताधारणतया भन्यदेशों के राजनीतिक संगठन भी लोकमत के ऐसे भ्रच्छी प्रतिनिधि 
नहीं हैं | संगठन के मज़बूत होने का ही यह फल है कि बीसियों धामिक भोर राज- 
नौतिक चोटों को खाकर भी आर्य समाज की शक्ति वैसी ही बनी हुई है । 


आरयसमाज के संगठन पर एक भाद्देप हो सकता है। एक घार्मिकसंस्था के धर्म- 
सम्बन्धी प्रश्नों को इल करने के लिये जिस प्रकार के प्रबन्ध की आवश्यकता है, यह 
आर्यसमाज में नहीं है । भार्यसमासदों, भागे प्रतिनिधि समाझों या सार्वदेशिक समा 
के समयों तथा अधिकारियों में किसी के लिये घामिक योग्यता आवश्यक नहीं है। 
परिणाम यह है कि सम्पूर्ण भार्य संसार में एक भी प्रामाणिक सभा ऐसी नहीं है, जो 
झाये जनता का धामिकतेतृत्व कर सके | इसका उपाय करने के कई यल हुए हैं। 
कहीं विद्व॒त्परिषद्‌ बनी है, तो कहीं भारयधर्मसभा की स्थापना हुई है| इसे कई सजन 
संगठन की भ्रपूर्णता कद्द सकते हैं, परन्तु लेखक की राय है. कि संगठन का इतना 
दोष नहीं, जितना आर्यसभासदों का है । भार्यप्रतिनिधिसभाधों में ऐसे विद्वानों की 
अधिक संख्या को भेजना, जो धर्म के विषय में राय देने का ्रधिकार रखते हों, 
झाय सभासदों का क्तेब्य है | नियमों का इतना ही दोष है कि उन्होंने सम्मति देने 
वालों को यह स्पष्टता से नहीं बताया कि बह कैसे व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि चुने, 
किन्तु समझदार पुरुषों को इतने विस्तृत विदेश कौ झावश्यकता भी नहीं रहती | भाज 
यदि अआर्यसमाज के प्रबन्ध में ध्यापहारिक पुरुषों की प्रधानता दिखाई देती है तो उसका 
कारण केवल झार्यसभासदों की उपेक्षादृष्टि है । आर्यप्रतिनिधिसभाभ्ों के साथ किसी 
दूसरी समानाल्‍््तर सभा को स्थापित करने का विचार उस आशय के विरुद्ध है, जो 
ऋषि दयानन्द्र के चित्त में था। 


ऋषि दयानन्द ने झआार्यसमाज का जो संगठन बनाया है उत्तकी मुख्य विशेषतायें 
दो हैं। वह बिल्कुल स्वाधीन भोर झपने भापमें सम्पूर्ण है, भौर साथ ह्ौ लोकमत 
का सच्चा प्रतिनिधि है | झ्रायंसमाज अपने सभासदों की भलाई के लिये किसी भन्य 
संगठन की अपेद्दा नहीं करता। तदि अवसर झा पड़े तो वह अपने सभासदों की 
सामाजिक धार्मिक भोर राजनीतिक आावत्रश्यकताभों को पूर्ण कर सकता है। वह 
लोकमत को प्रातिबिम्बित करने का उत्तम साधन है। यही दो कारण हैं कि वद स्थिर 
है। यदि भार्यसमाज का ऐसा भ्च्छा संगठन न होता तो जो जबर्दस्त मकोरे इसे 
गिराने के लिये झाते रहे हैं वह कभी के कामयाब हो गये होते । 


*ग्र१2७१- 


श्८८प३--१८१० हैं० 


म्म्म्म्य्य्भ््भभ्भ्यप्य्य्यययरडणय््थ्् 25227 कु नन० नमक ++++ मम 0 0000300002 003, लक इन '१९/७.४ 8+ ७ ७) ३&2#%७+ ७७ #३+ ०४ "० कै. + कुक कै ७ # कक» ध्डकक 


तृतीयसेंयड-पदिला वरिश्देद । (१६७ ) 


पाइछा पारच्छद 
---+->* 2 2५०-०-.- 


भविष्य के अंकुर 
---9 “९ छल -++ 
[३० झकतूबर १८८३ ई० से ३१ दिसम्बर श८८रे ईं० तक ] 
२ मुत्यु को प्रभाव 


ऋषि दयानन्द की मृत्यु आकस्मिक वज़ की भांति आर्यसनाम के सिर पर गिरी । 
ब्रह्मचारी और योगी के सम्बन्ध में झाय॑ पुरुषों की भावना थी कि वह कम से एक 
सो सालतक जियंगे। वे उस बालक की भ्ं ते निश्चिन्त थे, जो सममकता है कि अभी 
पिता की छ॒न्नछाया सिर पर विद्यमान रहेगी । उन्हें यह्‌ ध्यान भी नहीं था कि एक 
दम उन के सिर पर से ऋषि का रक्षक हाथ उठ जायगा। मृत्यु का धक्का पहले शख 
में असह्य प्रातीत हुआ । आर्यसमाज के सभासदों के हाथ में जो समाचार पत्र थे, उन 
के उस समय के; लेखों से विदित होता है कि ऋषि की मृत्यु के समाचार मे एक वार 
तो उन के हाथपाॉँव फुज्ञा दिये । मेरठ के झार्यसमाचार ने दुःखसमाचार सुनाते* हुए 
एक क्षेख प्रकाशित किया था । उस के निम्नलिखित वाक्य उस निराशा के भाव को 
सूचित करते हैं जिसका झायपुरुष अनुभव कर रहे थे। 


(रो, रो, ऐ बदबख्त झार्यावत ! खूब दिल खोल कर रो ले | आज तेरा फजलि- 
यत का सूरज गरूब हो गया। जिस जुल्मातेजहालत ने तुमको इस नौबत पर 
पहुचाया था उससे ज्यादा जमाना स्याह इस वकत तेरी नज़र के रोबरू मोजूद है। 
जिस फस्े मुल्क पर तुक को नाज़ था, वही झाज तुम में से उठ चला। लखुला 
तमन्नाओं का खून हो गयाः--इत्यादि । 


लाहौर के देशोपकारक ने निम्नलिखित पंक्तियों में झपनी असल बेदना को 
प्रगट किया था;--- 


'ऐ झार्यावर्त ! तेरी बदकिस्मती पर मुमे रोना भाता है । ऐ प्रार्यावर्त ! तेरी 
यतीमी पर मेरा दिल. खून द्वोता है। ऐ भार्यावर्त ! तेरी बेबसी पर मुझे! गेरत झाती 


९ 5 5 शमी जला पाल अल हैण )  आर्यलमाजका इतिहास 


3... ५3०:००%९५०५०-०७०५०००००  ४०००००००:०२५३००००:०००००००००:५७७:४६००२००३:००५०--०००--००--०->->>---->##&&###ऋछ ऋ&७ट 
है। ऐ झार्यात्र्त । तेरी बेपरोवाल्लौ पर मेरा दिल कुम्दलाया जाता है। कैसी जह्दी 
तेरे प्यार के सरचश्मे को बन्द कर दिया गया ” 


ये दो उदाहरण इस बात को साफ कर देने के खिये पर्याप्त हैं कि ऋषि की 
मृत्यु का आर्यजनता पर पहला झसर बहुत ही निराशाजनक हुवा। वे झपने भाप 
आप को बेपर के पक्षी की तरद झसमर्थ समझने लगे। झाय॑समाज के आकाश में 
घोर अंधियारी सी छा गई | भब तक हरेक कठिनाई का हल स्वामी जौ? थे, अब 
कठिनाइयों का पहाड़ झांखों के सामने झाने लगा। काम झधूरा रह गया, रास्ता बौच 
ही में कट गया, भार्यपुरुषों को भान होने लगा कि भार्यसमाज कौ नोका मेजर में 
फँस गईं, झ्न इसका निकलना दुष्कर है। 


२. उत्तरदायित्व का अल्लुभव 


परन्त शीघ्र ही भार्यश्षमाज के समासद संभल गये | ऋषि की स्मृति से ऋषि का 
उपदेश जबर्दस्त निकला । ऋषि की स्मृति भी उपदेश के प्रभाव को बढ़ाने का कारण 
बन गई । पहले धक्के का मोहक भसर दूर होते ही झार्य-पुरुषां के हृदयों में एक नया 
भाव उत्पन्न होने लगा | बह नया भाव था, उत्तरदायित्व का भाव | भब तक भाये 
पुरुष अपने आप को नाबालिग सममते थे। बे करते सब कुछ थे, परन्तु इसी 
विचार से प्रेरित होकर करते थे कि दुनिया और दूसरी दुनिया के स्वामियों के 
सामने उत्तरदाता 'स्वामीजी” होंगे। ऋषि की मृत्यु का पहला प्रभाव दूर होते हो 
उत्तरदायित्व के झअजुभव ने झारय॑-पुरु्षों के हृदय में धीरे धीरे प्रवेश किया। वह समय 
झाय॑-पुरुषे। कौ परीक्षा का था, भाय॑समाज के भाग्य-निर्माण का था। यदि ऋषि कौ 
मृत्युका यह प्रभाव होता कि झार्य-पुरुष साल दो साल के लिये भी प्कर्मयय होकर 
बैठ जाते तो सिद्ध हो जाता कि स्वामी दयानन्द ने झार्यपुर॒ुषां को जो कुछ सिखाया 
था वह झअसत्य था, अपूर्ण था। यदि झार्य-पुरुष ऋषि के कार्यक्षेत्र ले प्रयाथ करते 
ही उम के स्थान पर किसी आचार्य कौ तलाश करने लगते तो वे भ्थने आप को 
नाबालिग सिद्ध कर देते भर दुनिया को यह दिखाते कि दयानन्द के उपदेश उनकी 
जिन्‍्हा पर ही हैं, उन के हृदयों पर नहीं। ऋषि के मरने पर हम दइर्ष-पूर्ण भझाश्चर्य 
के साथ देखते हैं कि एक भी भार्य-पुरुष यह शब्द नहीं उठाता कि ऋषि की स्थान-पू्ति 
के लिये किसी व्यक्ति की तलाश करनी चाहिये। ऋषि दयानन्द 'मार्यसमान का एक 
प्रजा-सतात्मक संगठन बनाना चाहते थे, समाज की नींतर में आचार्यने समष्टि के साव 
को भरा था। यदि ऋषि के भलग द्वोते ही भार्य-पुरुष उस सिद्धान्त को भूल जाते, 


तृतीय खयडइ-पहिला परिच्छेद। ३ ३ ९१६६) 


२५२ चेक. कम ९ ५३०० 2५.८६ /#९):१५७-२९५३४०५ २२.३ हक. ९.३ १, #क/2ज#९ क्‍र 3 7९, #*०+ जी #3००क 2७७ ८0 ७ ४४८७ ३४ % ४<+' करके नकनव कम काका कन कक कान न बन न वन ५ न पक 2० ०2० जन्‍न्‍पबन१००ज>>..२०:८+०००-+..>५::::>्वश््््क् शल्य: तहत हक 45 जकलट कह! नस सर समीप, मी आग ही. 


तो झार्यसमाज का इतिउाप्त किसी दूसरी ही तरह लिखा जाता । उस द्रश्ना में भार्य- 
समाज का इतिद्ास इस्लान या अह्योसमाज के समान व्यक्तियों का इतिहाल होता, 
जनता का इतिद्रास नहीं। आर्यसमाज परीक्षा में उत्तीर्श हो गया। उसने ऋषि की 
स्मृति को स्थिर करने का यही यही उपाय समका कि ऋषि के उपदेश को स्वोपरि 
रखा जाय । 


स्वामी जी की भकालमृत्यु से जो मृक्कां उत्पन हुईं थी, वह शीघ्र ही जाती रही 
झोर आर्य-जनता ने अपने भाप को बालिग मान कर उत्तर-दायित्व का अनुभव किया | 
ईश्वर को आचार्य और पथदशेक बनाकर शीघ्र ही झार्य-पुरुष ऋषि के उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये कटि-बद्ध हो गये । 


३ ऋषि स्पारक 


ऋषि की मृत्यु के पीछे चेतना पैदा होने पर जो पहला विचार भार्यजगत्‌ में 
पैदा हुआ, वह यह था कि झाचाये की स्मृति को कैसे ताज़ा किया जाय। इस 
विपय में भार्य-जगत्‌ को परीक्षा थी | स्वभाव से मनुष्य अपने प्रिय 
की स्मृति को स्थूलरूप में चिर्म्जीवी बनाना चाहता है | वह ऐसा स्मारक चाहता 
है जो शानदार भी हो, भोर सग्ल भी हो | फिसी की याद में कितात्र लिख देना 
सरल हो सकता है पर स्थूलइृष्टि से पुस्तक शानदार नहीं है, अपने प्रिय की याद में 
चीन की दीवार खा कर देना शानदार कहा सकता है परन्तु सरल नहीं है। साधारण 
मनुष्य दोनों गुणों को देखता है भोर किसी स्तृप, किसी मकन्ररे या किसी मल के रूप 
में स्मृति को अमर करने का यत्न करता है। ऋषि दवानन्द ने उदयपुर में कविगज 
श्यामलदास जी से फहा था कि-“'मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी झस्थियों को किसी खेत 
में डाल देना, कोई समाधि या कोई चिन्द कदापि न बनाना |?” कविराञ ने 
कहा कि--“महाराज £ मैंने तो यह सोच रखा था कि अपनी एक पत्थर की मूल 
बनवाऊं ओर उसे किसी जगह रखवादू, ताकि मेरे पश्चात्‌ वह मेरा स्मारक्ष समझा 
जाय ।? स्वामी जी ने कहा कि--'देखना कविराज जी ! ऐसा भूलकर भी मत करना 
बस यही तो मूर्ति-पूजा की जड़ हुआ करती हैं ।?? ऋषि का यह उपदेश था। वह 
शानदार से शानदार और सरल से सरल भी ऐसे स्मारक को पसन्द नहीं करते थे, जिम में 
मूति-बूजा की प्राथा पाथी जासके | यदि झाय॑जनता ऋषि की यादगार में कोई स्तूप... 
या मकमरा बनवा देती तो भाज हिंदू ज्लियां उस पर फूल झौर बतासे चढ़ा कर अपने 
जीवनें को सफल मान रही होती | 


( १७० ) आर्यसमाज का इतिहास 


- झ्ार्यममाज ने ऋषि दयाननद के झाशय को खुब समझ लिया, और स्मारक कौ 
ऊपर बताई हुईं दो शततों के साथ एक तीसरी और शर्त जोड़ दी । वह शर्त यह थी कि 
स्मारक शानदार ओर सरल होने के साथ ही साथ उपयोगी भी हो | भ्रजमेर से 
लौटकर पारये-पुरुषें। ने अपने स्थानों पर स्मारक की चर्चा प्रार्म्म की | अजमेर, 
प्रायाग, मेर5, फीरोजपुर, मुलतान भोर लाहोर में वह चर्चा अधिक वेग के साथ होने 
लगी । प्रायः सभी स्थार्मों में उसका रूप एक सा था। यह झाश्चर्य की बात है। चर्चा 
यही थी कि ऋषि की यादगार शिक्षणालय के रूप में स्थापित की जाय | इससे सूचित 
होता है कि भायसमाज की शिक्षा ही दिखावे के स्मारक के विरुद्र थी। यह ठीक है कि 
परोपकारिणी में एक बार दिखाबे के स्मारक की चर्चा आरम्भ हुई थी, परन्तु याद 
रखना चाहिये कि परोपकारिणी सभा में सो फीसदी भायंसामाजिक विचारों का राज्य 
नहीं था। झार्यजनता का दिमाग ही ऐसे ढंग का बना हुआ था कि वह स्मारकरूप में 
वैदिक शिक्ष यालय से उत्तम वस्तु नहीं सोच सकती थी । 


स्मारक की चर्चा कहीं पाठशाला के रूप में फलीभूत हुईं तो कहीं स्कूल के रूप 
में परिणत हुईं । मेग्ठ में हम खुशिक्षाप्रवारिणी नाम की सभा, झोर झआर्यपाठशाला 
नाम की पाठशाला का बृत्तान्त पढ़ते हैं। प्रयाग में किसौ न किसी रूप में पाठशाला 
का कार्य जारी रहा | भजमेर में परोपकारिणी सभा में जो प्रास्ताव स्वीकृत हुये उनकी 
चर्चा हम झागे करेंगे। पव्जाब में स्मारक कौ चर्चा तन स्थानों पर झारम्भ हुईं 
थी, परन्तु लाहोर के सिवा भन्य किसी स्थान पर वह घनीभूत नहीं हो सकी । लाक्षीर 
में बह शीघ्र ही घनीभूत हो गई, भोर साहस के साथ कहा ज्ञा सकता है कि 
कल्पनातीत शीघ्रता से ल्ाह्ोरनिवासियों मे भपने आप कोस्‍्वामी जी के स्चे भक्त 
सिद्ध कर दिया | 


४, वबेदिक शित्तणां्य 


ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही वैदिकप्रन्थों की शिक्षा का प्रचार करने के 
लिये शक शिक्षयालय की भावश्यकता का झनुभव हो रहा था । ऋषि दयानन्द ब्रह्मचर्य 
झोर सत्यशिज्षा के भभाव को ही भारतवर्ष की गिरावट का कारण सममते ये | काशी 
में, फुरुखाबाद में ऋषि ने पाठशालाएँ स्थापित की था, परन्तु प्रतीत होता है कि उस 
समय तक अभी झार्यजनता में इतनी जागृति पैदा नहीं हुईं थी कि वह उस बोझ को उठाने 
के लिये डयत होती। अभी शिक्षणालयों का समय नहीं भाया था। लोग, 
झनुभव कर रहे थे कि जब तक स्वामी जी जीवित हैं तब तक झायंसमाज में बेदजश की 
न्‍्यूनता नहीं कही जा सकती। स्वामी जी के जीवन का अन्त हो सकता है--भावे 


तृतीय खयड-पद्िजा परिच्कैद ५ ( १७१ ) 


पुरुषों के दिमाग में यद बात नहीं समाई थी | वे जानते थे कि आदित्य ब्ह्मचारी सौ 
साल से पहले नहीं मर सकता | उन्हें क्‍या मालूम थी कि ससार में ऐसे पुरुष भी 
वास करते हैं जो मनुष्य जाति के उपकारकों का प्राशसंहरण करने में सुख का अमुभव 
करते हैं । 


ऐसी दशा में मौ आार्यपुरुष यह अवश्य समझ रददे थे कि वैदिक प्रन्थों की शिक्षा 
का प्रबन्व करना पड़ेगा। १८८२ और (१प्प८३ ई० के पूर्वभाग में परुजाब भौर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के भ्रायंतमाचारपत्नें! में वैदिक शिक्षयालय की आवश्यकता पर 
लेख निकलते रहते थे । लाहोर के 'भार्य” नाम के भखबार में १८८२ ह* के मई 
मास में हम ऐंग्लोवैदिक स्कूल की अञ्रावश्यक्ता पर एक लेख पढ़ते हैं। १८८२ ह० 
के मई मास में ऐंग्लोबेदिक स्कूल की चर्चा सिद्ध करती है किदो बार्ते पहले से 
मानी जा चुड्नी थीं। एक ऐसे शिक्षणालय की भावश्यकता है ज्ये बेदिक प्रन्थों की 
शिक्षा दे सके, भोर वह शिक्षणालय ऐसा होना. चाहिये कि जिसमें अंग्रेजी भाषा 
झोर पश्चिम की अर्वाचीन विद्याओं को शिक्षा का भी प्रतअन्ध हो | 

ऋषि को मृत्यु न इन दो बातों के साथ एक तीसरी यह बात शामिल कर दी कि 
वह शिक्षणालय ऋषि का स्मारक भी हो | 


५, दी, ए, वी, स्कूल का प्रस्ताव 


३० अक्तूबर ( १८८३ ई० ) को रात्रि को भजमेर में पदिक सूर्य भस्त हुभा 
डस समय अजमेर में पम्जाब के बहुत से महानुभाव भी विद्यमान थे | प० गुरुदत जी 
झोर ला० नीवनदास जी ने ऋषि के जीवननाटक पर पढाक्षेप होते देखा, और 
लाहोर पहुंच कर १ नवम्भर वो सावंजन्कि सभा में झ्ांखो से जो अदभुत 
मृत्युमय जीवन देखा था उसका बृत्तान्त जनता को कह सुनाया | सुनने झोर कहने- 
वालों को यह दशा थी कि झाख डबड़बा रही ४), गले भरे हुये थे, सभा में एक 
सन्नाटे का राज्य था; जिसे देखकर यह अनुभव करना कठिन नहीं था कि झार्यसमाज पर 
जो आपत्ति भाई, वह भनाशकित थी । सात दिन पीछे ८ नवम्बर को फ़िर ह्लाद्दोर के 
झार्यपुरुषों की एक सभा हुईं | उस दिन दृश्य ही बदला हुभा था।। शोक के स्थान 
पर उत्साह झोर जीवन का राज्य हो रहा था | पं० गुरुदत एम. ए. भर उनके साथियों 
ने भातपूर्ण शब्दों में प्रस्ताव किया कि आपि की यादगार का एऐंग्लो वेदिक स्कूल तथा 
कालिज द्वारा स्थिर किया जाय । सारी उपस्थित जनता ने प्रस्ताव को पास किया ॥ 
उसी समय चन्दे के लिये अभ्यर्थना को गई । उस समय तक उत्तम कार्यों के लिये 
दान देने की प्रथा नहीं चली थी। भभी तक दान के लिये पण्डों के पेट भोर तीथों: के 


( १७२ ) शारयसमाज्ञ का इतिहास 


मठ ही श्रेष्ठ पात्र समझे जाते थे । उस समय सार्वजनिक कार्यों के लिये ५) दान भी 
विशेष महत्व रस़ता था| उस दान की चर्चा साथुवाद के राथ समाचार पत्नोंमें 4) जाती 
थी | उस सभा में ८०००) का दान सुनाया गया, जिसे हम भाजकल की दृष्टि से 
परख तो ८००००) से कम नहीं समझना चाहिये। दानदातान्नमों की सूचि में कई 
जियो झोर बच्चों के भी नाम मिलते दै, जिससे उत्साह का चनुमान लगाया जा सकता 
है। लाहोर के घार्यसपाज की झन्तरंगसभा ने दो दिन पूर्व डी. ए. वी. स्कूल के 
लिये घन एफल्न करने के निमित्त एक सत्र कमेटी बनाई थी, जिसके निम्नलिखित 
सभासद्‌ थे:--- 


लाला लालचन्द एम. ए., लाला मदनसेंह बी. ए., लाला जीवन दास, 
प० गुरुदत्त एम. ए. । 


यह सब-कमेटी घन संग्रह के लिये बनी थी, परन्तु यह कहना कुछ भत्युक्ति-पूर्ण 
न होगा कि डी. ए. वी. स्कूल की स्थापना के लिये जितना उत्साह उत्पन्न होगया 
था, उसका दर्शांश भी न होता यदि लाहोर के महानुभावों को यह माल्रूम न होता कि 
एक योग्य आय नवयुतव॒क उस शरोष्ठ कार्य के लिये अपना जीवन झर्पण करने को तैयार 
है। उस आर्य नव-युवक का नाम 'हसराज” था | लाला हंसराज ने अभी हाल ही में 
बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पंजाब यूमिव्सिटी से बी. ए. पास बिया था। उसके साम्ने 
नौकरी या व्यापार का गेदान खुला था। परन्तु सांसारिक इच्छाओं को. लात मारकर 
उस व्यागी नव यूनक ने धर्म-यज्ञ में अपने जीवन की भाह्डति डालने का संकल्प किया । 
बताने प आवश्यकता नहीं कि उस संकल्प ने आर्यपुरुर्षा के उत्साह को कितना 
बढ़ाया होगा | उस इश्टान्त ने पंजाब में झ्ार्यसमाज़ के जीवन पर केसा उत्तम प्रभाव 
डाला, भारयसमाज के इतिहास को जाननेवाले इसे खूब जानते हैं । 


६, प्रधार का क्रम 


एक बार ता ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद प्रचार का कार्य स्वामी जी की मृत्यु के 
साथ द्वी बन्द टो जायगा, परन्तु शीघ्र ही ऐसे महानुभाव खड़े हो गये, जिन्होंने प्राचार 
की टूटनी हुई डोर में गांठ बाँध दी | इस समय के प्रचारकों में पहला नाम ऋषि के 
पटशिप्य स्वामी आत्मानन्द जी का है। १८२३ को समाप्ति होने से पूर्व ही हम स्वामी 
धात्मानन्द जी को नये २ आर्यसमार्जों की स्थापना करते हुए पाते हैं | ऋषि की मृत्यु 
के डेढ़ मात पीछे दीं स्वामी झात्मानन्द जी के उद्योग से नये आर्यसमाज की स्थापना 
हुई । उस समय देशभर में तीनही शहरों में आर्यसमाज की भधिक शक्ति थी । 


तुतीयलेगड- पदिला परिष्छेद । € १७३ ) 


कमाल लीक किक तक मर... 95: कि ९८०४“ किक 5 4344 मर निल किन कि मत 
पंजाब में लाहौर, संयुक्त प्रदेश में मेरठ और पश्चिम में बम्बई । इन्हीं समार्जा द्वारा 
'सपास के शहरों या ग्रा्मों में प्रचार होता रहता था| विसी शाक्धाथ का मोका 
आपडने पर भी इन्दीं शहरों के भार्यपुरुप दलगलसहित जा पहुंचते थे | 
७, अन्य मत्वादियों से मुठभेड़ 
अन्य मतवादियों से मुठभेड़ आर्यसमज को जन्मघुट्टी में ही दी गई थी । ऋषि 

दयानन्द ने चौमुखी लड़ाई लड़ कर आर्यपुरुषों को जन्मसिद्ध योद्धा कना दिया था । 

एक्र आयंसनानी बालक घुरन्धर सनातनी पण्दित को ललकारने में नहीं मिमक्तता 

था | उसे विश्वास था कि सत्य उप्तके साथ है, इस लिये जीत उसी की होगी । 
शाखार्थो. का क्रम ऋषि को मृत्यु के पीछे भो जारी रहा। !८प८र३े के अन्त में हम 
कालका के झार्यपुरुषों को मुसलमानें के साथ उलूमा हुभा पाते हैं। इत्तान्त पट्टने से 
ज्ञात होता हैं कि मौ० मुहम्मद बुलाल और मुन्शी अब्दुल्ला खां नाम के मुसलमान 

प्रचारक कालका में बहुत दिनें से शोर मचा रहे थे कि “हमने पं.दत दयानन्द के वह्द 
खाके उड़ा दिये हैं क्लि याद रहंगे”” अन्त को कालका आर्यसमाज के समासद्‌ पड्ित 
भोपांचन्द और ल।० खुशीराम उनसे मिड गये । देर तक मुबादिसा हुआ | जो. परि- 
णाम हुआ, उसे एक आर्यंसमाजी समाचार-पत्र के संवाददाता ने इन शब्दों में. बयान 
किया है-- 


“इस पर अहलेइस्लाम इधर उधर की बातें करने लगे, भौर लगे बगल 
मांकने । इंजामकार मुन्शियों ने यह फैसला किया कि मोलवी साहिब से पंडित साहिब 
के सवालात क्या जन्नाब नहीं दिया गया, और फिर जेल्सा दरखास्त हुआ”? इस 
मुबाहिसे में मीर बशीर हसन साहिब डिपुटी इन्सपेक्टर कोह डकशाई भहले इस्लाम की 
तरफ से ओर ला० सुन्नालाल सादिब डिएुटी इन्सपेक्टर कालकासमाजवालों की 
ओर से मुन्सिफ नियत किये गये थे । 


इस समय थ्यासोफिस्टों के साथ आर्यसमाज का संघर्ष जोर से चल रहा था, क्यों 
कि कनंल झल्काट की समाज से जुदायगी अभी नह थी। पंजाब ओर युक्तप्रदेश 
के आर्यसमाचार पढ्नों में थियासोफिस्टों की. 'पोल खोलने? वाले लेख प्राय: प्रकाशित 
होते रहते थे । 


बहुत से लोगें का विचार है कि विवर्मियों को शुद्ध करने की प्रथा नई है। 
झार्यसमाज पहले दिन से ही अन्य मतवादियें को अपने धर्म--भवन में प्रविष्ट करने 
के लिए उद्यत रहा है। उसके क्िवाड खुले रहे हैं । वैशाख और ज्येष्ठ (१६४१) के 
भार्णतमाचार से इम निम्नलिखित सूचनाएं उदचुत करते हैं--- 


( १७४ ) झायेसमाज का इतिहाल 


(१) आर्यसमाज अमृतसर ने अत्र तक २५ आदमिये को जो एक मुद्दत से 
ईसाई झोर मुसलमान बने हये थे, भार्ण बनाया | 


(.२ ) रियासत राजगढ़ में भी बहुत से मुसलमान प्ाार्ण बनाये गये | 


( ३) अखबार बिक्टोरिया पेपर से बाज़ह हुआ कि झायसमाज गरावलप्रियडी के 
उपदेश से दो साहिबान अहले इस्लाम ने मजहब मुद्म्मरी को तर्क करके वेदिक धर्म 
झख्तियार किया । 


शुद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित समाचार भी मनोरंजक है। “श्री महाराज 
सादित्र बहादुर वालए काश्मीर ने धर्मसभा में यह कानूत पास करा दिया है कि जिस 
हिन्दू ने मज़दब गेर का अख्तियार किया हो, वह तीस बरस तक झपनी बिरादरी में 
शामिल हो सकता है | बनारस के पणिइतो ने भी इसकी ताईद में श्री महाराज का- 
शानेरेश की सरप”स्ती से इस क्रिस्म को व्यवस्था दी है ,”” 


८, परोपकारिणी सभा का अधिवेशन 


१८२३ ई० के भारम्म में ऋषि दयानन्द मेव्राड़ में धर्मोपदेश कर रहे थे। 
बर्तमान का भत्तिक्रणण करनेवाली सृह्नदृष्टि से अपने जीवननाटक का अन्तिम अक 
समाप्तप्राय देख कर ऋषि ने उस समय परोपकारिणी सभा का निर्माण क्रिया था। 
उसकी चर्चा हम दूसरे खणइ में#कर अ',ये हैं | ऋषि दयानन्द का अन्तकाल समय से 
पूर्न ही आ गया, इस कारण समाज का जैसा सगठन वह बनाना चाहते थे, वेसा न 
बन सका | लेखक का विश्वास है कि यदि भार्यप्रतिनित्ि सभा और सार्वदेशिक सभा 
बन चु.ी होती ते। परोपकारियी सभा की स्थापना न होती, परन्तु जेसी परित्थिति 
थी, उसे देखकर अपने कार्य को जारी रखने ओर प्रन्थो की रक्षा करने के लिए ऋषि 
ने परोपकारिणी सभा को ही उचित साधन समझा | सभा में सभो ऐसे प्रान्तों 
के प्रतिनिधि रखने का उद्योग किया गया था, जिन में अः्यंसमाज के पाव जम चुके थे। 

परोपकारिणी जिस उद्देश्व से स्थापित हुईं थी, वह पूर्ण हुआ या नहीं, यह 
इतिहास के अगले प्रसंग में ज्ञात हो जायगा, परन्तु इतना हम प्रारम्भ में ही कद्द देना 
चाहते हैं कि परोपकारिणी में झारय॑समाज का रईस-मण्डल श मिल था, भौर यही 
कारण था कि भार्यसमाज के प्रजासतात्मक संगठन के साथ परोपकारिणी ने कमी 
ठीक २ मेल नहीं खाया । 

ऋषि की मृत्यु से दो मास पीछे &जमेर में परोपकारिणी सभा का पहला झधि- 
धेशन हुआ | २८ दिसम्बर को दोपहर के दो बजे मेयो कालिन में बनी हुई मेवाड 


ततीय खगइ-पहिला परिच्देद । (१७४ ) 


दरार को काणे में ऋषि की वसीयत के दस्टी इबटठे हुए | उपस्थिति पर्याप्त थी | कई 
सभासद्‌ प्रत्तिनिधियों द्वारा उपस्थित थे | सम|सदों ने ऋषि की वसीयत के भझनुसार 
जिम्मेवारी का बोक सिर पर लेना स्वीकार किया | मेरठ के २।० सा० रामसरनदास के 
स्थान पर महाराज श्री प्रतापसिह सी. झाई. ई. को नियुक्त किया गया | इसी प्रकार 
कुछ और पूर्तियां भी की गईं | वेदिक प्रेत के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि उसे यथा 
सम्भव शीघ्र ही प्रयाग से अजमेर में लाया जाय । प्रेस के प्रबन्ध के लिये राव ब्हा- 
दुर रानडे, ठाकुर मसौदा, रा.ब. सुन्दरलाल, कविराज श्यामलदासजी पं० मोहनलाल 
विष्युलाल पण्ड्या तथा प्रधान भार्यसमाज भ्रजमेर की उपसमिति बनाई गई। वेद 
भाष्य की छपाई की देख भाल के लिये पृ० भीमसेन और पं० ज्वालादत को वेतन 
पर रक्‍खा गया। 


इस झधिवेशन में एक प्रस्ताव बड़े महत्व का हुआ । पं० महादेव गोविन्द रानडे 
ने प्रस्ताव किया और रायबब्ादुर सुन्दरलाले ने अनुमोदन किया कि झ्रार्यसमाजों को 
धापस में औरे परोपकारिणी के साथ अविक समीप लाने के उददेश्य से एक प्रतिनिधि 
सभा का संगठन होना चाहिए । जब्र तक यह कमेटी न बने तब तक परोपकारियी 
के सभासद ही जो प्मार्यसमाज के भी मेम्बर हैं. प्रतिनिधि मान लिए जांय । जब 
प्रतिनिधि सभा बन जाय तब कुछ जगह, जो परोपकारिणी में खाली हैं, ऐसे ढंग 
पर भरी जायें कि परोपकारियी में कम से कम झाघे प्रतिनिधि सभा के मेम्बर मुकरर 
हों । प्रस्ताव सर्व॑सम्मतति से स्वीकृत हुआ। 


पं० महवेद गोविन्द रानडे ने एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थित 
किया, वह भी सवसम्मति से स्वीकृत हुआ | प्रस्ताव यह था कि स्वामी दयानन्द जी 
कौ यादगार में एक दयानन्द झाश्रम बनाया जाय, जिप्तमें कुतुबखाना, एंग्लो बेदिक 
कालिज, किताबों की दूकान, झनाथालय, भदभुतायय, प्रेस भोर लेक्चररूम सम्मिलित 
हो । इस शुभ कार्य के लिये २४ सहस्त रुपया उसी समय लिखा गया । 


“जे कट्भरक +- 


( १७६ ) ध्यारयसमाज का इतिहास 


दूसरा प्रिच्छेद 


“#अक#रेपटण-: 


उन्नति-युग 
(८८४ ईं०--१८८४ ई० 
१- पवारक 
इस परिच्छेद में हम परोपकारिणी सभा के प्रथम भ्रधिवेशन की समाप्ति से पीछे 
ओर लाहोर में डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना से पूर्व के समय में झार्यरामाज की 
जो गति रही, उस पर दृष्टि डालेगे। वह समय कई प्रकार से असाधारण या। भभी 
तक प्ायप्रतिनिधि सभा को स्थापना नहीं हुई थी, भौर न कोई बड़ी संस्था ही लड़ी 
हुईं थी, जिस पर शायपुरुषों की शक्तिया केन्द्रित होतीं। थार्यसमाज का शरीर अभी 
बाह्य नियमें में बद्ध नहीं इमा था। चह इच्छा होने पर ब्हुत बढ़े सकता था। 
१८८७ और १८८७५ ई० में भायंसमाज ने जो उन्नति की, जब हम उस पर दृष्टि 
डालते हैं, तो एक उमड़ते हुए बादल की उपमा स्मरण हो आती है । ऋषि दयानन्द 
के उत्साह, निभयता, धर्म प्रेम झादि गुण झार्य पुरुषों के हृदर्यों से नये थे । वह लोग 
कऋ्रृषि की कार्यप्रणाली को देख चुके थे | उनमें से हरेक झपने आपको ऋषि का 
पटशिष्य झोर प्रतिनिधि समझता था। अभी तक प्रचारक ओर झार्यपुरुष में भेद नहीं 
हुआ था। हरेक आरयपुरुष अपने आपको भजन, डपदेश, व्याख्यान और शात्त्रार्थ 
करने का अधिकारी समझता था। झार्य समाज में जितने सभासद थे, उतने ही प्रचा- 
रक थे । ऋषि की मृत्यु ने जो थोड़ीसी मुर्छा उत्पन्न की थी, वह दूर हो गई थी, भोर 
ऋषि के उद्देश्य को पृ करने की ज़बदंस्त उमंग पेदा हो चुकी थी । 


यह भ्ाश्वर की बात है कि--इन दो सालों में हमें बड़े नाम बहुत कम सुनाई देते 
हैं। चार पांच महात्माओं के नाम बार २ भाते हैं परन्तु कार्य का अधिकांश साधारण 
झार्यपुरुषें द्वारा ही हुश्ा है | हम देखेंगे कि इन वर्षों में जितमे नये अायंसमाजों कौ 
स्थापना हुईं, इतनी किन्ही दो सालों में नहीं हुई | कई स्थानों पर शाज्लार्थ हुए, 
परन्तु जब्र यह प्रश्न कौजिये कि भाय॑ंसमाज कौ ओरे से कौनसा पंडित था, तो उत्तर 
में ऐसा नाम लिया जायगा, जो शहर से बाहर किसी को ज्ञात ही न हो । उस समय 
का ध्मयुद्ध सिपाहियों का था, भौर किसी का उसमें कोई दखल नहीं था । न बड़े २ 


रा -442.4»44॥:54»0225+ 4 विवि कै.५ह १७७ ) 


'ततौत खशइ-दूखए परिच्केर । 
७७&#&#> नकवी जज) 5५4 +मीक कि ५ बा यम. 
सेनापति थे, न फौज के जबर्दस्त हैडक्त्रा्टर थे, न विशाल तो थी, झोर न भशीनगर्ने 
थीं। उस समय हरेक भार्यपुरुष सिपाही था, और हरेऊ सिपाही के हाथ में धर्म की 
तलवार थे | बह युद्ध खस २ मैदानों में नहीं लड़ा जा रहा था, वह शहर शहर, 
गांव गांव और घर घर में ल््ठा जारहा था। उस समय युद्ध की कला की नहीं, सत्य 
धर्म की जय हो रही थी । वह समय सचमुच स्वगीय था । नेतृत्व के लिये इन्द्रयुद्ध 
आाग्म्म नहीं हुए थे, संगठन का आवश्यक भत्याचार अविद्यगान था, संस्थाओं का 
लंगर जहाज के साथ नहीं लटकाया गया था | मनुप्यगत नित्रलतायें उस समय भी 
विद्यतान थीं, परन्तु उत निववेजताओं को प्रकाशित करने के जो प्रभावशाली साधन 
पीछे से बन गये, वह अभी नहीं बने थे | 


यों तो उस समय चार्यसमाज के सभी समासद्‌ प्रचारक थे, परन्तु कुछेक विशेष 
प्रचारकों के नाम भी मिलते हैं। स्वामी भात्मानन्द सरस्वती ऋषि दयानन्द के पढे 
शिष्य समझे जाते थे | इस समय उनके उद्योग से नेहूतसी नई चारयंसमार स्थापित 
हुईं | आर्यसमाज में धन्य सब महात्माओं की अपेक्षा स्परामी आत्मानन्द जी का भादर 
अविक था। नई सनन्‍्तत ने उनका नाम नहीं छुना । अर्थयसनाज के इतिहास में कृछेक 
कुर्ानियों ने बहुत से ऐसे नामों को तिगोहित कर दिया है, जो भुलानयोग्य नहीं थे। 
जदां पर स्त्रमी पश्ात्मानन्द जी जते थे, प्रचार करते थे, अर यदि पहिले से 
झर्यसमाज विद्यमान न हे तो स्थापित मर देते थे। १८-३- १८८६ ई० के समय में 
जिती अ यंसउ.जे स्वामी जी ने स्थापित की, उतना किसी ने « हीं की | स्वमी जौ 
में भनेफ़ गुश्य थे। आपकी स्मर्णशक्ति बहुत जल त॑ थी | आव ञअ यंममाज के चलते 
फि ते विश्वकीय थे । जदा आ एकवार प्रूप भापे, वहां के प्रवान, उपप्रधात, मन्त्र, 
उयमन्त्नी, कोउ््यक्ष अदि का पढ़ी दसपाढ़! जिव्दा्र पर रहती थी । 


दूसरे प्रवरंक स्‍्वापी रैश्यानन्दजी थे । स्पामो सहजानन्द ने भी इस समय रे 
समाजों में अच्छा प्रन्‍र किग, किन्तु चार पांच साल के पीछे चादयाग-श्रट मकर 
झर्यतमाज से अलग होगया | १८८६ में हम उसे आर्यसमाज का कट्टर दुश्मन पाते 
हैं। सनता धर्म सम, में देर तर दाल न गलती देखडर फिर सल भर पह्ले उसे 
अ्यसमाज में झाने की चेटा की । पश्चिमोत्तर प्रदेश की झाप्रतिनिधि सभा ने उसे 
उपदेशक के स्थान परे रख भी लिया, परन्तु पजाब के समाचाग्पत्रो ने बड़े जोर का 
अन्‍्तजा उठया, ।जवसे वाजगरेत्तर प्रदेश की प्रति नधि सभा वी आज खुल गई, और 
झार्य म.ज एक अयाग्व म्तुष्य के हाथ से बच गया, इसते उस समय के आप पुरुषों 
को भेद धास्नन्वी तीज भतुभवशक्त का बोध होता है। बम्बई प्रनन्त की झार 


( १७८ ) ऋषमषेखमाज का इतिदाज़ 


महता फृष्णराम इच्छाराम मे बहुत कार्य उिय। । आप ऋष के उन ह शिष्य में,से थे; 
जिन्होंने वम्बई में झार्यसमाज की नींव डली थी। बरबह की भोर कौ अधिकांश 
धारयसमार्जे महतानी के उद्योग की ही फलस्वरूप थीं। 


२, आथसमाजों की स्थापना 


ऋषि दयानन्द कौ मृत्यु के एक मीस पीछे मेरठ के भार्य ' समाचार ने उस्र समय 
विद्यमान समाजों की एक सूचि प्रक शित बी थी, जिसमें ७६ शहरों के नाम दर्ज थे । 
यह ब्रवस्था १८८३ ई० के झन्त में थी। १८८५ के जुलाई मास में, ल्लांहोर कौ 
झायंपत्रिका की रिपोर्ट को ठीक मानें तो भारतभर में अ.यंसमाजों की संख्या २०० 
थी । इसके कुछ मास पीछे आर्यपत्निक्का के स्तम्भों में ही हम यह खमाचार पढ़ते हैं 
कि भारत भर में २५० आभायसमाजें हैं। इससे प्रतीत हो सकता है कि आर्यसमाजों 
को स्थापना के सम्बन्ध में १८८३--१८८५ का स्थान बहुत ऊंचा है। फिर विशेष 
ध्यान देमे योग्य बात यह है कि इतना बड़ा कार्य बिना संगठित प्रवत्न के केवल 
ब्यक्तियाँ के उद्योग से हुआ। प्राग्म्म में अर्यंसमाजों की स्थापना का विशेष कांये 
पश्चमोत्तर प्रदेश में हुआ | वह प्रदेश भाजकल के संयुक प्र,न्त का स्थानीय था। 
कारण यह था कि इस प्रदेश में आर्यसमाज को दो तीन पणिददतों की सेवा का सौभाग्य 
प्रप्त था। स्व्रामी आत्मानन्द जी आदि ने भी शुरू में पश्चिमेंत्तर प्रदेश में ही 
कार्य किया । २२ मई १८८४७ को स्त्रामी आत्मानन्द जी मंसूरी पहाड़ पर पहुचे 
ओर कई दिनों तक प्रचार किया | ८ जून को झार्यसमाज की स्थापना हुईं, १८:४५ 
फे मनवरी मास में स्वा० ब्रह्म'नन्‍्द्र ज॑! के उद्योग से नगीना में और भ्रगले महीनो 
में सम्मल, पील्लीभीत कर्यव/स अ,दि भ॑ आर्य समाज स्थापित हुईं। सहारनपुर और 
मेरठ के जिलों में प्रचार का क.ये विशेष चेग से हुआ | पंजाब में १८८४५ में स्वा० 
ईंश्वरानन्दजी ने अच्छा कार्य किया । अ ये सभासदों के उ्योग से भी नेक समाजें 
बनी । लाहोर झोौर जालन्धर के जिलों में प्रचार का अधिक जोर रहा। झार्यसमाज 
आलन्धर के मंत्री ला० देवराज जी थे, जो अपने घामिक उत्साह के कारण ख्याति 
प्राप्त कर रह्दे थे | इस आर्य समाज ने उसी समय से भविष्य में विशेष उन्नति करने के 
लक्षण दिखा दिये थे। लाहोर आर्यसमाज की शक्तियां भ्धघिकतया शिक्षा-प्रचन्ध 
करने कौ झोर लग रही थीं, ओर झझार्यसमाज ज!लन्धर का ऊ्रुकाव प्रचार की ओर 
झधिक था । इम पेजाब की इन दो उठती हुईं हमाजें, में दो प्रव्वत्तियां देखते हैं, जिनका 
संघर्ष देर तक चलने वाला था । लाहौर में भी प्रचार के पक्षपाती थे, भोर जालन्धर 
में भी वैदिक शिक्षा के समर्थक थे परन्तु लाहौर के कार्यकरत्ओं का अधिक भाग 
प्रचार को ख्िज्ञा की परिभाषा में, ओर जाह्नन्शुर के कार्यकर्शा्ों का भध्रिक आम 


ठुतीब सथड-इूसरा परच्ओेद | ( १४६ ) 


शिक्षा को प्राचार की परिभाषा में कट्टा करता था। झार्यसमान जालन्वर के मेत्री 6७ 
देवराज उस समय एक उत्साईी नवयुवक थे | ला० शलिगराम जालन्भर के बहुत 
बड़े रईस थे। उनके विचार सनातनधर्मी थे । पुत्र क्र भार्यसमाजी बन गया। 
बह केवल समाज का मन्‍्त्री ही नदी बना, वह समाजी मजन भी बनाता था, झोर समाल 
में गाता भी था। पिता ने धामिक विचारों पर रुठ् होकर उसे घर से निकल जाने 
की भाड़ा दी। ऋषि दयानन्द का सच्चा शिक््य शाही जायदाद को लात मारकर बर्मो के 
लिये चल खड़ा हुमा | धर्मात्मा पुत्र के इस प्राकार चले जाने से प्रोमपूर्ण पिता का 
दिल पिबल गया, भोर एक झादमी को उसे वापिस लाने के लिये दोड़ावा । उस 
आदमी ने घर्मपरायण देवराज को कलकत्ते के बन्दरगाह पर बर्मा के जद्वम पर चढ्ते 
हुए जा पफ़ड़ा | विनयी युवक्र जालस्वर में वापिस आकर पूरे उत्साह के साथ धर्म कौ 
सेवा में लग गया, भौर फिर पिता की भोर से उसके मार्ग में कभी बाया मे 
हालौ गई। 


इस समय के प्रचारकों में ब्र० रामाननद का माम भी उल्लेखगोग्य है। यह 
ब्रह्म व री ऋषि दयानन्द के साथ रह चुके थे । ऋषि दयानन्द ने दवी उन्हें शिक्षा 
दिलवाई थी। १८८४५ में उम्दों ने सन्‍्यास घारख करके झ्षकरामन्द नाम रक्‍्खा, भोर 
प्रचार में भषच्छः उद्योग क्रिपा इसी वर्ष लाहौर में एक झोरनाम भी प्रसिद्धि पा रहा था। 
वह नाम था, चोधरी नवलासेंद का। चौवरी नक्‍्लर्नंह की लावनियों ने लाहौर में धूम 
मचा दी थी । भ्ोधरी जो के तेजस्वी शब्द उनकी ऊची आवाज और गाने का प्रभावशाली 
ढंग अदभुत झसर पैदा करते थे। पंजाब में इम समय पं० मूलराज नाम के डप्देशशक् 
कार्य कर रहे थे | उन्हों ने भी कई सनाजों की स्थावना की थी। | 


महात्मा कुष्णाराम इच्छाराम के उद्योग से अहमदाबाद तथा सूरत में भी भार्यसमार्जे 
स्थाचित हुई । 


३- राजपूताना 


सवाल हम आर्यसमाज कै क्षेत्र में राजपूताने की क्‍्यारी को ऊसर ही समझे बैंड 
हैं। हमरे विचार को कोई अनुचित भी नहीं कह सकता, परन्तु ज्ब ऋषि दयानन्द के 
मीत्रन के झन्तिम भाग यहो ध्यान से पढ़ा जाय तब प्रतीत होता है कि वह राजपृताने 
को ही भार्यममाज का चित्तौड़ाढ़ बनाना चाहते थे | थोड़े से समय में ऋषि को 
कामयाबी भी अदभुत हुई थी, परन्तु दुःख है कि राजपूताने के भभेद्य दुर्ग में जो 
रास्ता ऋषि ने निक ला था, उसमें घुसनेवाला कोई न निकला । उसका यह अभिप्राय 
महीं है कि पीछे से अर्पस्माल के फोद योग्य पिहान रजवाड़ों में गये ही महीं, भवश्य 


( १७० ) झार्ययमाज का इतिहाल 
७७७०० :-: ०: ७७७७४ ०७८ २5282 छाप: 


22257: 222०2 /75:972>535333037फ कक) क जन न पक 
गये, परन्तु दुख है कि प्रयः भर्थीहोंकर गये, गुरु बनकर नहीं | राजूतामैं 
के कुलीन बौर जानो हैं कि एक अथी और एक गुर में क्या भेद है | वह 
झंसली ओर नकली उपदेशक में भेद कर सकते हैं | याद रहे कि २जतान में केव्ल 
बड़ी झाचार्य सफलता फ्रत्त कर सकता है जो उदयपुर और जोधपुर के मानी मस्तकों 
पर लात मार सकता है। %पि ने 7जपूतने के शेरो की नाक में नकेल डालदी थी 
ऋषि के अनुयाधियो भें से जो लोग राजप्रताने में गुरु बनने के लिये गये उनके दिल्लों 
में या तो आतंक था, झोर या मतलब था । ऐसे ग़ुरुभों को राजपूताने में मान नहीं 
मिल सकता । 


ऋषि दयाननदर ने राजपूत ने में भनेक शिप्य बनाये थे, परन्तु वह सबसे ऊंचा 
स्थान महारण!। प्रताप के 4शज महाराणा सजनसेह को देते थे | राजपृताने में उनके 
मुख्य शिप्य वही थे | ऋषि की मृत्यु के लगभग १ वर्ष पीछ महाराणा सजनापैंह की 
मृत्यु हो गई । इस मृत्यु से परोपकारिणी सभा का सबसे बड़ा स्तम्भ गिर गया भर 
राजयूताने की अ वंसतजों के पात्र उखड़ गये। शाहपुर नरेश महाराजा नाहग्सिंह ने 
महाराणा के पियोग दृःव को भुलाने का यक्ष किया और झार्यसमाज के कार्य में बहुत 
उत्साह रिकया | झपके ही उद्योग से २३ मार्च (८८५ को शाहपुरा में झार्यसमाज 
की स्थापना हुई । 


शोधपुर राजूताने की एक प्रसिद्ध रिवासत है । राठौर राजपूर्तों का यह किसी 
समय गढ़ था । यह वही कऋ्भूम दै जहां आर्यसमाज के प्रवत्तक को विष दिया गया 
था और जहां व्यमिचार आर साम्प्रदायिक पक्षपात ने एका करके भझपनी जड़ उखाड़ने 
वाले का प्रण हरण करने का बीड़ा उठाया था। ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६४० में व्यानन्द 
का लिहनाद जोधपुर में होने लगा। उस निमय प्रच!र का प्रभाव ज4 जोघपुराधाश 
महाराजा श्री यशवन्तात्ेद्द जी पर पड़ने लगा तभी घातक की कुपन्त्रणा का साधन, 
ब्रह्मग॒फ़नोत्यन्न जान्नाथ बना। जादुद्वारक ऋषि ने तो पता लगते ही। घातक को 
कुछ घन देकर भगा दिया, परन्तु झर्यननता की उठता हुई झाशामं पर वज़यात 
हैं। हो गया । यद्यपे राज के बहुत से मद्दानुभावों को ऋषि के सत्संग का सोभाम्प प्रःप्त 
हुआ तथापि उन सब्र में से ऋषि के उद्देश्य को स' झा कर, उसका आदर कैबल 
मद्ारजा श्री प्रतापासह जी ने ही बिया | उस समय न वह ब्रिटिश नाइट थे और 
नँ उन्दोंते जी० सी० एस० भाई० की उच्च उपधि घाग्य की थी । मेजर जनग्ल तो 
कपी, उस समय कया कोई यह भी सोच सकता था कि उन्हें ब्रटिश सेना में बोई १ प्सान 
»० बन यगा। परन्तु ब्ह्मचारी का उपदेश बिझुली का सा असर कर गया और' 
रोजी अतापसिह ने बेर बातुसार झपने भात्मिक गुरु से मानत्तिक प्रथना की-- 


तुदीप खयड- इसय पौच्छेश। . (१६१ ) 


कस नरक कफ सऊक क:+फ्क्कन्मनक- सन: 5: कक कप क- ३7:57 25:5757 56% पक कक -हपछू कक 5४7४ १०४८७० “- ४४७४४७७४७४७&७& 

नोइश्माभवतु न स्तनु: । “हमारा शरीर पत्थर के तुल्प इढ़ हो?” झौर वह शरीर 

कैसा वज् के समान हो गया, उसे काबुल बी सरहद भौर फून्स के भैदान ही 
ग।नते हैं । 


महाराज प्रतापर्तिह के नाम ऋषि दयानन्द का निम्नलिखित पन्न दोनों के गुरशिप्य 
भाव को प्रकट करता है--- 


“अ्री....प्रतापासेंद जी झानन्दित रहो | यह पत्न बावा साहेब वो भी दृष्टिगोचर 
करा दीजियेगा । रुक का इस चात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुरार्ध श 
आल्ञस्थाई में वर्तमान, आप भोर बाबा सद्देव दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं | 


अब कहिए, इस राज्य का, कि जिसमें सोलह लाख से बुछ ऊपर म्नुप्य बस्ते 
हैं, गच्ता ओर कल्याण का बड़ा भर आप लोन उठा रहे हैं। सुधार शौर बिगाड़ भी 
झाप ही तीनों महाशरयों पर निर्भर है | तथापि आप लोग झपन शर्रर के आगेम्य, 
संरक्षण प्रायु बढ़ाने के कम पर बहुत कम ध्यान देते हैं-यह कितनी बड़ी शोचनीय 
बात है। में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्य्ण्य गुमसे सुन कर सुघाग लेदें 
जिससे माग्वाड़ को क्‍या अपने पझर्यवत्त देश्मभर का कल्यण करने में अप लोग 
प्रसिद्ध होगे | आप जैसे योग्य पुरुष जग्त्‌ में ब्हुन कम जन्तते हैं................ उत्तम 
पुरुष जितना अधिक जीबे उत्तनी ही देश का उद्ति &,र्त॑ है... हू० दण।नन 
सगस्दी, अश्विन ३ श्नित्रार स० १६८५ वि०?? 


महार,ज प्रतापा5ड के निजू शर्गर सेवक मद्दाशय लद्द ण॒ के हृर॒प में थकिध् का 
अंकुः पदिले पल उगा | ऋषि दय,नन्द के देवन्त के पश्चात्‌ थिक्रमी सवतू १६४२ 

नपोन आयंसमाज स्थापन जिया परन्तु पर्षात उपस्तिति नहाने के बतरण ६ मास 
में है उसको समाप्ति होगई | सम्बत्‌ू १६४५ में स्वामी भात्करानन्द जी के 
उद्योग स फिर आायंसमाज स्पा .त हुआ. । #। महज प्रताप/ह जी उक्त स्वामीजी 
का "ड़ा आदर करते थे, इस लिये वह उक्त आख्समाज के प्रव्न बने, जोधपुर गाजा 
के : हामन्त्री श्री पंडित सुष्ददेवप्रसद बी. ए., सी. अई. है. मन्‍्त्री बने भोर अन्य 
बात से -औीमानों ने शेप अधिकार लिये । उस समय जोधपुर कं। सार जा ई। समासदों 
व) सूची में सम्लित समकी जातो थी भौर साप्त 'हक अध्ववेशनोंमें दो सहस्त से 
+ विक जन उ'.स्विति होती थी | व्य करणाचार्य पडित ठ कुदास, पंडित गणेशचन्द्र, 
"ंडित भचलेश्वएदि इसी समय उपदेश्द निमत फिए गए थे। 

5300 * 


( शव ) जार्यसामाज का इतिहास 


४ रे 

४- अन्य धर्मो' से सघपे 
ऋषि की मृत्यु के समय झार्यसमाभ और थ्यसोफी का संघष हो रहा था। 
मैडम ब्लैत्दस्फों भोर कर्नल भल्काट भारत में धान की पकी दुई खेती सुनकर काटने 
के लिए भाये थे, परन्तु बह्ां भाकर देखते है तो रंग बदला इुआआ प।ते हैं | अमरीका 
से झाते हुये दोनों चतुर साहसिवर्ग ने ऋषि दयानन्द को भक्ति ओर प्रेम से भरे हुए 
पन्न लिखे । उन्होंने ५दिक धर्म पर भपना विश्वास प्रकट किया, भोर थ्यासोफी को 
झायसम।/न की शाखा ब्नाने का प्रस्ताव बि.या, परन्तु यहां भाकर देखा कि भारत की 
भोली प्रजा के हृदयों पर ग्रासन जमाने के लिये झ्रायसमाजरूपी पायदान पर पर रखने 
की भी आवश्यकता नहीं है | हिन्दू जाति को चेला बनाने के लिये भघेले का मेरूः 
पर्यात है। भारत में झाने के थोड़े समय पीछे ही इस साहसिक-युगल ने ऋषि 
दयानन्द की शिष्यता का बाना उतार कर गुरु का चोगा धारण कर लिया, और 
स्वतन्त्र थ्योत्तरिकल सोमाडइटी की बुनियाद डाली । कुछु दिनों तक भार्यसमाज के 
लेखकों झोर सिपादियों का ध्योसाफिकल सासाइयढी की ओर विशेष ध्यान रहा | 
१८८७ के मध्य में दोनों एक दूनरे को भूलने लगे | ध्योसाफिकल सेंसाइटी ने पार्य 
समाज से उलभना खतग्नक समककर “भद्रे मद्रमिति बयातू! को झपना मूलमन्‍्त्र 


बनालिया ओर झआार्यसमाज ने थ्योसाफ्किल सोसाइटी को भी उसी कोटि में डाल दिया 
जिसमें झोर सैकड़ों सम्प्रदाय पड़े हुए थे । 


प्रझोसमाज के साथ भार्यसमाज की कभी जोरदार टक्कर नहीं हुईं | दाशंनिक बाद 
विव द सदा जारी रहे हैं । ब्रह्मासमाज के साथ जोर से टकराना है भी बहुत कठिन | 
उसके सिद्ध न्तों की दीबार रुई से बनाई गई है। टक्कर लगती ही नहीं । जिसमें प्रतिरोध 
की शक्ति होगी, वहीं टक्कर भी लगेगी | बहुत दिनें| तक झार्यसमाज वेट! के साप्ताहिक 
अविवेशन ब्रह्मोसभाज मन्दिर में द्वोते रहे । 


तीसग सामयिक सम्प्रदाय, जिरुके साथ आर्यसमानज को कईं साल तक उलमामा 
पडा, देवस्माज था | देवसमाज के संस्थापक पं० सत्यानन्द पअ्रग्निहोत्र| के जीवन को 
कथा बड़ी मनो"अनक झोर उपदेश-पूर्ण है जो लोग धर्मों का भ्रनुशीलन मनोमेज्ञानिक 
रीति से कम्ते हैं, बह देवसमाज के उदय भौर अस्त के इतिहास को बड़ी दिलचस्पी से 
पढ सकते हैं । पे: शिवनागयण अप्निहोत्री का सार्वजनिक जीवन एक सन्देह शील स्कूल 
मास्टर की हैमियत से शुरू होता है | धीरे २ वह ब्रह्मेसमाज में प्रविष्ट हो जाता है । 
रवायत है कि जब ऋुष दयानन्द अमृतसर से गये थे, तब ब्रहझ्मोसमजी शिव्रनारायस 
अग्निदोत्नो उनते मिले थे, भोरं बेद पर कुछ भाक्षेप किये भे । ऋषि से कैद की पस्लक 


कृलोय सरह-डूसरा परिज्कोद । ( शैणई ) 


0534 5 आ 5-20 9 आंााआ॥आआणणणणणणा आाााााआआआ ३ माइक कल ३४ ले 
उठाकर हाथ में देदी और अ्क्तेय्योग्य मन्त्र निकाल देने को कहा। अम्निनेत्री जौ 

बेचरे वेद क्या जानें ! उन्होंने विनायत के कुछ लेखकों के बेद सम्बन्धी उदगार पद 

रखे थे , उन्ही के झाघार पर पभ्रक्षेप कर दिया था। जब बहुत देग्तक हूंढ कर 

भी वेद में से कुछ म निकाल रूके तें। छोग हँस दिये | तब से अम्निद्दोत्री जी भार्य 

स्रमाज के दुश्मन हो गये । 


ब्रह्मोसमाज में प्रविष्ट होकर पं: शित्रन रायण ने अच्छे उत्साह से कार्य किया। 
झापकी बोलने की शक्ति अदभुत थौ। उधर बंगाल में बा० केशवचन्द्र सेन बह्लोसमाज 
के आचार्य बन रद्दे थे । बाझी और योग्यता के बल पर वह पूजा पा रहे थे। ख़म्बूज़ 
को देखकर ख़रबूजा रंग पकड़ता है । प॑० शिवनारायण ने भी भाचर्य और पूज्य बनने 
को दिल में ठानकर २० सितम्बर १८८८२ के दिन सन्‍्यास ले लिया | कुछ ही दिन 
पूर्व दूसरा विवाह हुआ था | नई बहू और इच्चों वो सभथ लेकर प० शिवनागयण 
अम्लिद्नीत्री ने सत्यानन्द स्वामी बनकर भगवा घारण कर लिया, झोर घोषणा दी कि 
मैंने दुनिया से सन्‍्यास लिपा है, स्नरी भौर बच्चों से नहीं ।! १प्प८३ में प० सत्यानन्द 
अग्निदोत्री ने धर्मजीवन नाम का एक पत्र निकालना आरम्भ किया । 


नौकरी का त्याग और भगवां स्वामी पं० सत्यानन्द भग्निद्नोत्री को उस ऊचे 
झासन पर न बिठा सका, जिसकी उन्हें चाह थी । उम्र भ्रहभाव पहले से ही देवत्व 
के दावे बी भूमिका बाव रहा था | झार्यसमाज के लेखक भोर प्रचाग्क पहले दिनसे 
ही इस अदभुत जीवन कथा को समाल्लोचना की दृष्टिसे देख रहे थे। समाचार पत्रों में 
अग्नहोत्री जौ के सन्‍यास झर गुरुमव की आलोचना यथा शक्ति की जाती 
थी | उन्हों के उत्तर के लिये 'बर्म जीवन!का जन्म हुआ था | इस समय से पं० सत्या 
नन्‍्द स्वामी और भझ र्यसमाज में जो सघप पझारेम्म हुआ, वह देर तक जारी रहा। 
वह तब तक समाप्त नहीं हुआ जबतक कि ईश्वर का स्थान लेने के भम्लिघी देवगुरु 
भगवान्‌ के धामिऊ दावे दुनिया की दृष्टि में मूलपरहित नहीं होगये । 


प्राचीन मतमतान्तर्त से संघर्ष बरातर चला जाता था, परन्तु भ्रभमी तक विशेष 
जोरदार लड़ाई सनातन धर्मसे ही भाग्म्म हो रही थी ।इस समय की विशेष्ता यह थी कि 
बहुत बड़े रे शासत्रार्थ अभी झारम्भ नहीं हुए थे | कारण यह प्रतीत होता है कि शाज्ञार्थ 
की कला में झभी कोई भी निपुण नहीं हुआ था । शात्रा्थों की पुशनी शैली, जिनमें 
अघच्छेदक की युक्तियां ही भमोघ शक्ति का काम वरेती थी, ऋषि दयानन्द के युक्तिरूपी 
गोलें| से निकम्मी करदी गई थी । पुराने पारिइत्यदूर्ग को वीर दयानन्द के तक तीरों ने 
जजरेब कर दिया भा । दयानन्द की बार प्राचीन पायिडसद्ृत् पर बिजली कस बरह 


( शक ) जायसमाज का इतिहास 


गिरी, और भस्मसात्‌ कर गड्ढे | वह दथधियाग नितम्मे होग्ये। भवरम तू उस  न्‍नूंठे 
बे की मी जैत्र लाला समप्त हांगई | पुर न किले गिर ग्ये, नये बने +हीं, भूमि 
झोर आकाश शून्य से होगये । विरोछयो पर ऐ.। सरोब छाय हृञझ था५ कि उ की 
झाख नहीं उठती थीं, ओर अ८समाज अभी नाब लग था। उसके वीर तथ्यार होरदे 
थे, थ शाप्र थे प्रतक्षितों से चोमुत्री लड़ाई आग्म्त करने वाले थे । 


अन्य मर्ता से आयसनज में मस्ती बर,बर जारी थी | इस प्रकार के समाचार भय 
समाचार पत्रों में बराबर मिलते हैं-- 


“दो शख्प भगवानदास और भगवान्दीन बाशिनदा जबलपुर जो कमरे बनख्वाह 
विरी आग तर पर राई बर हिये ग्ये थे, फिर अप्ने दूर्दम मजहब में 
बमदद आयंसमाज इलादाबाद दाखिल हुए |”? 

झाय सम चार, मेरठ श्रावण १६४१॥। 


अमृतसर से एफ महाशय सम्पादक आयेमामाचार को लिग्वते हैं।''*** लाभमिंड 
में अपनी जोजा के हमारे पास जाये और प्राय.श्चत कराकर शुद्ध किये गये। 


भद्रयद १६४१ 


१५ अगस्त १८८५ की आयपत्रिका में हमें कई ऐमे दृशान्त मिलते हैं जिनमें 
ईसाई था मुसलमान बनते हुए हिन्दू शर्यसमाज के उद्योग से बच गये | दो महिन 
पीछे हम समाचार पत्रो में पढते हैं, कि मिर्ण इम्मुईन (7ईस) और मुन्शीमुगग्ग्रली 
खां नाम्के दो काद्यान के मुसत्मनों को आय्धम में वष्सि रूये । 
अकेले आर्यममाज अमृतसर ने १८८५ में यह दावा फ्िया था कि क्रम से कम ४० 
झादमी उसीके उद्योग से विधर्मी बनते बनते बचे | इन प्रकार हम देखते हैं कि आर्य 
समाज का जोग्दार प्रचार केबल पोराणिक सिद्धान्त मानने वालों पर ही नहीं, इंजन ल 
ओर बाईबिल के भनुयतीर्ण परमभो प्रभाव पेदा कर रहा था। 


४,भींवन कीं उमंग 
इस समय के कार्यकर्ताओं में एक जीवन की उमंग थी, जो शैशव में ही दिखाई 


देती है। तगह २ की स्क्रीमें त्य्यार होरही थीं, भारः विघ्नो के पहाह शतक 
टीकेकी तरद्द गिर रहे थे। मेरठ के अत्यंसमाज में पश्चामोंचर प्रदेशके ] नशा; 


बस रक्त यजम-सहऋ2 १८ ५४ क#व 


लनन स्वरूप जी ने एक प्रस्ताव किया था क्रिप्रान्त में आार्यप्रतिनिधिसभा स्थापित 
की जाय, पंजावमें भी आये प्रातितिधि सभा की चर्चा उठ रही थी। भ्रायसताज लाहीर 
के मन्त्री ने पत्नों में एक चिदठी छपाई थी, जिसमें ऋषेदयानन्‌द के जीवन चरित्नकी 
सामग्री भेजने की प्रार्थना की थी। राजपूताने के रामगढ़ स्थान में कालूगन नाम के 
एक ऋूषिमकत ने १०००० मनुस्यों की सायत्रो देकर दयानन्‍्दमक्त आयेसमाजी बनाश। 
इवर पंजाबमूषण श्रीमती माई भगवती के उद्योग से अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर 


स्री समाज बनाने का उद्योग होरहा था। यह सब नई उमंग भौर नई जिंदगी के 
चिन्ह थे । 


इस जीवन को ज्योति को जीवित रखने के लिये भ्ाजकल के शतसुख उपदेशक 
समाचार पत्र भी जन्म ले रहे थे। भारयसमाचार भारतसुदशाप्रवर्तंक ञआ्रादि पत्र 
ऋषि के जीवनकाल में ही निकल चुके थे । लाहौर से अंग्रेजी के “भार! नामके 
मासिक पत्र ने १८८२ ई० के माच मास में जन्म लिया । उसके सम्पादक मि० बारी 
थे । इस पत्र ने कई साल तक उपयोगी कार्य किया | पछे से पत्र सम्पादन ओर 
बेदभाष्य द्वारा पैसा कमाने का उद्योग करने पर मि० बारी सर्व॑ साधारण की दृष्टि में 
प्रिय होगये चोर भार्यपत्रिका ने अंग्रेज़ी पत्र की भावश्यकता को पूर्ण कर दिया, इस 
कारण झाय बन्द हो गया लाहोरो ६७ए९०७४"४६०॥ 0 43798५०७६ नामक पत्निका 
निकली, उसने भी अच्छा काय किया | ! मई सन्‌ १८८४५ ई० में मुगदाबाद से 
आर्गमाषा का पाह्षिक आ््यविनय! निकलना आरभ्म हुआ | सन्‌ १८-८४ ई० के जुन 
मास में लाहौर से आरयपत्रिक। प्रकाशित होने लगी, भोर उसी वर्ष के जुलाई मास में 
फीरोजपुर से झायंगजट ने जन्म लिया। भारय्रिनय को कुछ दिनों तक चमका कर 
पे० रुद्रदत्त जी सम्पादक झ्रार्य कलकत्ते चल्ले गये, पत्र बेच!रा बहुत दिनों तक सिसकता 
रहा | झा।पत्निका का विशेष उन्श्य डी० ए० वी० क'लिज के सन्न्‍्ध में प्ान्दोलन 
करना था । सिद्वान्तों के संत्रन्ध में प० गुरुदत एम० ए० तथा भन्‍्य के लेखों 
से इस की उपयोगिता को बढ़ाया जाता था। आय गजटठ योद्वा था । इनके अतिरिक्त 
देशहितैपी ( हिन्दी ) मासिक अजमेर से, भ।'पत्र (उदूं तथा हिंदी) बरेली से तथा 
झार्य प्रकाश (गुजराती मासिक) बम्बई से प्राकाशित हो कर झ्रार्थ जनता की धर्म पि- 
पासा को बुमाने का यत्न कर रहे थे। इनमें से मधिकांश प्रायः मतान्तरेंक उम्र - मी- 
दाओं से ही भरे होते थे । परिले से ह्टी भार्य पत्निसरा की लेग्बशेली अधिक संपम्य 
ओर भझविक क्रियात्मक थी । भपने १२वें ही अक में झ्रायपत्रिका ने उस सभय प्रव- 
लित शात्त्रार्थ प्रयाली के विरोध में एक लेज़ प्रद शित किया था। सामान्‍्यतया 
लाइोर के इस साशाहिक का संपादन नहुत योग्यता ओर गम्भीरता से होता था। 


6 ) आ्रयसमाज का इतिद्ाल ( श८हैं ) ध्रायसमाज़ का इनिदास 


३ ०:७५३४०५०९० घहनप/ पेट का आम घट चाट पे मच नाक 23 २८० पक पक #नन 2५ जग जल 2 223. ५क अपार टी गहरा अरक ० आय  अ/ 3८ नि पप अर 
6 हि 
तखसरा पारच्छुदू 


डी० ए० वी० कालिज 


(८लह ईैं०--१ै पर ई 
१-उत्सांह 


एक पुरुष की गृद्दियां बच्चे को जननीविहीन छोड़कर परलोक को चली जाती 
है | एक ज्तणभर के लिये पुरुष को प्रतीत होता है कि उसका संसार नष्ट होगया, वह 
प्रेम का अमृत, जिसके बिना जीवन निःसार है, निराधार होजाता है | वह दुख:मय काल 
होता है । शीघ्र ही पहला झावेग नष्ट होजाता है, पुरुष कौ दृष्टि मातृविहीन बच्चे पर 
पड़ती है, प्रमायृत का सरोवर उमड़ आता है, भौर जो शून्य पेदा हुआ था, वह भर 
जाता है | प्रेम को एक केन्द्र मित्र जाता है | पिता अपने पुत्र को गोदी में लेकर बारं- 
व. चूमने लगता है । उस सम्रग उस्ते वह पुत्र पहले से झधिक प्यारा प्रतोत होने 
लगता है । 


यदों अवस्था पजाब के भार्यपुरुषों की हुईं। ऋषि दयानन्द के वियोग ने क्णभर 
के लिये आय पुरुषों का निस्तब्ध सा कर दिया । उनका प्रेम निराधार द्ोकर भटकने 
लगा | इतने में दयानन्दऐँलोवेदिक कालिज की स्कीम सामने भाई। हृदय में जो 
शून्य उत्पन्न हुमा था, वह भर गया । आये पुरुषों के प्रेम को अपना ठिकाना मिल 
गया | पंजाब की झारयसनाजों के सिरपर एक पागलपन सा सवार दह्ोंगया । उन्हें ऋषि 
का स्मारक, प्रचारक निकालने का साधन, वैदिक स्वाध्याय को जागृत करने का उपाय--- 
सब कुछ डी« ए० वी० कलिज ही प्रतीत होने लगा । उस झनिवार्य आग्रह के साथ, 
जिसके लिये पंजाबी मशहूर हैं, ढो० ९० बी० कालिज की स्थापना का कार्य आरम्भ 
हुआ । पंजाब के आयसमारजों में जो थोड़े से कार्यकर्ता थे, उनकी शक्तियां इसी भोर 
क्षग गंई । 


है. ०722 %मकन्लकट:3- कम अ्न्यन्लक-७००फाफ पक काकतककनय-क-७ कक क- कक कक माफ पक क०कफाफक +सुइ+ कक कक +क कक ७ का ण इस 3 25०23.) ० २.५ + ५ अमन ल्‍+# 09 धान धन ॥ त«%-तापिल्‍का... की 3.७७ 3१७०० ५०००७ का... 8५००३ धर कनरी ५ अमकन+० “रन कमीज अमीर धो की फलीफत + 


हम जिस प्रचाग्युग का इतिहास गत परिच्छेद में लिख झाये हैं, उसने पक 
वैदिक शिक्षणालय की भावश्यकता को भर भी भझधिक सिद्ध कर दिया। प्रचार वे 
उत्साहकाल में हो प्रचारकों के. भाव का अनुभव हुआ करता है। उस समय सभी 
प्रचारक थे, परन्तु वह पगपग पर अनुभव करते थे कि जबतक शास्त्रों के जाननेवाले 
वाग्मी प्रचारक न हों तबतक कार्य खुब्नसूग्ती से नहीं 'वज्ञ सकता | विशेषतया लाहौर के 
आर्यपुरुषों मे तो कालिज को भपने कार्यक्रम का पहला भाग बना लिया। डी० ए० 
बी० क।/लिज के आन्दोलन को फेलाने के लिये आार्यपत्रिका निकाली गई, झौर जिस 
सबकमेटी की चर्चा पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं उसके सिव्रा एक और सबकमेटी 
बनाई गईं जिसके निम्नलिखित सभ्य थे--- 


१.  ला० लालचन्द एम० ए० प्रधान 
२. ला» मदनससेंह बी० ए० सेक्रेटरी 
३. ला० भमोलकराम 

३. ला० जीवनदास, 

५. ला० मुखदयाल 


हैं. ला० बटालियागमः 


यह कमेटी नियमपूर्वक झपने रजिस्टर रखनी थी। एकत्रित चन्दा झागरा बंक में 
अमा किया जाता था। 


इस कमेटी में एक नाम का झभाव खटकता है | पे० गुरुदत्त एम० ए० डी० ए० 
वी० कालिज के जन्मदाताओों में से थे। शिक्षणालयसम्बन्धी आन्दौलन के दिमाग़ 
ओर आत्मिकबल गुरुदत्त विद्यार्थी ही थे | उनका नाम कमेटी में नहीं दिखाई देता, 
जिसका कारण स्पष्ट है। वह आन्दोलन के गुरु ब्राह्मण समभे जाते थे | वह भाव के 
प्रचारक थे, उन्हें प्रबन्ध के कमेले से अलग ही रखा गया था। झ्ञार्यसमाज के 
उत्सवों पर अधिकतया कालिज के नाम पर आप ही अपील किया करते थे। इन 
दिनों ला० लाजपतराय हिसार में विकालत कर रहे थे | डी० ए० वी० कालिज 


के लिये उनका उत्साह प्रारम्भ से ही प्राकाशित होरहा था । प्रार्यसमाज 


( १८८ ) शार्यस्रमाज का इतिहास 


के मैदान में उनकी भाषणशक्ति की भी धाक बंधनी झारम्म हो गई थी। उन्हें मच्छे 
त्रोलनेवाले समका जाता था। कई स्थानों पर जाकर ला० लाजपतरात जी ने व्या- 
स्थान दिये झोर चन्दा एकत्र किया । १८२४ में साधु रमताराम ने लाहौर में कालिज 
के नाम पर झादा फरड खोला, जिशमें महुत कामयाबी हुईं । 


म्म्म्म््म््तन्रहः 
कर 


२-उह श्य 
ढौ० ५० वौ० कालेन के उद्देश्यों के स्रम्वन्ध में स्थये कुछु न बड़कर इम कालिज 


कौ पहली रिपोर्ट के कुछ उद्धरण, ला० लाजपतरायजी कौ 7७ 47८9६ 80706] 
नाम की पुस्तक से लेकर देते हैं । 


४ इन आवश्यक विचार्रो स्ले प्रेरित होकर हम एक ऐसे शिक्षणालय की स्थापना 
करना चाहते हैं, जो वर्तमान प्रणाली के गुयों की रक्षा करता हुआ उसकी छटियों को 
पूरा करे । मुख्य उददृश्य यह होगा कि-- 


( १) राष्ट्रीय भाषाओं के स्वाध्याय को उत्साहित क्रिया नाय भौर अशिक्षित 
ज्लोगों। को एक “ंखला में बांधा जाय । 


(२ ) प्राच्रीन संस्कृत के भध्ययन पर जोर देकर सदाचार झोर धर्म सम्बन्धी 
ब्ान को फेलाया जाय । 


( ३ ) निय्मपूर्वक जीवनद्वारा स्वास्थ्य झौर शक्ति सम्पन्न भीवन को पैदा 
किया जाय । 


(४ ) अप्रेजी साहित्य से पर्याप्त परिचय पैदा किया जाय । 


(४ ) तथा भोतिक भोर क्रिपात्मक विज्ञान के प्रचारद्ारा देश की भाषिक 
उन्नति को सद्दायता दी जाय | 


घोषणा संम्था के जारी द्ोने से पूर्व कौ गह थी। संस्था के बन जाने पर 
सोताइटी को रजिप्टड कणाया गया। उद्च सभ्य संस्था के निम्नलिद्ित उद्देश्य 
लिखते गये थे । 


क़्तीय खरड- तीखरा प्च्छेर | ( १ैघ६ ) 


[नाक -3-ध-म-य-क-क-कऋष"पत):स०क-क-क-+कंटककप्कनक-क-फन्क कु कमकन्सन्कृन्क-पन्य-क-क-क फन्कनकन्कट संष्म॥१०७० ३० क-्क-पक-क-क- कम्कनक-११०क-क भें “० क- ४० कप्कन्क०क-जु-क-5>३०के ४ जौ: शेट७ कप०१ सनक 3०5-+%९>कम बमकुसुनफर-मडुपक०* ००:९६ 2७83 एम 
'हिे, हम /०५."#५ कक # कर ध१५ ५ #५.#नमे. मर. ३ ०५ 4०%, अन् क..क #*ि #७५./7९९/ #% #>५ आ #५ ५. /#न१ ५ कर #न्यार,#०५0#्, ५ 4व #९ )2%.48५ # 22९५ ० +थ, 2 १५, #*५/-९८०७ 20५//०९,/#७ #+ #*% श्र ५ 20.4 #५ 2१ 6९ #75 पी की हनन. अिकीकन#, 


(१) हिन्दू साहित्य के अध्ययन को उत्साहित उन्नत-और झाजश्यक करना । 


(१२) प्राचौन संस्कृत झोर बेद के अध्ययन को उत्साहित झौर आवश्यक करना। 


( हे ) भग्रेज़ौ सादित्य, कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक विज्ञान बंगे उत्साहित और 
झावश्यक करना | 


आर्य पत्रिका में भी कालिज के उदृ्यों के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट किये 
गये थे । मुख्यतया तीन उद्देश्य बताये गये थे | हिन्दू साहित्य की रक्षा वैदिक तथा 
झाय॑ साहित्य की शिक्षा और पश्चिम की भाषा झोर विज्ञान से अपनी भाषा और 
विज्ञान को पुष्ट करने का प्रयत्न यह तीन उद्देश्य थे, जो झनेक प्रकारों तथा नामों से 
मतलाये जाते थे। उस समय से लगभग ३६ वर्ष पीछे १६२१ में /लोवेदिक कलिजकी 
कड़ी झालो वना करते हुर 'स्त्रामी दयानेद सरस्वती और झायसमाज की मोजूदा हान्नत” 
माम के देकट में ला० लाजयतराय जी ने कालिज के निम्न लिखित प्रारम्भिक उद्देश्य 
बतजाये हैं-- 


“दयानेद ऐग्लॉग्रट्रिय कालिज के ब/नियान का यह मन्शा था, कि संस्कृत भौर 
हिंदी की ताल्लीम को भेग्रजी तालीम के साथ लाज्मी करार देकर वह उन नुकायस को 
दूर कर सऊे जो एक तरफ महज़ संस्कृत की तालीम से झोर दूसरी तरफ महज श्ंग्रेजी की 
तालीम से पैदा होते हैं । उनकी गरण यह थी कि तालीमयाफ्ता जमाझञ्मत झोर झवा- 
मउल्नास के दर्म्यान जो दोवार हाल होती जःती.है उसको दूर किया जाय, ऐसी तार्ल मु, 
दी आय जितसे तालीमयाफ्ता लोग अवामउलल्‍नास के साथ ऐसे महरे ताहलुकात पैदा 
कर सकें कि उनके एयालात का झसर आम हो?! | 


इन उद्धारणों से बहुत सी जगह घेरने का लक्ष्य डी. ए. वी. कालिज के उद्ें- 
शय को स्पष्टता के साथ दिखाना है | दों बातों की भोर विशेषतया ध्यान ।खैंचता है । 
एक तो इस भोर फ्ि उस समय के किसी भी लेख में डी. ए. वी. कालिज वो भार्य 
समाज के लिये उपदेशक तैयार करने का साधन नहीं बताया गया, झौर दूसरे इस 
'झोर कि भारत के प्राचीन इतिहास को वर्तनान विज्ञान की भपेज्ञा पहिला दर्जा दियां 
गया है | इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें उन बहुत से कगड्ों को समभने 
में सह्ुलियत होगी, जो भागे वैदा हो गये | प्रारम्भिक उद्देश्यों के लिखने वाल्ले मह्दा- 
झुमावों ने बड़ी सावधानत्ता से काम॑ लिया था | डौ. ९. बौ. कालिन सम्कस्धी प्रारश्मिक 


( १६० ) धार्यसमाज का इतिदास 


हिह 7 जल 
साहिन्य में हम घामिक झावश्वकताओ का बहुत ही कम निर्देश पाते हैं । उनमें राष्ट्रीय 
(४४५६४०४४)) दृष्टि को ही प्रधान रक्‍खा गया था । 


यह कहना कठिन दै कि भारय जनता ने डी. ए. वी. कालेज के प्रारम्भिक 
सचाल्लकों की सावधान भाषा को समझने भर उसकी तह में जाने का यत्न किया था 
था नहीं ! जहां तक सर्व साधारण के जोश और उढ्गारें के चिन्ह मिलते है, यद्दी 
प्रतीत होता है कि वह लिखित शब्दों की भोर नहीं जा रहे थे। वह डी. ए. बी. 
कालिज को ऋषे दयाननदर का स्नागक ही नहीं, प्रतिनिधि भी मान रहे थे। उनका 
जोश सचालकों की कानूती ओर सावधान भाषा से उत्पन्न नहीं हुआ था, उनका जोश 
दयानंद और वेद के नाम पर पेदा हुआ था । रुपया प्राचीग साहिय और साइंस को 
मिलाने के लिये नहीं बर्सा था, ऋषि की यादगार में वेद पढ़ानेवाले 
शिक्षणालय की स्थापना के लिये बरसा था। इसमें भी सन्देह नहीं कि डी० ए० बी० 
कालिज के संचालक परिस्थिति को खूब्र समकते थे और मौग्िक अपीले। में दयानन्द 
झोर वेद के नाम को ही दुहराते थे। सर्व साधारण के सामने पूर्व और पश्चिम के 
मेल को गहरी फिलासफी,, नहीं रखी जाती थी । इस प्रकार प्रारम्भ से दी दो प्रकार 
की विचारलहरें एकसाथ चल रही थीं। कागज पर सरकारी तौर से बहुत परिमित 
लक्ष्य रखा था, परन्तु जनता दूसरे ही विचार से मस्त थी | मौखिक अप॑लो में डी० 
ए० वी० कालिज के सम्बन्ध में जो विचार रखे जाते थे उनके कुछ नमूने नीचे 
दिये जाते हैं । 


३--अपील 


श्य८ई ई० में लाहोर आर्यलवाज के अवसर पर डी० ए० वी० कालिन के 
लिये ला० लाजपतराय जी ने ओर पं० गुरुदत जी ने अपील की थी। लाला 
लाजपतराय जी ने झपनी झपील के झन्त में जो शब्द कहे थे उन्हें २ भा १८८६ 
के अक में झार्य पत्रिका ने निम्नलिखित प्रकार से रिपोर्ट किया है। 


४प्ञ6!8ाव 2769; 807888 पएणा 06 वंशायशा०० 8९"शं०8 जछंटी। (9 
जनक जगत #0प्रतेश०8तैं 00 006 60पराए9, 89 ९०फ८॑प्रते०१ ४ए 889॥7 2 
प80 700 079 89प्रौते ६86 998096 ०६ [परवं॥ 5प्डटल०० ६0 60७ 00॥०29 
प्रपराब8 090९2७7३७ 06 0० इंग्रा३7९३ त०६ 0९ ३०8६४ प्रव७ प्रधवे९० जाली 


६969 5907 खैब्ते कांप फिछा 9ए ते९ए0०म।ह गांड [0 व टघ्र३७ 0प५ ध|$० 


980998७ 0९ ६06 ए7५ 0। शाठक्प्व छाते 78॥27008 €0प८४६४0%9, 


वक्ताने उन अध्यात्मिक सेवाओं पर जोर दिया, जो स्वामी दयानन्द ने देश के 
लिये की है भोर समाति पर कहा कि केवल इसलिये देशव्राशियों को कालित की 
सहायता न करनी चाहिये कि वह स्वामीजी के सेवाम्य जीवन के उपकारों के बोझ के 
नीचे दबे हुए हैं, परन्तु इसलिये भी कि इस समय सदाचार ओर धर्म की शिक्षा का 
नितान्त अभाव है। 


अगले वर्ष लाहौर आार्यसमाज के उत्सव पर पं० गुरुदत्त एम० ए० ने डी० ए० 
वी० कालिज के लिये अपील की | आपके व्याख्यान का सागंश यह था कि ब्रक्नचर्य के 
बिना जीवन दुःखमय होरदे हैं । जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रहते वह आत्महत्या के पाप के 
भागी होते हैं । बरह्मवर्य तथा झन्‍य धर्मों का पालन करना असम्म्व्र है जत्रतक कि 
हम वेद तथा शास्त्रों की सहायता न लें । डी० ए० वी० कालिज से देशको बड़ा लाभ 
होगा क्योंकि उसमें धर्म शास्त्रों तथा घम का ज्ञान कराया जायगा । 


यह अपीलें प्राम्मिक दशा की हैं । ज्यों २ समय वीतता गया, डी० ए० वी० 
कालिज की अपीलों में बेद और शास्त्रों की शिक्षा पर ओर भी अधिक बल दिया 
जाने लगा। १८८८ ई० में लाहोर झआार्यसमाज के वापिकोत्सव पर फिर प० मुरुदत्त 
जी ने ही अपीक्ष की । आपने बताया कि वर्तमान विज्ञान मनुष्य की आत्मा को शान्ति 
नहीं देसकता । बेद में ही शान्ति देने की शक्ति है | वेद के भ्रध्ययन से ही संसार का 
उद्धार हो सकता है। अन्त में ब्याख्याता ने कहा कि जिस किसी रंस्थामें वेद पढ़ाने 
का प्रबन्ध हो, उसे सहायता देना भार्यमात्र का कत्तेब्य है। आपने किसी संस्था 
विशेष का का नाम नहीं लिया, लोगोंने स्वयं ही समक लिया कि डी० ए० वी० कालिज 
के लिये अपील की गई है | कालिज का नम क्यों नहीं लिया गया, इसके कारण 
पर हम इस समय प्राक्ाश नहीं डालना चाहते | हमे केश्नल इतना ही दिखाना है कि 
जहां लिखित अपीलों में कानूनी सावधानता को क, ., लाकर डी० ए० बी० कालिज 
को केवल राष्ट्रीय संस्था बतला।ने का यत्न किया जाता था, वहां सार्वजनिक मौखिक 
अपीलों में वेद शास्त्न ब्रह्मचर्य आदि के नामों को ही अधिकतया दोहराया जाता था। 
झाय जनता लिखित माषा की पेचीदगियों में नहीं जाती थी, वह दयानन्द ओर वेद 
को ही भागे रखती थी | हम इस प्राकार प्रारम्भ से ही दो प्रकार को लहरों को चलता 
देखते हैं | यही दोनों लहरें धोरे २ रद होकर पार्टी के रूप में परियत *ीगई । 


( ११२ ) आयैसपाज का इतिहाख 


ड-जत्साह 


उत्साह का स्थूल रूप दान है। किसी सार्वजनिक संस्था के लिये जनता में 
उत्साह है या नहीं इसकी परख झाथिक सहायता से होती है । इस कसोटी पर पंरख 
कर दख॑ प्रतीत होता है कि प्रारयसमाज में उस समय डी० ए० वी० कालिज के लिये 
बढ़ा उत्साह था। ऋषिकी मृत्यु के कुछ समय पीछे ही लाहोर में जब सभा हुईं तो 
८८०००) एकत्न हुआ | इस राशि में झाय॑ ललनाओं के आभूषण भी शामिल थे। 
आज देखने में ८ सहस्त्र की रकम छोटी दिखाई देती है पगन्‍तु उस समय की दशा 
यें बहुत मिन्न थी ! रुपया आज से महंगा था; सराविजनिक कार्यों के लिये दान देनेको 
आदत लोगों को न्द्दा पडी थी, ओर आर्यसमाज में धनी पुरुषों का भाव था। लाहौर 
के मुठ्ठी भर भार पुरुषों में से कोई भी उस समय लखपति कहाने के योग्य नहीं था। 
उस समय के ८ हजार झाजके २० हजार के बराबर थे। १८८४ मे हमें समाचार 
पत्ो में पढ़ते है कि कलिज के लिये २० हज,र रुपया इकट्ठा होगय। है । 


पंजाब में आार्यसमार्जों के उत्सवें पर डौ० ए० बी० कालिज के लिये ही अपीले 
होती थीं। अपील करने का काम पं०गुरुदत एम० ०० आर ला० € जय।गय के 
सुउद था। पं०गुरुतत्त की योग्यता और घाश प्रव्र ह भाषण शक्ति जनता पर अदभुत असर 
रखती थी । ला० लजपतठराय की ञझोजस्वी वाणी प्राग्म्म से ही सत्कार पा रही थी। 
कभी २ टि-यून के सम्पादक मि० मजुतगार भी डी० ए० बी० कालिज के लिये भपील 
किया करते थे | साधु रमताराम पंजाब के एक उत्स ही कार्यकर्ता थे | बोलने में तेज, 
कार्य में अनथक, स्वभाव में अक्ख्ड, लगन के सच्चे साधु रमताराम ने डी ० ए० बी० 
कानजिज के लिये कुछ सालों तक खूब काम किया। ल होर में भाटा फेड चलाने का 
श्रेय साधुजी को ही था। 


उस समय जिन दानियो ने पुष्कल ? शियां देवर संए”ा के संचालकों के उत्साह 
को बढ़ाया, उनमें से दो के नाम >+िशेषतया स्मण्णीय हैं | म्यानी के ठेकेदार मलिक 
ज्वालाप्रमादजी ने ८०००) का इकट्ठा दान किया । मलिकजी की ञञासमाज के लिये 
दान की यह पहली किश्त थी | भगली किश्तें बराबर झाती रेहीं। सन्‌ १८८६१ ई० 
के भर्यतमाज लाहोर के वाबिको मव. पर आपने दो मौहध्सी चाहत, दो मोरूसी 
मकानात, औरतों के कुल जेवगत और बाक्की कुल जयदाद के चौथे हिस्से की वसी- 
यल ऐंस्लोगैदिक काहिज के नाम कर दी थी । इसके झतिरिकत और भी बहुत सी रकमें 


ततीय खयइ-सौसरा परिच्कैद । (१९३ ) 
समय समय पर आपसे अंर्य समाज को प्राप्त होती रही | डी. ९. वी. कालिज के लिये 
दूमरी बड़ी रकम भेरों वाल के रस बाबा नारायणार्तह से प्राप्त हुईं थी। भापने भमृतसर में डी. 
“ए.वी. स्कूल खोलने के लिए १० दस हजार रुपये नकद भौर ५० हजार की कीमत के गांव दान 
में दिये थे, जो पीछे से उनके पोते ने नालिश करके वापिस लेलिये थे । आसमान में 
मध्यम श्रेणी के लोगों की भधिकता उस समय भी थी भौर अब भी है | बड़े २ दान 
उत्साह को बढ़ाने के साधन होते थे, परन्तु खजाना छोटी २ राशियों से ही भरता 
था | कई भायंसमाजं निश्चित मासिक चन्दा देती थी। मुल्तान झ्ार्य समाज से ३०) 
मासिक, लुधियाना झाये समाज से २१) मासिक, गुजरानवाला भार्य समाज से १४५) 
मासिक के लगभग सहायता प्राप्त होती थी। भपनी थोड़ी सी ञझाय का जितना भ्रधिक 
भाग झाय॑ समाजी लोग दान में देते हैं, भनुपात से शायद उतनः दान दुसरे किसी समाज 
के लोग नहीं देते | सारांश यह है कि डी. ए. वी. कालिज, पेजाब क भाय पुरुषों के 
लिये एक लाइला उद्देश्य हो गया । पं० गुरकत्त जी की महत्वपूर्ण सहायता, ल!« 
लाजपकऋय जी की तेजस्वरिनी वाणी, भौर खा० हंसगाज जी की जीवनाहुति ने पंजाब 
की शिक्षित मेडली को क|लिज के पीछे पागल सा कर दिया । 


५१--लाला ह सराज थी० ए० 


जिस व्यक्ति के स्वार्थत्याग ने डी. ए. वी. कालिज के संचालकों के उत्साह 
क्यो कई गुना कर दिया, उसका जन्म होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक कस्बे में 
हुआ था। झापके पिता का नाम चुनीलाल था। जिस समय उनका देहांत इश्रा, 
हेसराज जी के बड़े भाई ला ० मलकराज जी की भायु १५ वर्ष की भोर उनकी अपनी 
आयु १० वर्ष की थी। पिता के मर जाने पर बड़े भाई ने ही बालक के लिये पिता का 
स्थान ले लिया। ला० मलकराज भला ने लाहौर में आकर रेलवे में नौकरी कर ली, 
ओर दंसराज जी पढ़ने लगे । परिश्रम भोर बुद्धि ने भपने फल दिखाये । चाप भ्च्छे 
विद्यार्थियों में समझे; जाने लगे। बालकावस्था से ही भाप के हृदय में धम्प्रीति उत्पन्न 
होने लगी थी। झापके स्कूल के हैडमास्टर ईसाई थे। एक र.ज वह भाग्तवषं का प्रामा- 
“ गिक इतिहास (१) पढाते २ कहने लगे, कि प्राचीन भार लोग पत्थरों और हक्षों कौ 
पूजा किया करते थे। झ्ाप ने इस निर्मल स्थापना का विरोव किया । विवाद यहां तक 
बढ़ा कि आप को दो दिन के लिये स्कूल छोड़ना पड़ा । 


(८८० ई० में हसराज जी ने ऐंट्रल्स परीक्षा, भौर १८८५ ३० में बी. ए. परौक्षा 
पास कौ। परीक्षा के उत्तीण विद्याथियों में झापका नम्बर दूसरा रहा | विद्यार्थीकाल में ही 
आप आर्यसमाज के सत्संग में झने जाने लगे थे। उन किनें| भरा समाज लाहौर 
में एक हद आत्मा का निवास था। वह एक छुगन्बित फूल था, जिसके साथ ससभ होते 


है १३७४ ) (१३३) 3 मयिसमाज का पद अापमलर अआयेसमाज का इतिहास - 


रा न्््य्ट्र 2 आक ३ कि+ ० अति जत5३८००++ न ९५ चत५ज री अमर 
श 


#कमभ्यामभकामुण्म इन कम्पदम पाक भण मामा 


ही सुगन्ध पैदा हो जती थी । भायंसमाज के प्रधान ला० साईंदास थे। नवथुवक 
हंसराज को उन्होंने पदहिचान लिया, झोर उसमें धम की लाग ज्गानी भारम्म कर दी 
जब ला०सांईदास जी ने दंसराज जी की हृदयभूमि को हल से खूब नरम भौर तप्यार 
कर दिया तो एक दूसेरे महपुरुष ने उस में धर्म का बीज बोया । कालिज में प्रविष्ट 
हो जाने पर ला० इंसराज जी पं० गुरुदत जी के संखग में भाये। झाप पे० नी के 
गहरे मित्रों मोर सहयोगियों में से थे । 


१८८७ हैं? में भाप बड़ी सफलता के साथ बी. ए. परीक्षा में उत्तीय हुये । 
उधर पजाब की झारय समाजों में डी. ए. दी. कालिज के लिये उत्साह उमद् रहा 
था। जोश था, घन था, इच्छा थी, परन्तु नई संस्था के लिये किसी योग्य हैडमास्टर के 
न मिलने से सम्पूर्ण भानदोलन निराशामय सा प्रतीत होता था। उस समय ल्ा० हंतराज 
जी ने अपने झाप को सेवा के लिये पेश किया | भ्रप ने बिता बुछ बेतन लिये 
डी. ए. वी. स्कूल में कार्य करने की इच्छा प्रकट की | अन्पे को भांख म्ली | डी. 
ए. वी. कालेज कमेटी का उत्साह दसगुना हो गया, और प्रांटभर में एक जोश की 
लहर चल निकली । आये रामाज दी उस समय की परिभाषा में “ ह्ला० हंसराज की 
उस कुर्बानी ने डी. ए. वी. कालिज को मुमकिन घना दिया ।”? 


१-ढी० ए० वी० स्कूल को स्थापना 


लम्बा परिश्रम प्न्त को फर्ल मूत हुआ । १ जून १८८६ के दिन आरंसमान 
मन्दिर लाहोर में एक सःरवजनिक सभा हुईं | विचार तो यह था कि स्कूल की स्था- 
पना धूमधाम से की जाय, परन्तु जून के महीने को लोगों के एकत्र होने के लिये उचित 
नहीं समझा गया। बड़े उत्सव को ढिसी दूसरे सम्यके लिये मुम्तवी करके 'स्वल्पारम्म! 
पर ही सन्‍्तोय किया गया। प० गुरूत्त विद्यार्थी एम० ए० ने एक प्रभावशाली व्या- 
स्पान में डी० ए० वो० कालिज के उद्देश्यों का वर्णन किया | श्रगले दिन आर्यसमाज 
मन्दिर में ही लड़बों की भर्ती अरम्म हो गई । जून मास में भर्ती होने से विद्यार्थियों 
से काई प्रवेश कौ फ़ोस नहीं ली गई । प्रारम्भ में रकूल का निम्नलिखित भ्रध्यापक- 
वा। नियत किया गयः। 


१ ला० इंसगज वी० ९० हैडमास्टर 
२ ला दुर्गाप्रसाद सेकेंड मास्टर 

३ भाई सोहनसिह सायेस के अध्यापक 
४ ला० देवीदयाल गणिताध्यापक 


त- ८ मभ-ञ तो दर तीखा पत्छेश ततोय खडद्ड- तीसरा पणतण्ण्छिश | 8... (१६५४ ) 


जय ढक 25 2 हे हक कक हे. ०5 जी ही. अत अर वतसाथ; 7 धर ##ए तभथ, अब 2 जे ये, ७ न 2म अमर बे तरथ ध्थ जब. 3 /७ 20० < #% “बैक 


५ पे० भ्रीऋष्ण शास्त्री, फ्रयम संस्कृताध्यापक * 
है पे० मुनीराम विशग्द, द्वितेय संस्कृताध्यापक 

छ पृ० मनीराम विशारद, प्रथम हिन्दी शिक्षक. 

८; पे० मुलराज, द्वितीय हिन्दौ शिक्षक 

& पं» दरनामदास, प्रथम उदू शिक्षक 
१० ला० प्योरेलाल, द्वितीय उ्दू शिक्षक 
११ ला० फर्गूगाम 


इस प्रकार ११ प्रध्यापकों की मंढली ने ऋषि के स्मारक की बुनियाद रखी | 
प्रारम्भ से ही यह स्कूल सर्वसाधारण का प्यारा बन गया। पहले ही सप्ताह में 
३५४० बालक भर्ती हो गये | दूसरे सप्ताह के अन्त में छात्रों की संख्या ५०० तक 
पहुँच गईं | जूत का मदीना समाप्त होते २ स्कूल में ६०० छात्र पढ़ने लगे | पहले 
क्वण से डी० ए० वी० स्कूल ने विद्यार्थियों में जो प्रियता प्राप्त की, बह बढ़ती गईं, 
यहां तक कि किसी दिन लाहरे में संख्या में सत्र से बड़ा स्कूल डी० ए० वी० स्कूल झोर 
संख्या में सब से बड़ा कालिज डो० ए० बी० काल्निज हो गया। 


६--उनच्नति और शृढ़ता 


डो० ९० वी० स्कूल की स्थापना के पीछे उसकी प्रसिद्ध प्रति दिन बढ़ती गई । 
संच 'लको ने स्थिरता उत्पन्न करने में भी कोई कसर न उठा रखी। २७ अगस्त १८८ 
को दयानन्द ऐंग्लोवैदिक कालिज सोसाइटी की रजिस्दी करा दी गई । रजिस्ट्री के 
समय सोसायटी क दो उद्देश्य बतलाये गये थे | 


( १ ) पंजाब में दयानन्द ऐंग्लोवैदिकम्कूल कालिज तथा झाश्रम की स्थापना । 

(२ ) शिल्प कौ शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताये उद्घोषित की गई थीं । 

(१ ) हिन्दू साहित्य ( २ ) प्राचीन संस्कृत साहित्य २ रे ) भर अंग्रे.) भाषा 
तथा पाश्चत्व विज्ञान के शिक्षण फाः बल देना । रजिस्टड हाते रानय सोस,इठा के 
मुख्य २ समासद्‌ निम्नलिखित थे | 


ला० लालचन्द्र एम० ए०, प्लीडर चौफ़कोर्ट प्रधान 
ला० ईश्वरदास एम० ए० प्लीडर रावलापैंडी प्रधान 
मलिक ज्वालासहाय ठेकेदार 

ला० मदनसिंह थी० ९०, मंत्री 


(१६६ ) झरा्येसमाल का इतिहास 


ला० सांददास प्रवान भार्यसमाज लाकर समासद 
ल्ाब काशीराम प्लीडर मुल्तान 
् क् शुद्दत्त एम प्‌ 
राय मूलराज एम० ९० 
ला« गंगाराम सिविल इंजिनियर 
ला० द्वारिकादास एम० ९० प्रिन्सिपल मद्देन्द्र कालिम पटियाला इत्यादि 


आश्रम बनाने का निश्चय पहले से ही हो चुका था। मेमोरैण्डम में भौ भाश्रम 
की चर्चा थी। भाश्रम के नियम पद में ही प्रकाशित कर दिये थे। नियमों की 
विशेषता यह थी कि भाश्रमे में रहते हुए कोई बालक विवाह नहीं करा च्रकता था। २० वर्ष 
से ऊंची उमर का युतक आश्रम में नहीं भा सकता था। निपम प्रकाशित दोगये, झोर 
उन पर विचार द्वोता रहा । स्कूल के समीप ही ला० तनचन्द दूगल का मकान किराये 
पर लेलिया गया। उसे यथासम्भव विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाकर १२ अप्रेल 
रैप८६ को चाश्रम का उद्वाठन कर दिया गया। मा दुर्गाप्रसाद जी भाश्रम के अध्यक्ष 
बनाये गंये। प्रारम्भ में तो थोड़े ही बोर्डर भर्ती हुए परन्तु शीघ्र ही इतने प्रार्थना पार 
आगये कि भ्रधिकांश को भस्वीकृत् करन पड़ा. | 


7 


... थोथा परिच्छेद 


झाय प्रतिनिधिमभाओं दी स्थापना। 


(८८६ हैं०---- ८८७ ईं* 
१, वद्किपर्मप्रचार 

जिन दो वो में पंजाब के धरर्यपुरुषों ने अनथक परिश्रम करके डी० ए० वी०, 
स्कूल को स्थापित कर दिया, उन्हीं दो ब्धों में झायंसमाज के संगठन को मज़बूत बनानें 
के लिये भी बहुत सा कार्य हुआ | बहुत सी नई झार्यसमार्जे स्थापित हुईं, पुरानी 
झार्यसमाजों के सभासदों की संख्या बढ़ती गई, झौर सबसे बड़ा काम यह इुआ कि 
आर्य प्रतिनिधि सभाओं का संगठन हो गया | भार्यसमाज के प्रवार और बलमम्पा- 
इन की दृष्टि से भी यह दो वर्ष स्वर्गीय रहेंगे । यह भार्यसमाज के उत्साइ का समय 
था । नया जोश भार्य पुरुषों के रुघिर को वेग से दौड़ा रद्दा था। दुनियाभर का विरोध 
परस्पर प्रीलिं को पैदा करके भर्यत्व के नाते को रुधिर के नाते से भी भ्रधिक 
मज़बूत बना रद्दा था| परस्पर मतभेद को दामा किया जाता था, शार्यपुरुष एक दूसरे से 
इतनी सद्दलुभूति एखते थे कि छोटे २ संघर्ष कोई अतर नहीं पैदा कर सकते थे। 
आार्यसमाज रूपी शिशु प्रकृति कौ /चोटों को सइता हुआ निरन्तर उन्नति कौ झोर 
कदम बढ़ा रहा था । 


१८्८६-(प्प७ के दो ब में लगभग डेढ़ सो नहै समाजों कौ स्थापना का पता 
अक्षता है। ! पट के आरम्म में हम झा समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित 
हुआ पाते हैं कि (प्पप६ में ६३ या ६५ नई समाज बनी। भगले वर्ष का हिसाब 
देखने से भी ऐसा झनेभान,होता है कि ८० से कम समाजों की स्थापना नहीं हुई। 
इन दो बौ में भार्यसमाज के प्राचारकों को संख्या बहुत बढ़ गई । स्वा० भात्मानन्द 
जी और स्वां० ईश्वरानन्दजी के भतिरिक्त कई नये सन्‍्यासी भी मेदान में भा रहे 
ये । स्वामी स्वात्मानन्दजी कौ भच्छी घूम थी । वह विद्वान झोर सुवर्ण थे। भाय॑ 
समाजें के उत्सवों पर उनके ब्याख्यानें को बड़े चाव से सुनाजाता था, परन्तु प्रतीत 
रेहः है कि मोलिर दिकृन्तों पर उनका मनदूत विश्वास नी था। चार साल माद 


( १क८ ) शार्थसंमाज का इतिारँ 


८६० में भापने आर्यसमाज को छोड़ दिया | उस समय लाहौर की भाय॑ पत्रिका ने 
लिखा था कि जब हम देखते हैं कि ईमानदारी से वह भार्णसमाज के लिये काम नहीं 
कर सकते तब हम सममते हैं कि उनका भी आायसगाज से जुदा दोना ही भ्रच्छा है | 
उसमें उनका भी भला है और सत्य का भी भला है ।”” 


साधु ग्मताराम का नाम विशेषतया उल्लेखपेग्य है । साधु रमताराम कट्टर धर्म 
भक्त थे । भोंयंसमाज में उनकी खरी झोर अनन्य श्रद्धा थी । उद्योग में भाव अनुपम 
थे | खरी भर सीधी सुनाने के कारण झापसे अपने भौर पराये सभी नाराज़ हो जाते 
थे परन्तु आपके घर्ममाव का सभी जगह आदर था। प्रचार में भौर डी० ए० वौ- 
कालिज की सहायता में झापने बड़ा भारी काम किया जिसकी प्रशसा उस समय के 
प्राय: सभी समाचार पत्रों में मिलती है। झ्रापकी भाषा अधिक कठोर थी | उसकी शिका- 
यत भी आर्यपत्रिका सद्ग प्रचारक भादि समाचारपत्रों में पाई जाती है। 


स्‍्वा० आलाराम उस समय अर्ण॑ममाज के उपदेशक थे। पौराणिक मत के खण्डन 
में छोटी २ दो एक पुस्तिकायें भी उन्होंने लिखी थीं। द्वबे में कई भार्णसप्राज स्व्रा० 
अलाराम के उद्योग से ही स्थापित हुए थे। प्रतीत होता है कि उस समय भी उनके 
विचार इढ् नहीं थे, क्‍योंकि हमें दो वर्ष पीछे आर्यसमाचारपत्रों में यह घोषया 
मिलती है कि स्वामी भ,लागम के सिद्वरन्तों के लिये समाज उत्तरदाता नहीं है। पीछे 
से स्वामी आलाराम कट्टर सनातनथर्मी बनकर आझायसमाज से शास्रार्थ करते रहे और 
झनन्‍्त में मठवारी बन गये। स्वामी भास्करानन्द ने गुजरात की झोर प्रचर किया था, 
ओर स्वामी प्रकाशानन्द पेजात्र में श्रतण करते थे । साधु सदानन्द स्त्रामी गिगननठ, 
कृषणानन्द अक्तयानन्द मौजानन्द गोकुलानन्द आदि अन्य अनेक सन्‍्यासी भी 
झार्यसमान का प्रचार करते हुए देश में विक्‍ते थें। ग्स्थ व्याख्यान 
दाताओं में पं० गुरुतत एम. ए. लाला लाजयतराय झोर भगत रेमल के नाम 
मार वार भाते हैं । पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी भोर सहारनपुर के अनेक मद्दानुभाव प्रचार 
के लिये दोरे लगाते रहते थे । 


२, लन्दन में आयप्तम,.ज 


उस समय भार्यसमाज के अनुकूल विचार रखने वाला प्रत्येक पुरुष अपने भाषकों 
प्राचारक समझता था । वह ऐसे कार्य करता था मानों संसार भर को भार बनाने का 
बोझ उसी पर है | इसका दृह प्रमाण यह है कि जो थोड़े से झार्यपुरुष शिक्षा 
प्रदण करने के लिये इंग्लैयड में पहुंच गये थे, उन्होंने वहां भारयसमाज की स्थापना 
करें दी | पंजाब से ला० लक्ष्मीनारायथ वेरिस्टरी पास भरने विल्लायत गये थे। उनके: 


तृती7 खफ्ड-वोया पॉरिब्लेद । ( १६६ ) 
इृदय में झायंसमाज का जोश था । उन्होंने भायसमाज की स्थापना के लिये रहुत 
उद्यौग किया, जो शीघ्र ही सफल हो गया। १८ भप्रैल १८८६ को लन्दन की 
झायसमाज का पहिला अ्विवेशन हुआ | ल्ा० भगत्तराम और सर्दार फृष्णसिंह_के 
निवात स्थान पर € सज्जन उपस्थित हुए। उन ६ में से एक लाहोर के पुराने 


भक्त आयसमाजी ला० रोशनलाल भी थे। ५ सज्जन लन्दन झआार्यसमाज के प्रारम्भिक 
रादस्य बने । 


जन 


ाँ 


स्थापना के समय केवल ६ सभासद्‌ बने थे, परन्तु शीघ्र ही लन्दन की भाग्तीय॑ 
मण्डली का हदय उस ओर खिचने लगा । साप्ताहिक प्धिवेशनों में भ्रच्ही उ५त्थिति 
होने लगी | दृष्ान्त के लिये हम पांचवें साप्तात्कि अधिदेशन का दृष्टान्त देते हैं, जिस 
से प्रतीत होगा कि लन्दन में द्द्यमान भय रुपी का उद्योग नि-पतल नहीं जारहा था । 


६ जूते ॥८-६-को झार्यसमाज का एक भधिरेशन हु । हाजिरी में ग्याग्ह नाम 
देकर झागे (इत्यादि इत्यादि! लिखा हैं प्राग्म्भ में ईैश्वग्प्र थंना के मजन हुए | ला« 
उमाशऊर ने झायसम ज के उद्देश्यों के सम्पन्ध में एक निबन्ध पढ़ा । उसके पश्चात्‌ लाला 
(१) वेंकटगमन नायडू ने [ 0५० ६० वें» _] न'म की एक अग्रेज़ी कविता गाकर 
सुनाई | कविता के पीले ला० रोशनलाल बी० ए० का आयसमाज के तीसरे नियम 
पर भ्रग्रू्ज में व्य ख्याम हुआ ्िर में वेद की शिक्षा पर बल दिया गया | इस व्याख्यान 
के पीछे मि० एफ पिन्काट ने खडे हो कर जो ठुछ कहा वह २५ जून १८७६ बे 
आर्य पत्रिका में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है । 


8 [6 गरांशइ७ 083 ए०ते विशुण्श्ते॥ छापे ताी-6०२९०९वं ध68 705( 
)परकी 798॥0त 07405 -'8720000॥, 4॥07/3 70-0 09७ 70 66प0५४ 


708 009060603 ०था2 ६००७, गि8 ठ्य ज्ाि0प४ ०३|६8४07 ०760736 ६6 
86९९ 06 4,09 ६0»87 .,&), 


सर्रार किशनसिंद कपूर ने दोनों वक्ताओं के कथन की पुष्टि कौ । झन्त में भायस- 


माज के नियमों की कापियां विर्त ण की गई, और भजनों थे सभा समाप्त हुईं 
( आ्राय पत्रिका २७ जुलाई १८८ ) 


झायसमाज के अधिवेशन बराबर जारी रहे, और प्रवासी भारतवासियों की रुचि 
उधर बढ़ती गई। साप्ताहिक अधिवेशनों में प्रतिष्ठित भाग्ततासी शामिल होने हगे। 
एक अधिवेशन में पं विशन नागयण दर ने निवरन्ध पढ़ा। दूसरे अधिवेशन में मि० 
दाद'भाई नौरोंजी महाराणी कूचविद्रार भादि की उपस्थिति में वेदिकथम के महत्व पर 
साषण हुए | मदाराणी कूचविद्दार ने भायतमाज के उद्देश्यों से सद्दानुभूत्ति प्रकट की, 


३७०७० ) आवेखमाश का इतिहास 


झौर उसकी संरक्षिका होना स्वीकार कर लिया। भायंसमाज के साप्ताहिक भधिवेशन में 
शामिल होने के लिय प्रो० मेक्समूलर को भी निमन्त्रण भेजा गया था । प्रो० मेक्समूलर 
जन्म से जमन थे, निवास से अग्रज थे, भर विचारों से एशियाटिक थे। योरप्यन 
भावों का मिश्रण होते दुए भी प्रोफेसर मेक्‍्समूलर के मन का ऊ्ुकाव पूर्व की झोर था। 


धारा २३9९ध9५ ७+-ककन एक ५५५ धरन नम केनन #न-मक 


अयसमाज के निमन्त्रण पत्र के उत्तर में आपने निम्नलिखित पते लिखा---- 


६३७४० 


+आझाकसफोड ता० १४ मई (८८७ 


प्रियमह्ाशय | लन्दन प्रार्यससमाज के जल्से में शामिल होने और योग्य सेवा 
करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती | मुझे मल्ूम है कि श्री स्वामी दयानन्द सग्स्वती 
महारान के उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ भोर अच्छे थे । उन्होंने अपने देशवासियों को बढ़ा लाभ 
पहुंचाया है भोर भ्गर यह महात्मा कुछ अधिक अर्से तक जिन्दा रहते तो भारतखण्ड 
के लोगों को भोर अधिक लाभ पहुंचाते। जो वुछ वह करना चाहते थे, वह झब 
आारयपुत्रों को करना चाहिये | केवल घेद मतावलम्बी होकर सन्तुष्ट न होना चाहिए, बल्कि 
स्वामी जी के भनुकूल उससे भागे कार्य करना चाहिये जह्ांतः स्वामी जी कर 
गये हैं| में हर तरह से इस कार्य में झाप लोगों की सहायता करने को राज़ी हूं। 
झाजकल प्रफसफडड में परीक्षा के निरीक्षण के काये में लगा हुभा हूं, भोर जब 
परीक्षा समाप्त होंगी तर अपने घर जाऊंगा | बयोंकि मेरे घर के लोग इंग्लिस्तान से 
चले गये हैं । परीक्षा के कारण मैं उनके साथ न जा सका | परीक्षा की तैयारी में लगे 
रहने के कारण में अभी समय नहीं दे सकता, कसी दूसेरे समय भवश्य आर्यसमाज 
के सभासदों से परिचय का लाभ प्राप्त करूंगा | 

झापका द्वितैषी 


मैक्समूलर 


लन्‍्दन आर्यसमाज ने एक ओर बड़ा काय किया, जिससे उसकी चर्चा इग्लेण्ड के 
समाचार पत्रों में भी खूब हुईं । चन्दनासैंह नाम का एक गरीब ब्राह्मण लन्दन में रहता 
था। वह हृस्पतालं में भर गया । इस्पताल के अधिकारियों ने लाश को लावारिस स- 
ममकर ईसाई ढंग पर दफनाने का निश्चय किया । जब यह समाचार झायसमाज के 
अवैतनिक मन्त्री ला० लक्तमीनारायण को मालूम इचा, तो वह हस्पताल में गये शोर 
शव को जलाने के लिए मांगा । हस्पताल के अधिकारियों ने शव आारयसमाज के सुपुदद 
कर दिया | लन्दन के बाजारों में वह एक छछदभुत ही दृश्य था। अर्थी के साथ बहुत 
से भारतवासी, भोर झनेक अग्रेज् नस्नारी जा रहे थे। वह एक खासा गातमी जलूस बने 


# श्याये समाचार | झापदु २१६४४ 


तृतीय खगड़-चोथा परिच्छेद्‌ । ( २०१ ) 


कर ९ ७३ ५ कक न्‍ पजसमनिरी री प। 


गया | नर्थी पर 'आर्यप्रमाज की जय” “हिन्दुस्तानी नौकर! यह शीर्षक लगा हुझा था । 
जतता पर इसका अदभुत प्रभाव पढ़ा। ल्लन्दन में यह पहला ही अक्सर था कि एक 
लावारिस भारतवासी को वारिस बनाने का साहस भारतवासियों_ने किया । उस 
से पत्र कई घनीमानी भारतबालियों के अन्त्येष्टि संस्कार भी ईसाई रीति 
पर हो चुके थे। श्मशानभूमि पर दहक्रिया को देख कर तो बहुत से अंग्रेजों पर 
बहुत द्वी अच्छा झसर पड़ा। इस मृतक संस्कार पर १५०) ख़च हुए, जो समाज के 
पुरुषार्थी मन्‍त्री ला० लक्ष्मीनारायण की जेब से ही निकले | 


३ पुरूय २ आयसपाणे 


नमन 


इस समय पंजाब में लाहौर भमृतसर झौर जालन्धर पश्चमोत्तर प्रदेश व अवध 
(आजकल का संयुक्त प्रान्त ) में मेरठ और सहारनपुर और पश्चिम में बम्बई-यह 
झायसमाज मुख्य था। दिल्‍ली को भायसमाज भी उठ रही थी । इनमें से लाहोर की 
झायसमाज अपने शिक्षा सम्बन्धी जोश के लिये विख्यात हो रद्दी थी। उस समय के 
समासदों में दो प्रकर की प्रवृत्तियां पाई जाती थीं। कुछ सज्जन जिनमें ऊँची अग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त किये हुए सज्जन मुख्य थे, शिक्षा को निजरूप में ही आवश्यक समझते 
थे, वह मानते थे के यदि झाय॑सामाजिक वातावरण में अच्छे ढंग पर कोई भी शिक्ता 
दी जाय तो वह वेदिकधर्मी पैदा करने का साधन बन सकती है । इस प्रवृत्ति के सज्जनो 
में शिक्षा का स्थान भन्य वस्तुओं से ऊंचा था | दूसरी प्रवृत्ति के नेता पे० _गुरुदत्त 
एम. ए. थे, ओर अनुप्रायी सर्वताधारण थे । इन लोगों में शिक्षा को साधन समझा 
कर ही कालिज के लिये प्रेम पाया जाता था। वह शिक्षा को निज रूप में, वेद प्रचार 
के रूप में, भादर देते थे । प्रवृत्तियां दो थीं, परन्तु फल एक ही था। भर.यसमाज 
लाहौर इस समय शिज्ञा की धुन में था। उसकी सब शक्तियां डी. ए. बी. स्कूल को 
ओर लगी हुई थीं। भार्यत्माज लाइौर का वृत्तान्त अधूरा रहेगा यदि उसके उस सम्य 
के प्रधान ला० सांश्दासजी के विषय में कुछ शब्द न लिखे जाये। ला० साईदासजी 
उन झा पुरुषों में से थे, जिनसे मिक्कर मनुष्य अपने भापको ऊंचा उठता हुआ सम- 
भझता है। झाप न व्याख्याता थे, भौर न लेखक | आपकी शक्ति सदाचार तथा बातचीत 
में थी । जिस नवथुवक को दो चारवार आपके साथ टहलने का मौका मिला, बह्दी 
आपके काबू ञझाजाता था। उस पर वैदिक धर्म का रंग चढ़े बिना नहीं रहता 
था। ला० साईदासजी की हस्ती भ्रायसमाज लाहोर के लिये धन्य थी। 


पंजाब का दूसरा मुख्य झार्यसमाज जालन्धर का था। जालन्बर का पझ्ार्यममाज 
अपने प्रचार कार्य के लिये विख्यात होरहा था । जैसे लाहौर की प्रवृत्ति शिक्षा की ओर 


( २०२ ) झ्ार्यसमालर का इविउ कक 


श्री, वैत्े ही ज लंवर की प्रनृत्ति प्रचार और ख्ीसु बार की बोर थी । आये 'जाज जातन्वर 
के मन्त्री ला० देवराजजी का उत्साह अर्स,म था। उनकी सड्भायता झे लिये उनके सम्बन्धी 
और मित्र ला० मुन्शीरामजी भी मैदान में झारदे थे। यह जोडी नालन्घरके झार्यसमाज को 
घसीट#एर भागे ल्लेजाने का यत्न कर रही थी | ला* देवराज जी का #क्तिमाव; धर्म प्रेम 
ओर इृढ़विश्वास, ला० मुन्शीगमजी के प्रचणड़ सहस, ५ मिक आजेश भर उम्रशक्ति 
के साथ गिल्कर जालन्धर को लाहौर रो भी अगे मे ज|ने का चि ह दिख्वा रहाँ था। 
१८२६ के भाग्म्प में जालन्धर झार्यसमात ने मणटलिया बनाका भामपास के प्रामों 
में प्रचार का कार्य आरम्भ किया | १८२६ के अक्टूबर में जानवर के कोट किशन- 
चन्द में आयसमाज की झोर से एक कन्या पाठगात्षा जररी की ४ई | यह सु ख्यात 
कन्या महाविद्यालय का बीज था | ला० मुन्शर मजी इस सभ्य जालन्बर 
में मुख्तार थे, और चार्यसमान के प्रधान थे । १८ में अंश लडहौर का 
जो उत्सब्र हुआ उसपर आपका व्याख्यान भी हु का था | >स प्याडवान पर आ पत्रिका 
की टिप्पणी यह थी कि व्याख्यान 'शेण्वृप्णा० और "०८० था। झापके 
ब्याख्यानों में पहले से एक विशेष जोर पाया जाता था, जो एव, अभ्रावेशपूण हृदय के 
उदगार में ही मिलता है। १८८ई के अन्त में अयप्म/ज जालग्वर का बार्तिओ्रेत्सव 
हुआ, जिसमें बहुत पर्याप्त भीड़ थी । उन दिनो उत्सव पर मह्ता अमीचन्दुल्ी के 
मधुर ओर रसीले भजनों की बहार रहती थी । 


पश्मिमोत्तपप्रदेश में मेरठ शोर सहाग्नपुर की झआार्यममाजों के कार्यकर्ता विशेष 
उत्साह से कार्य कर रहे थे | मेरठ से भायंसमाच'र पत्र निकलता था। प्राग्म्म से ही 
मेरठ को यह सौभाग्य मिला कि उसमें ल्लब्बप्नतिउ आर्यपृरुष समाज के भभिकारी 
बनें। यहां की भार्यसभाज के वार्षिकोत्सत्र पर दूर २ से आसेुछझत्र पहुचते थे। 
ग्नपुर में भी अच्छा काब हो रहा था | इलाहाबद में बदेक प्रेस था। इसके 
कार्य दो एक पणिदत हमेशा यहां रहा करते थ | 


दिल्ली यर्याप पम्जाब का एक भाग है, तो भी उसमें आर्यसमाज के जीवन पृथ 
ही रहा है। दिल्‍ली में भायसमाज का कार्य "दमा ने; नाम से शुरू हुआ था। 
कई वर्षो तक मित्र समा ही_ग्रायसमाज के स्थान को ६ति करती रहो । पीछे से भाय॑ 
समाज बन गई | ला० गिरधारीलाल वकील पार्यसमञज के प्ररम्मिक स्तम्भ थे | 


जब्र तक वह जीवित रहे, तग्र तक आयसमात्र को उनका बच्य सद्दाग रहा | 


मिशन 


बम्ब्रई की आार्यसमाज को प्राथम भझार्यसमाज होने के कम ण डिस उत्साह से कार्य 
करना च दिये था उसने दैसा नहीं किया । महता दूष्शारम २#व्छराम भकेल् ही पश्चिम 


ककककबनऊकककाकककक रुक कक कककर पका रुक क कक कफ क 5७“ कन्‍र०क० २०३ न्कफाकन्‍कन्‍ ३72: कक क-म्कन्क-कजटउ ००:07 ४. : 0०3:2 :232.: 55:09: /2,/4 मी दे | न नननननमननननमनण> न नननमानननननननमरनक 
१ ३७/०१३५/१३३४०९ 2९३ /१0/०९ /१३./०५५ (७५३७-१० “%-८७./ २ /० /३ “0 /*क /७-#९.१ ६ #क /7३.०*% ४४% /- # "५ #क /".. 2००७३ है //20७0० ०-५ 2९% #२ /१ +३०२क २ का /2क # ३. ८७./०९%-२६७./च९,/१३००० १३; #म>्य 


में बैदिक सन्देश सुनाने का प्रथत्त कर रहे थे। नवसारी में एक विशेष सभा काके 


बड़ोदा नरेश ने मद्दता जी का वैदिक सिद्धान्तों के विषय पर व्याख्या मुना, झिसका 


प्रभाव गहुत उत्तम घड्ढा | 
आल». 53२६६4024999 


४--झय प्रतिनिधि समापों की स्थापना 


तृतीय खयड़--बोथा परैरक्ेद | ( २०३ ) 
#2:५02377:.-2 25%: 


शगठन ही भार्यसमाज का जीवन है। ऋषि दयानन्द की दूरदशिता और बुद्धिमता 
का सबसे बड़ प्रमाण यह है कि उन्होंने झयसमान कौ दौवार को नियम की नींय पर 
खड़ा किया है झर्यसमाज का से-ठन ही ऐसा है कि वह विश्तृत और मज़बूत हुए 
बिना नहीं रह सकता | समा के निर्माण ओर प्रजा के अधिकार पर ऋषि ने इतना बल 
दिया है कि जिन लो ने सोरप के इतिदासलेग्बक्ों की राय के अनुसार भाग्तवासियों 
की प्राजामत की भोर उपेक्ष इष्टि को सिद्धान्त रूप में मान छोडा है उन्हें च्राश्चर्यित्र 
होता पड़ता है| एक सभासद भार्यसमाज की इकाई है, झोर भूमएडल के पझ्ायों का 
संगठन उसका लक्ष्य है! यद उदार चोर ऊंचा विचार है, भो प्ार्यसमाज के संगठन 
को तह में काम करना है। 


क्ूषि की मृत्यु के उपरान्त डी भार्यपुरुयों में यह चर्चा चल गई थी कि देशभर 
में बिखंरे हुए झालचसमाजों को एक सूत्र में पिरोना आवश्यक है। १८८३ ईं> के 
अन्त में परोपकारिणी सभा के अधिवेशन में ५० महादेव गोविन्द रानड़े ने प्ञार्खे 
प्रतिनिधियों को एकत्र करने का तिवार उठाया था । ह८८० के सितम्बर मास में बस्बई 
झार्यसमाज के उपप्रधान राजक्रल,ल कृष्णदास कौ झोर से सब गआर्यसमार्जों में एक पत्र 
खारी किया गया था | उस पत्र में देशभर को: झार्यसमार्जों को परस्पर परिचय तथा. 
सहायता के लिये एक श्वुणला में बांबने को उपयोगता दिखाकर प्रस्ताव किया गया था 
कि एक 'प्रवान अ््यक्षमःज बनाया जाय, जिसमें सब आयसमाजों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हों। उस प्रधानममाज बी. नियमावली में सम्पूर्ण देश को एक ही प्रान्त 
मानकर उसकी तिनिधिराभा क्र ठित कर ने का प्रास्ताव सामने रखा गया था | आये 
सामाजिक समाचार पत्नों में प्रतनिधिसमा की झावश्यकता की चर्चा बराबर सारी 
रहौ | मेरठ के भर्य सनायार में पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध और लाहौर की भाय॑पत्रिक्त 
ने पंजाब भें प्रतिनिधि सभा के आन्दोलन को विशेष रूप से उठाया | 


आरयजुझयों के यत्न फलीभूत हुए | ४ तथा ५ अक्तूतर (१८८८६ ई०) को लाहौर 
में पाते $ मे वनों के प्रतेतिधि एकत्र हुए। छस अधिवेशन में १६ झारयसमाजों 
के प्रतिनिधि उपरेषत थे । नियमों और उपनियमों पर बहुत से विचार के भनन्‍्तर 
झरपायी रूप से ऋत्(ागं छमभा के १५ सभासद चुने गये। सेक्रेटरी का कार्य लाला 


(२०७ ) आय समाज का इतिहास 


मदनलाल बौ. ९. के सुपुर्द हुमा | पहली भन्तरंग सभा के सम्यों की नामावली को 
झविकल रूप में देना मनोरजकता से खालौ न होगा । 


१. पंडित शिवदत्त राम, अमृतसर 

२. ला० नारायण दास एम. ९., गुजरानवाल्षा 
३. ला० मुलीधर, ह्ुश्पारपुर 

४. ला० सइदास, लाहोर 

४. ला० जीवनदास , 

है. ला० लालचन्द एम. ए. ,. 

७. ला० मदनासेंद बी. ए. , 

८. वा० रूपसिइ, कोहाट 

६. ला० ईश्कदास एम. ए. रावलपिंटी 
१०. ला० गंगाराम फीरोज़पुर छावनी 
११. ला० उमरावर्सिदद, दिल्ली 

१२. ला० मूलचन्द, पेशावर 

१३. ला० तुलसीराम, लुध्याना 

१४. एक मेम्बर, मुल्तान समाज 

१५. एक मेम्बर फौरोज़पुर शहर 


इस चुनाव में जालन्धर का कोई स्थान नहीं हैं, लाहौर के कई समासद्‌ हैं ॥ 
कई मेम्बरों के स्थान पर समाजं के ही नाम हैं। यह ऋ,न्तरंगसभा एक प्रकार की 
डपसभा बनाई गई थी, जिसेके सुपुर्द प्रतिनिधि सभा में उपस्थितकर ने के लिये नियमः 
शय्यार करना झोर उन समाजों को: जिनके प्रतिनिधि उस समय लक नहीं झभाये थे, 
सम्मिलिस करने का यत्न करना था | 


पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध में चर्चा पहले शुरू हुईं थी, परन्तु परिणाम कुछ देर 
से निकला । लाहौर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना के समय मेरठ के कुछ प्रतिनिधि 
भी दशक रूप से उपस्थित हुए थे। २८, २६ दिसम्बर ( (पप८३ ) को भ्रायसमाज 
मेरठ के उत्सव के साथ ही प्रतिनिधियों का जमाव बुआ । पश्चिमोत्तर प्रदेश व भवघ की! 
४८ भायसमाजें; के प्रतिनिधि उपस्थित थे | नियमों पर बहुत शर्मागर्म बहस हुई । 
नियमों का अन्तिम निणय न द्वो सका । निश्चय इभ्ना कि प्रस्तावित नियमों को प्रतिक 


तृतीय खगड-चोथा परिच्छेद । ( २०४ ) 
मुद्रित करके समाजों में 'मंदित कोके समाज में सेजदी जाय, झोर झरगते ऋषिबेशल मे निशय होगे कांप जांय, भौर झगले अधिवेशन में निश्चय हो। कारय- 
संचालन के लिये निम्नलिखित चुनाव हुआ । 


मुन्शी लछुमन स्वरूप साहिब ( मेरठ ) प्राधान' 

पे० बिहारीलाल ( मेरठ ) मन्त्रौ 

ला० रामसरन्दास साहिब ( मेरठ ) खजांची 
बा> भानन्दीलाल साहिब ( मेरठ ) पुस्तकाध्यक्ष 


४१--परोपकारिणी सभा का अधिवेशन | 


८८५ हं० में एक भधिवेशन करके परोपकारिणौ सभा लम्बी तान कर सो गईं ! 
इधर समाचारपत्रों में सभा के झालस्य की चर्चा भारम्भ होगई | वेदिक प्रेस का प्रब- 
नध भसन्तोष जनक था | उसकी शिकायतों के भी दफ्तर तखथ्यार हो रहे थे। चार्रो 
झोर से प्रेरित किये जाकर (८८७ ह० के भन्त में मनन्‍्त्री जी ने परोकारिणौं सभा का 
अधिवेशन भ्जमेर में बुलाया । उस समय तक प्रान्तों की प्रतिनिधि सभाध्मों ने जोर 
नहीं पकड़ा था | इस कारण झाथ पुरुषों का ध्यान परोपकारिणी सभा पर केन्द्रित 
रहता था | यह भौ ख़बर थी कि परोपकारिणी सभा एकु, वेदिक झाश्रम की स्थापना 
करने बालौ है। यही कारण थे, जिनसे भधिवेशन पर भाग्त भर की मुख्य २ समारजों 
के प्रातिनिधि अजमेर में उपस्थित होगये थे | भभिवेशन २८, २६ दिसम्बर को था, 
परन्तु झाय॑ पुरुषों कौ भीड़ २५ तारीख़ से ही झारम्म होगईं थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश व 
अवध की प्राय प्रतिनिधि सभा का अ्रधिवेशन भी उन्हीं दिनों भजमेर में रखा गया 
था। इस कारण झौर भी अ्रधिक रोनक होगई । 


परोपकारिणी सभा का अधिवेशन दो दिन हुआ | £ समासद्‌ उपस्थित थे | 
वैदिक भाश्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पर देर तक बहस होती रही । अन्त में शाहपुराधीश 
थ्रीयुत नाइरासींह वर्मा की झोर से बा० जीवनराम साहिब ने अनासागर के किनरे पर 
विद्यमान उद्यान भाश्रम के लिये भेंट के रूप में पेश किया । सभा ने भेंठ को शहषें 
स्वीकार कर लिया। दूसरे रोज प्रातः:काल € बजे से झश्रम का बुनियादी पत्थर रखने 
की विधि का समारोह था। प्रातःकाल ही बाहिर से आये हुए झौर झजमेर के सज्जन 
इकंट्र होकर भजन गाते हुए अनासागर की झोर रवाना हुए । उद्यान में पहुंचकर पहले 
ईश्वरभक्ति के भजन हुए, फिर पं० गुरुदत्त जी तथा अन्य कई बिद्वानों ने मिलकर वेद पाठ 
किया । परोपकारिणी सभा की. झोर से प० मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया ने पाश्रम 
की भाधारशिला रखी, भाधारशिला के साथ एक बोतल में. वेदभाष्य के कुछ प्रक, 


( २०६ ) धार्यसमाज का इतिहास 


भी रखे गये | उसी स्थात पर ऋषि की अस्वियों की स्थापना कौ गईं। विधि समाप्त 
हो जा। पर हिसार के वकोल ला० लाजप्तगाय जी का एक प्रभावशाली भाषण हुमा । 
ऋषि के शित्य रतलाम के दौवान पं० श्यामजी हृष्ण वर्मा ने एक छोटे से भाषण में 
श्रुषि दा गुणानुत्राद विया । इस प्राकारे उत्साह झोर जीवन के चिन्दों के साथ भाश्रम 
की स्थापना को विधि सनाप्त हुई । 


दूसरे दिन के भधिवेशन में बेदिक प्रेस की दशा पर विचार डुश्मा । झाये पुरुषों 
को प्रेस से जा २ शिकायत थीं, वह पेश की गई । उनका कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं 
दिया गया । अधिकश लुटियों को स्पोकार करना पड़ा। यह समझकर कि शायद 
प्रबन्ध के “सरे हार्थों में जाने से सुधार हो जाय, प्रेस की देख रेख का काम आयग्रति- 
निधि सभा मेरठ के सुपुर किया गया प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री ला० विद्ारीलाल ने 
इस बोक की सद्ृष स्वीकार किया । 


६, विक्‍्टोरिया थी जुबिज्ञी 


१६ फावरी १८८७ का दिन भाग्त में बड़ी धूमधाम से मनौया गया था। महा- 
राणी विक्टोशिगा को र,ज्य कग्ते ५० वष व्यतीत दोगये थे । इस प्रसन्नता में जुबिली 
की गई थी । सारे अंग्रेज़ी समर हा में उस दिन ईश्वरप्रार्थना भौर धन्यवाद की माड़ी 
सी लग गई थी । भाग्त राजभक्ति के मेदान में किसी से पीछे नहीं रहा, झोर हाय 
समाज भारेत में क्रिसी से पोऊे नहीं ग्हा | झायसमाजों में मह।रायी विक्टोरिया < में महाराणी विक्टो 
जुबली बड्डे उत्साह से मनाई गई । उस दिन भ,यसमान्न मरिरों में विशेष समभारये को 
गईं ईश्वर से महाराणी के दोवे के दीबच जीवन के लिये प्राथना की गई, रात को रोशनी हुईं 
झोर अनेक समाजों ने महाराणी को अमिनन्दन पत्र भी दिये । भायसमाज के समाचार 
पत्रों ने रंगीन विशेष अंक निकाल कर झपनी राजभक्ति का परिचय दिया। 


यह पक्तियां १६२४ में लिजी जा रही हैं । १६२४ भें यह समझना कठिन है कि 
आझायसमाज ने १८८७ में राजनभक्ति डझिखाने में इतना उत्म्गह क्‍यों दिखाया ! यदि झाज 
के नपैने से नापा जाय तो आाभसमाज का वह कार्य बहुत ही निचले दर्जे का 
प्रतीत होता है | दिल में एक वार यही विचार द्वोता है कि जुबिली की घटना को एक 
मुत,ते योग्य दुबटना मान कर यहां छोड़दें और झागे चलें जाय परन्तु न्याय का 
तकाजा दूसरा ही है । न्याय चाहता है कि उस समय के भारयपुरु्षों के कार्यपर पक्षपात 
र। दृ'्ट से बिचार क्रिया जाय | क्‍्तरा उस समय के आर्यपुरुषों ने ब्यर्थ ही जुबिली के 
तगारोह में भाग लिया ? क्‍या वह सत्र धर्म के वीर योद्धा केवल ,ख़ुशामदी ही. थे ! जब 
प्ान्ति से इस प्रकार विचार किया जाता है तो मालूम होता है, कि उस समय के भाष॑ 


तृतीय खयड-चोथा परिस्छलेश। । ( २०७ ) 


नबबधीध कई... 


कह 9-८७ #*. 


पल धस अकेली मी ५ न शक+डी,. 3 4 ध ५,५63 2९४५ 2०५३ भजी जरा +०० 20 कट र9५#क लि न्‍ज # 5 औ  अीजिलीभ जी 3 के. घटक 


पुरुषों ने जो कुछ किया, सच्चे बिचार से किया, और ईमानदारी के साथ किशा । हमें 
उस समय्र के झारय पुरुषों के कार्यों की परीक्षा ३७ दर्ष पंछे को कर्स,टो पर नहीं 
करनी च दिये । 


उस समय के आर्य पुरुषों ने महागाणी विक्‍्टोरिया की जुबिली में उत्साह से भाग 
लिया | कारण यह था कि उतर सक्‍्य तक लगभग सारा भारतत्र्ष इस बात पर पिश्वास 
रखा था कि देशका कल्पाण भत्रेजी राज्य से ही है। अंग्रेजों के जाने से 
पहले की भराजकता की रवायतें झभी नई थीं; जो अग्रेज भारत में शासक बनवर झाये 
वह ग्लैडस्टन के समय के उदार संस्कारों को लिये हुये थे, और सबसे बढ़कर बात 
यह थी फि विक्टोरिया एक असाधारण मदिला थी । वद जानतीथी कि पुरुषेके लोहराज्य 
पर स्त्री किस प्रकर अपना अप्रतग्य हाथ रस सब्ती है। वह एक चीज़ यी, साधारण 
अंग्रेज राजाओं को तरह नाचीज नहीं थी । विक्टोरित के प्रति भरतीय प्रजा की जो 
भाकि की, उसमें ब्यक्तितत भक्ति का भी बड्डुतसा अश था | 


यह तो थे सामान्य कार्य, जिएपयर उस समय के भारतयागियों की राजभक्ति 
झाश्रित थी | एक विरोप क रख भी था, जिये हर्यसमाजी अपने आप» जिटिश 
राज्य का विशेषतया अनुगूरीत समझते थे। लोगों के ह्ृ.यों पर इस्लाप्री गज्य वी 
घटनायें भकितसी होग्ही थीं । हिन्दू प्रजा अफ़तर को भूल गई थी, उन केक औरं- 
गजेब यार था। वह समभते थे कि यदि ऋषि दयानन्द इस्लाम के राज्य में होते तो 
स्वतन्त्रता से प्रचार न कर सकते | ऋषि :प रनदर ने भी दो एकार ऐसा भाव प्रकट 
विया था प्रारम्भ में आयंस आज २ जिस प्रऊर ॥ चौमुग्कः लदई लो थ', स्सके 
लिये धामिक स्क्तन्त्रता एक व के समन प्रतत होती थी । देर ठवा अंग गहरा टोर्चे 
तो यह विचार भी निर्मूल ही प्रतीत होता है। यदि ऋषि दयानरद्र अंग्रर्जी ग़्ज्य सें न 
होकर मुमलमानी राज्य के समय में हो। दो # किय्वी शिवाजं' की पठरर धाथ ग्ख 
कर वेदिकघरम का जयनाद बुला देते | सिख धर्म अग्रेजी राज्य में नहीं, मुसलमानों के 
राज्य में ही फेला था। अग्नि झपना रास्ता आप निदा'ल लेती है । गंगा के वगवान्‌ 
प्रवाह को हिमालय की चट्टानें बन्द नहीं कर सकती । दयानन्द एक अग्नि क। पुंज था, 
जो जिस दा में भी पड़ता, क्रान्ति पदा करके गहता | कभी २ यह अभिल पः हैं ती है 
कि आर्यसमाज का प्रारम्भिक प्राचार इतना निधि न होता तो शरद आज अ. समन 
एक धामिक संस्था न रहकर एक विशाल क्रन्ति के रूप में दि ई देती, पःनन्‍्तु इति- 
हास में कल्पना का अधिक स्थान नहीं हैं । यह नि -त है कि उस सम्य के झ्ार्ये 
पुरुषों का यह विश्वास था कि भ्रग्रजी राज्य ने भाग्त वो घमिक स्वतन्त्नता द॑ है । 
चोमुखी लड़ाई में दश्यमान घामिक स्यतन्त्रता बहुत प्यारी मालूम दुती है। भार्यसमाज 


( २०८ ) आयेसमाज का इतिहास 
ओर से मदाराखी की सेवा में जो अभिनन्‍्दन पत्र पेश किये गये थे, उनसे यह 


। न -+ननन ९3० पीने के लनन--+ ५ नककक नमन ० ०५३००) >तनरनानाक ०. 


कालिज, तार, शिक्षा और शान्ति भादि के लिये भग्रेजी राज्यकी प्रशंसा थी भोर चोथे 
पैरे में निम्नलिखित शब्द थे-- पा 


#छप६ (४०७ 080 [#६लंगाड बण्वे ॥765तग्रफ[6 900 ७ ए०प्रए 
३8॥७]०8४४१३ "छंहु0 (07 जला 68 ॥7ए8 5770] 8 ९४०९०७)|ए हु788- 
पी, पाए १० ज्ञॉगांटी3 : 07088 8 ४८०ए 65806708, 78 ६06 ;ग८४४९पौ४७४७)।७ 


छ6उ38 ० 7श29093 ६०॥87&07.,9 है 
आगे--- 


#[६ फ़बड प्राते९ण 8 ० एथीशे0०पघड3 ॥ऐ/॑ए जीती गराएशहांड 
घाव फश्फाएंब०३ &7. बैश-फुबा'दा॥०१४8 0 ४०7८ है8०890ए१8 8.0767४ 7७7६ 
(8६ (9 बई०प्रचते०७ 67 089 47ए8 उि्याक्] 3एक्फा 28 एप्रगन्रएते. 57898 0 
एक ॥00 ४0 फालबट0 3 70767 ०णारए60४908 07 पै]० 967907६ ० धांड 
९००0७४६०ए7॥6७७8, 00वें ६0 8छश्च॑र०७0 ९0 (0 9७ 0फ]6089 ० ४९६३६० 
ज 07309 ॥॥2प्रट८४६०त उ॥ ०४७ गाठ३ धारंशाई छाते 880760९ 800७७- 


६07'88-06 ५४6088,77? 


परन्तु सबसे अधिक कीमती और अतुलनीय प्रसाद जिसके लिये आार्यसमाज भापके 
राज्य का कृतज्ञ है, और जिसके बिता इसकी सत्ता भी सम्भव नहीं थी, धार्मिक 
स्वाघीनता का है । 


धामिऋ स्वाघीनता की उस छत्रच्छाया के नीचे ही, जिसने आपकी सरकार के सब 
विभार्ं को अ्याप रखा है, आयसमाज के संत्थपपक स्व्रामी दयानन्द सरस्वती देश- 
वासियों, के द्वितार्थ अपने हार्दिक विश्वार्सो का प्रचार कर सके, और सबसे प्राचीन और 
पवित्र वेदी में प्रतिपादित एकेश्वर पूजा की ओोर उन्हें प्रेरित कर सके । 


झायंसमाज मेरठ ने जो झभिनन्दन पत्र पेश किया था, उसमें_ निम्नलिखित 
शब्द थे- 


“जिस वक्त से हजूर मल्का मुझज्जिमा कैसरे हिन्द ने भारतखण्ड की सल्तनत 
को झपने करजे में लिया है, उस वक्त से यहां पर अमन व झ्ामान भोर हिफाजत 


तृतीय शदइ-चोथा परिज्छेद ! ( २०६ ) 


7०:5०. 23:27: क2:27:5:-20:: कफ :>-क:फ:7:7:/7 7-30: कमल 3-फ-७-:% कक कक ऊ७-०+702 ७7७: ++7/55+ >> 
जाने व माल भझोर मजहनी आजादी भोर इशायत तालीम झोर बहुत से मुफीद 


काम हमारे लिये मुह्॒या हो गये हैं, जिन्होंने कि जनाब कैसरेहिन्द की स्यी मुदृब्बव 
हमारे दिलों में पैदा कर दी है ।?” 


यह विचार थे, जो श्रर्यपुरुषों को राजमक्त बना रहे थे | हम कह सकते हैं कि 


उन लोगों ने बहुत भच्छी तरद् श्ग्रेजी सरकार के स्वरूप को नहीं सममा था, परन्तु 
(डनका झाशय उत्तम था। 


७. सामाजिझ कठो रता और सरिप्णुता 


बहू समय वीरता का था| झञाये पुरुषों के लिये कदम कदम पर रुकावर्ठे थीं। हिन्दू 
समान झायसमाज को सन्देह की दृष्टि से देखता था। यदि लड़का भायसमाजी बनता 
था तो बाप को नाराज़ करके और माता को रुलाकर, यदि बाप भायेसमाजी बनता था 
तो वह लड़के भोर लड़की को नाता न मिलने का खतरा मेलता था | विरोध के 
पहाड़ रास्ता रोकते थे, परन्तु झायत का उत्साह उनके सिरों पर से लांवकर निकल 
जाता था। वीरता के इशन्त देना कठिन है क्योंकि उस सन्‍य जो भी _हिन्दू सनातन 
धम को छोड कर भाये आयसमाज में प्रविष्ट होत। था, वह कुछ न कुछ वीरता दिखाता 
था। भनेक ठदाहरणों में से हम केवल एक ही दृशन्त लेते हैं। मेरठ के प्रायसमा- 


अलीरी। अवन्‍न>े बन 3५ जनम जे 


चार से हम निम्नलिखित इत्तांत उद्घ्त करते हँ--- 
५खत पं* नृत्यासिंद्द जी उपप्रधात भ्.यसमाज नगीना 
42003 0070 0: लि 4080: वीक # 206 6: 0 0 800 
बखिदमत जुमला साह्विबान व मेम्बरान झायसमाजं झआार्यावते, नमस्ते 


झाप सब साहिबान इस समाज की काररबाई पर गौर फरमावे, भौर वह यह है। 
हरफदों बशर को लाज़िम है, यानी जो शख्श अपना नाम झायसमाम के सभासदों में 
लिखवाये और सभा का मेम्जर होना चाहे, उस साहिब को कोशिश भोर घीरज ऐसा 
रखना चाहिये जैसा कि मोखासिंदह उपदेशक गोरछ्चिणी सभा झौर प्रतिनिधि भ्ारयसमाज 
नगीना जितना बिजनौर ने रखा, ओर जिस कदर तकल्नीफ और रंजिश इस शख्स को 
पैदा इुई है, उसको मुखतसिर तौर पर बयान करता है, मगर उस शेरेमई ने कुछ 
एयाल न किया | अत्र देखिए | अव्वल ता जिस मकान में यह शख्स रहता था, उस 
मकान से इस श्झस को इसके रिश्तेदारों पोप लोगों ने बाहिर निकाल 
दिया, परन्तु झायेसमाज का भाना जाना इस शख्स ने न छोड़ा । भर सिवाय इसके 
पोष लोगों ने और बहुत सी तकलीफें दीं, उनका बयान करना फूजूल सममता 
हैं, भोर किसी लरइ से पोपों का काबू इस शख्स ने नहीं चल्लने दिया | मगर एक 


( २११० ) आरंसमाज का इतिहास्त 
हि 2 52233233270:-237:5:: >> 2-555%&&&&#७%&&%- ७७ &७& 


तकलौफ पोप लोगों ने इस शख्श को बड़ी दौ। उसका मुख्तसिर हाल थह है कि: 
[ हम माह का शुजरने बाला है कि लड़का इस शख्स का करीबन उमर सात बरस 
का था। उसझो पोप लोगों ने किसी बहाने से'पेडे में जहर देकर मार डाला । उसके 
वियोग होने का शोक तो शख्स मजकूरबाला तकलौफ़ जदा को हा परन्तु छदता को 
न छोडा ५ भोर कुछ मी ख्याल न किया । जिस वक्त पिसर मज़कूर को भ्राठ रोज मेरे 
हुए होगये तब यहां मेला रामलीला में मिती असूज सुदी छठ को णो कि करौब तौस 
हजार के आदर्मा मेला मजकूर में था, उसमें व्याख्यान गोरज्षा का दिया इच्यादि ९ 


यह केवल एक दृष्टंत.है । उस शैशब काल में ऐसे दृष्टंत प्रत्येक प्रा झौर शहर 
सें हो रहे थे, जो लेखबद्ध भी नहीं हुए । भनुकूल वायुमयडल में पत्ते हुए भय पुरुष 


नहीं समझ सकते, कि उस समय के वैदिक धम्मियों फो कितना स्वायथंत्पाग करना * 
पड़ता था | ४9390 8909७ 


चलना 


८, गोरता का कार्य तथा अन्य घरनायें 


ऋषि दयासन्द के जीवनबृत्तान्त मे उनके गोस्क्षासम्बन्धी गम्भीर प्रेम का 
बणन भाचुका है। उनके देहान्त के पश्चात्‌ इस विपय में आर्यसमाज के प्रासिद्ध आदि 
भजनोपदेशक्र चौधरी नवल्लसिंह ने गोरक्षा का भण्डा उठाया था। उक्त चौधरीजी ने 
गोरक्षा की भपील में जो लावनियां बनाई थी उनको सुनकर झाण्य॑ जाति के बाल 
ओझोर वृद्ध सभी के अन्दर प्रोम झौर भक्ति का प्रावाह उमड़ झाता था। पंजाब प्रान्त में 
सन्‌ १८८४ के मध्यभाग से भ्रमण झारम्म करके चोधरीजी ने बहुत स्रा धन भौर गार्ये 
एकत्र की थे।। स्वामी भालाराम इस कार्ण में उनके सहायक थे, क्योंकि उस समय 
उक्त साधु मदह्दाशय बड़ी लगन से आर्य्यंसमाज का प्राचारे कर रहे थे | हरिद्वार पर जाकर 
चौधरी नवलसिंह ने गौझों के ऊपर जो अत्याचार देखा और उसके हटाने का जो 
प्रबन्ध किया उसे उन्होंने आय्य विनय के सम्मिलित अक १४-१४ में इस प्रकार 
वर्णन किया है :- के 


“हरिद्वार पर लोग गोदान करके ब्राह्मणें को दैजाते हैं और ये लोग गो को, 
मुसलमानों के हाथ बेच देते हैं ओर वह मुसलमान लेकर ज्वालापुर भादि में लेजाकर , 
मार डालते हैं | दो सो चार सो गाय इसी तरद् से हरिद्वार पर झाकर मारी जाती हैं. 
झोर जो लोग दान देकर गोरे वा गोरी बनाकर बछुड़े वा बछुड़ी हरद्वार पर छोड़ जाते. 
हैं उनका न कोई वारिस न मालिक द्वोता है। उनको यवन लोग लावारिस समझकर 
ज्ह कर डालते हैं । वह हर साल सैकड़ों मरे जाते हैं भोर देश में भी द्विन्दू मांसा- 
हास्यिं को गाव बेचते हैं उनके वास्‍्ते भमे को कोई म्यवस्था नहीं है। इस बास्ते 


्ि बृतीय शणढ-जोथा परिच्देंद । ( २११ ), 


हरिद्वार पर गोरक्षा का प्रबन्ध इस तरह किया गया था । वहां के ब्राह्मणों को यह कहां 
गया था कि जो यात्री गंगाजी में स्नान कर उससे यह संक्रल्प मंमाजी में कराया जे 
कि में भद्योपराल्त हिंसकों के हाथ गाय न बेचूंगा झौर वह जो बुछ गोरत्षा के. निमित्त 
द्वान दे उस भामदनी से वहा. पर जगल में गोशाला बनाई जावे, जिसमें वह गोरे भौर 
शोरी पलते रह और धन्य गौयें झातें, वह भी उस झामदनी से मोल खेकर 
गोशाल। में छोड़ दी जावें । एक झाना भी जो एक झादमी से लिया जाता तो १२००० 
हजार रुपया हर साल गोरक्षा के दान पात्र में झाता, क्‍योंकि दों लाख झादमी साल भर 
में गंगास्तान को झाते हैं, सो यद नियम हरिद्वार के ब्राह्मणों ने स्वीकार करके एक 
झाणड गोरदा के नाम से ब्रह्मकुगद् पर खड्डा किया था, झोर तछझता जिलपर गोरह्छा 
के नियम लिखे थे, हर की पोड़ी पर खड़ा किपा था भोर यह लिखत लिखी गईं थी 
फ्ि जो यात्री गंगा में स्नान करेगा उसका पुरोहित कण्डे के नीचे गोरक्षा का संकल्प 
कराके श्रद्भापूतक, दानपात्र में दान दिवाये, झोर इस घन से गौशाला बनाई जाके, उसके 
मभालिऊ दृरगिद्वार के ब्राह्मण पंच होंगे। पे० भव,नीदत्त ज्योतिषी कसखल को इसका 
अध्यक्ष किया गया था | डस लेख पर मेरे और सब ब्रक्ष्णों के हस्ताक्षर कराये गये 
थे झोर सत्र काम जारी किये गये थे। मैं इस काम को जारी कराकर गौशौला की 
पुष्टि के निमित्त चन्दा लाने के वास्ते सहारवपुर को तरफ देशों में गया था, झोर यह 
सब दाल कई एक अखबारों में भौ लिखवा दिया था। जिस समय यह खबर धर्मसभा 
जगाफरी जिला अ्रम्बाला, झोर धर्मसभा रुड़की जिला सहारनपुर को मिली तो उक्त दोनों 
सभाझों का बह विचार हा कि गो-रक्षा का पूरा प्रबन्ध हझा, ओर यह गो रक्ता' का 
मार्ग दयागन्द सरध्वती का चल्लाया इुच्ा है इससे दयानन्द का पक्ष सिद्ध होता है, तो 
जगाघरी सभाने एक खत देकर लाइलीप्रसाद गुजराती को, और धर्मसभा रेड़की ने 
फकौर चन्द अध्यक्ष को हरिद्वार पर भेजा। उन्होंने ब्राह्मणो से कहा कि तुमने अपमे 
सनातन धर्म को छोड़ दिया | झाजतक यहा न गोशाला बनी थी, न गो के बेचने का 
संकल्प हुआ था। क्‍या पहले कोई बुद्धिमान न हुझा था ! यह गोरक्षा का मत 
दयानन्द का चलाया हुआ दै। हमारा तुम्हारा काम इसकी हामि करना धर्म है | जब 
तुम इरिद्वार पर गोरक्षा करोगे तो लोग कहेंगे कि देखो दयानन्द का ऐसा उपदेश है 
कि, झब ब्राइण भी गोरक्षा करने लगे | दयानन्द जी की कौत्ति होने से हमारी मुम्हारी 
हानि है | गरज ऐसी २ बातें कहकर ब्राह्मणों को बहकाकर गोरक्ता का कया तख्ता 
दानवात्रादि उठवाकर इलवाई की भट्टी में. जलवा दिये । यह खबर मूलचन्द मास्टर 
कनखल ने खत के जरिये से मुझे; दी । में इरद्वार भाया, भौर भाकर ब्रह्णों से कहा 
कि तुमने रह क्‍या किया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि मोरक्ता करना या. गोशाला बनवाना 


ईम्रारा धर्म नहीं,'इमणो गंगा पुत्र हैं, गंगा ली है हम खाते हैं| हमकों दुच्तिया के. करगड़ों 


(२१९ ) आअधैलमाज का इतिहाल 


से क्‍या काम ! परमेश्वर की इज्छासे गौ मारी जाती हैं-इम उसकी मर्जी को कैसे रोक 
दें। मुसलमान गो अध करते हैं वह भी तो बेदरीति से करते हैं, कुरान भी सो भथर्व 
बैद है, पहले हमारे यहां भी तो गो-बध करते थे। जब हम समर्थ थे, अब वह 
सामथ्य नहों है।”” मैंने उन ऋषि मुनियों की सन्‍्तान के सुंह से ऐसी बात सुनकर 
धत्यन्त शोक॑ किया कि हाथ यह उन्हीं दी सन्‍्ताम हैं जो गौ पर अपना प्राण नोछावर 
करते थे | भाज उस ब्रह्मकुल की सनन्‍्तान ब्रह्मकुगड्ड पर खड़ी हुईं यह कहद्दे कि गोरक्षा 
करना हमारा धर्म नहीं हैं भोर इस परम धर्म का कणढा उखाड़ कर भाग में फूंक दे । 
झम हमको क्या भाशा हो कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त होगा । क्या हरिद्वार में यह 
प्रबन्ध होने से सारे भारतवर्ष में यह ब्यवस्था न फैल जाती कि गो इंसक को मत 
दो । जन्न दिन्दू लोग उनको गाय न देते तो उनको गाय कहां से मिलती ! २४ करोड़ 
शात्रादी में रे करोड गौ का बुगा चाहने वाले और २१ करोड़ रक्षा करने वाले हैं, 
फिर भी गो मारी जा रही हैं । शोक । वया बरें, हमारे ऊपर कोई व्यवस्था करने वाला 
न रहा जो गाय किसी ने रात को शेर के डर से धर में बांधी भौर दैवयोग से उलम 
कर मर गई-तो बांधने वाला हत्यारा हो गया | गंगापर झाकर गोधाट में प्रायश्चित्त 
करने को भोर भंगी उसके सिर पर जूते मरे तब विरादरी उससे खान पान करे भौर 
जो झपने द्वाथ से दो रुपये के बदले बूचर की घूरी तले गौ को बेच दे उसको न कोई 
दर न प्रायश्वित । सच हमारे धर्म का वही दवा है कि भशर्फियों की लूट भोर कोयलों 
पर मोहर । एक हफ्ता इन लोगों से मुकक्ो मगज़ मारते हो मया पर मैं भ्रकेला हूं भोर 
धर्मतमा वाले कई भझादमी बहका रहे हैं, मैं लाचार होकर भ्राज जाता हैं। उन लोगों 
की बुद्धि घट हो गई। कया किया जाय परन्तु मैं देशोपकारक भोर घर्मरद्षक अखबारों 
से झाशा करता हू कि इस मजमून को अपने २ परचों में लिखकर ओर अपनी २ 
राय देकर इन दुबुद्धि लोगों को धिकार देकर समझा देंगे। मुकफ़ो एक साल हा 
पेशावर से बरेली तक गोरज्षा के लिये फिरता हू। एक दो गोशाला सुजफ्फरनगरादि 
में बनाई गई थीं भोर लाखों मनुष्यों को गो रच्ता का उपदेश देकर हिंसक के हाथ न 
बेचने का संकल्प भी कराया परन्तु यह हरिद्वार में ऐसा उत्तमोकार किया हुभा घन 
समा जगाधरी ओर रुड़की ने मट्ठी कर दिया, जो यई मेरी जान भी ले लेते पर इस 
का; का नाश न करते तो मुकको शोह न भा ।”? 


चौधरी नवलातेंह ने पण्डों के इस दुष्कर्म को उत्तरौय भारत के सारे नगरों ऋऋ 
सिद्ध कर दिया और आयतमाजों के प्रतिनिधि चारों झोर से हरिद्वार पहुँच गये । ११ 
मई सन्‌ १प्पप्र को कनखल में एक बड़ी भारी सभा की गई | पयणडों को बहुत से यज- 
मानें में लिखकर भेजा था कि यदि तुम गोरक्षा के काये का पुनरुद्धार न करोगे तो 
हमार तुमसे कुछ वास्ता न रहेगा। भय मद्रघुरषों तथा अन्य सज्जनों ने पण्ढों को. 


तृतीय शघइ- चोथा परिच्हेद | ( ११३ ) 


कै >>» ज-+ऊ कक 7८५ कक ०५००४ क ७५४० फ कक पे ८० कक पक ४ फट मजाक कक ४ >फ कक 323:ड एफ के फघ)०फा फ पक केक क-ड- कप ३ कफ ऊ ४3752 5 2-200%7%:5/%:/:+7>_ हु 
बहुत समझाया परन्तु वह इस शुभ काय में सहायता देने कौ जगह ऋोधित होकर 
घाघक दुए भोर भसभ्यता से गाली प्रादानादि ब्यवहार कर लड़ने मरने को उपस्थित 
हुए झन्‍्त को हर कर सामाजिक पुरुषें के उद्योग से कनखल चुन्नील्ाल के बाग में 
१४५ मई को हवन भजनादि के पश्चात्‌ गोरक्षिणी सभा का झणडा कायम किया 
गया और स्थानाधिप मद्दाशय ने भी स्थान देने के भ्रतिरिक्त दृढ़ प्रतिज्ञापूवक इस काम 
पर यथावत्‌ दृष्टि रखने तथा उन्नति करने का जिम्मा लिया | 


इसी अवसर पर चौधरी नवलापंद ने भ्रपनी वह प्रासिद्ध लावनी बनाकर गाई थी 
जिसके एक पद में पणडे की करतूत का ही यथणन है। पद यह है---“ इधर धर्म का कणडा 
गाड़ें, उधर अधर्मी रहे उखाड़”? उस समय के दर्शक कहते हैं कि जिस समय यह पद 
गाया गया, सैंकड़ों पुरुषों की भांखों में आंसू ज।री थे भौर कनखल निवासी महद्दाजन 
और भनन्‍्य पुरुष पणडों पर लानते डालते थे । इस गोरक्षियी सभा के प्रधान फर्दखा- 
बाद के रईस लाला मोहनलाल नियत हुए भौर चोधरी नवलार्सद को मन्त्री बनाया गया। 


सनातनी समाचार पत्रों ( मित्रविलासादि ) ने गोरक्षा का कण्डा उखाड़ने पर 
इरद्वार के पणडों की उलटी पीठ ठोकी जिसके लिए द्वेतु यह दिया कि ““दयानन्दी गो 
रदा की आड़ में झपना आयसमाज कायम करते हैं, गोरक्षा तो केवल वहाना है।”” 
पौराणिक सनातनी पत्रों ने चाहे कुछ ही शोर मचाया परन्तु हर॒द्वार के पण्डों को 
उनके यजमानों ने सौषा कर ही लिया | झाय विनय खड १ झेक २१ के सामाजिक 
समाचारों में नीचे का समाचार छुपा था; -- 


झत्यन्त दृ्ष का स्थान है कि हरिद्वार में दूसरी गोशाला भी प्रस्तुत होगईं। पण्डों ने 
झपना पूरवकुत दोष अपमाजन किया | इतना घुग भल्ला सुनकर, देश देशांतरो में 
प्रह्यात होकर, झब समझ में झाया कि गोरद्ा भवश्यमेव करनी है | मुख लोग बिना 
अन्तिम फल विचोरे शीघ्रता से ऐसे हो काय कर बैठते हैं कि जिससे पश्चात्‌ उनको 
निन्दापात बनना पड़ता हैं ४? पण्डों ने सभा तो बनाई परन्तु उसके तीन सभापति 
और छः प्रधान नियत हुए क्‍योंकि उनको भझपने सब पजमानें का प्रसन्न करना ही 
चभीष था । 


हरिद्वार कौ गोशाला कुछ काल तक चलतौ रहों | 
&, उपसंशार 


यह दो वर्ष भावसमात के लिये शान्तिमय उन्नति के थे | नहां डौ. ९. भी. स्कूल 
कह स्थापना से भश्यसमत्त की जे पाताल में पहुंचरई वहां गन्‍्य धर्मों तया सम्प्रदायों के 


( २१४ ) आरयसमांज का इतिहास 


क-जन्‍ीजल, ५८२८०. 2५ 2५,३८५ ५५३ #न8न३.७+क-नपेन्‍ २#पन्‍० ७ ५८ ९# सका कली. 5त५ट न्‍फत५# मा +5#ा५ 32७ 75 धहचह 2७... 23०९०७/७०६ ४/६८._ ६/९६५९ २६१५ ०७५४ ४५ ७४/७/७४ 25८०५/१४ /७४ ७७४२८ ककन्‍पक-फर कक जा 5 पका का २०२०/क कप #उथत5 कली 


कोई बड़ा संघर्ष उत्पन्न नहीं हु । कई ९ छोटे मोटे शाज्ञार्थ होते रहे, परन्तु 8क्कर 
का भयंकर समय झभी झारम्भ नहीं हुमा था। 


आये पुरुष वैदिक संस्कार करामे लग गये थे परन्तु भ्रभी तक संस्कारों के पांब 
नहीं जमे थे । नियोग के नाम से विधवा विवाह के कुछ दृष्टान्त पाये जाते हैं भझोर 
कहीं कहीं ११ वष की कन्या के वैदिक विवाह के समाचार भी मिलते हैं । संस्कारों की 
झोर जो थोड़ी बहुत भौ प्रशत्ति मिलती है, वह महत्त्वपूर्ण है। इस समय छोटी २ वस्तु 
का बड़ा विरोध होता था | वह लोग थोड़ा भी करते भे तो भधिक सहन करना पड़ता 
था | उस समय के झाय पुरुषों की यदि उसी समय की भरवस्थाझों को देखते हुए परीक्षा 
की जाय तो कहना प>गा कि वह लोग धम पर सुखों का बलिदान करना जानते थे । 


वृतीय खायड-पांसवां परिज्छेद । (२१४) 
न्‍्््शवलल््अइडसड यधथ ०६७ सजपम्मभ०क का कन> ८ ७:कनकट कक कान क- कम नह" ० कक जज 


पयामृकाछराप्सफप:फाधस>ालााकलार++२६ की: ड के ज:2 0 फल कारारक-लक २ एक: पक्रदा-८:ार कट 
33३७० _ 3१, 60७ टा-नक क्‍ीकिमा७रक ढक ली जीत क/0%त हा १ मे ढशिन्‍ # हा 


पांचवां परिच्छेद 
“7++*<च छह 2#६२27४२३-०-- 


सनातनधर्म से संघर्ष 
“-+**+१७%१ट्/)9०---- 


शपण८ ईैं१----१ ८८6 हैं० 
१, कारण 
->>+>अुप्ड22७+." 

. अृषि द्यानन्द ने चोमुखे आक्रमण किये, सत्र सम्प्रदायों को धक्का सगाया, किसी 
को भी अछूता नहीं छोडा । ऋषि ने अनेक शाज्त्रार्थ किये | बहुत से पर्वत नो अपनी 
उचाई का दावा रखते थे, उस विद्यामेप के सामने छोटे दिखाई देने लगे | सनातनघ- 
मिरयों ने अपने बड़ी से बड़ी तोपों को लाकर दयानन्ददुर्ग का घेरा डाला, परन्तु 
ब्रह्मचय और प्रतिभा की फसीक्ष पर कोई भसर न पैदा कर सके | शास्रार्थ भी एक 
कला है, जो केत्श परिडत्य के साथ नहीं झाती | ऋषि से पूर्व तथा उस समय 
में भी काशी झोर नदिया में दिग्गज पंडित विद्यमान थे | वह धाराप्रवाह संस्कृत बोल्ल 
सकते थे, व्याप्तियों के छर्रों और झबच्छेदकों के गोलों से विरोधी पंडित का भंग- 
भंग कर सकते थे, पर सर्वसाधारण के सामने झाकर छोटे से छोटे विषय पर युक्ति- 
पूर्वक बात नई कर सकते थे। वद्द अघेरी कौठरी के दिग्गज थे, ऋषि ने डन्हं खुक़े 
मैदान में ललकारा | खुले मेदान की लडाईं में जिन गुणों से सफलता प्राप्त होतौ है, 
बह उनमें विद्यमान नहीं थे | दयानन्द ने शास्त्राथ के पुराने सब कानूनों को तोड़ 
डाला । वह व्याप्तियों की धारा नहीं छोडता था, भवच्छेंदफी के गोले नहीं बरसाता 
था, वेदों के मन्त्र प्रमाण में पेश करता था, ओर जब उसे झावश्यकता होती थी, 
तब बेद प्राक्षण उपनिषद्‌ दशन भौर स्मृति ञझपगा २ हिस्सा देने के लिये उपस्थित 
होनाते थे | इस नई शः्ज्रार्थ पद्धलि ने पुरानी पणिइतऊ शाजाय पद्ढति को बिल्कुल 
निकम्मा बना दिया। अन्तिम दिनों में ऋषि का मार्ग निष्कण्टक बन गया था | प्रति- 
पक्षियों ने हथियार फेंक दिये थे । 


ऋषि के बीठे लगभग ५ साल तक प्रतीक्षा और तय्यारी का समय था। झारय॑- 
समाज का सर्वस्न सेगनापति खो गया था, नये सेनापति तय्यार नहीं .हुए थे। उधर 
सनाझनधने गई शाक्षार्थप्रणाली का क. ख. ग. सीख रहा था। बह भी मलठों को तम्पार 


(२११६ ) आायेश्रमाज का इतिदाल 


कर रहा था | ५ साल कौ ठय्यारी के पीछे १८प्यय ई० में हम फिर भाय॑ंसमाज और 
सनातनवथर्म को ठकराता हुमा देखते हैं । संघर्ष के बदने का एक यह भी कारण था कि 
आायंसमाज की उन्नति पुराने दुगों की जड़ों को दिला रही थी। आप सनातन विचारों 
का था, तो लड़का झार्यसमाजी बन रहा था | एक भाई गणेशजी को पूजता था, तो 
दूसरा भाई मूर्तिपुजा के खयडन में लगा हुआ था। समाज में एक क्रान्ति पैदा हो 
रहौ थी, जिसे देख कर पुराने विचारों के ठेकेदार घबरा उठे थे। १८८४ ई० से 
१८प८७ ई« सक पझ्रायसमान की शक्ति जितनी तीतता से बढ़ती गईं, पौराणिक विचार 
रखनेवालों की घबराइट में उतनी ही वृद्धि होती गई। (८८७ ई० में गति भौर 
स्थिति की शक्तियां भाषत में जोर से रगड़ खाने लगी | 


२, आय पर्मतमा और आर्य सिद्धान्त 


ऋषि की मृत्यु के पीछे सनातनघम की ओर से झायसमाज के प्रवाह को रोकने 
का पहला लेखकद्ध प्रयज्ञ किसी पंडित राममोहन शर्मा की झोर से हुआ था। राममोहन 
शर्मा का नाम तो केवल दिखावे के लिये था, असल में 'हामोह॒विद्रावश” काशी 
के किसी बड़े पंडित का लिवा हुआ था। लोगों का अनुमान था कि उस समय के 
प्रप्तिद्ध विद्वान भागवताबाय ने ही “विद्राबण” कौ रचना की थी। इस छोटीसी पुस्तक 
में ऋग्वेरादिभाष्यभूमिफा के वेज्ाह्मणविषयक्र सन्दर्भ का खण्डन हुआ था। भाषा 
नितान्त भ्रसभ्य थी, योग्यता दिवाने का प्रयक्त प्रत्यज्ञ दीखता था | इस लेख का एक 


नमूना यह दिखाने के लिये दिया जाता है क्रि उस समय की पंडितमण्डली विवाद 
में किस भ.षा का प्रयोग उचित समझती थी। 


“अयैकदा पवित्रतमायां सुलभसुभगगांगप्रवाद्यायां वाराणस्यां विज्वग्दी: संवैरपि 
भर्मध्वजशिरोमणि: पुण्यजनप्रतर इतिसमधिगतः पं रूषहुलाल्प जला त्पल्वलात्‌ सयः समुत्यित: 
सर्वागीणपऋलेपेन स्तब्धरोमेत्र स्थूलकायों धर्मपुस्तकमूलमुल्लुलान: काश्यादिपुण्य- 
तीर्थमुवो दारयन्नषिव कश्िद्‌ भिन्नुवेधो देवनिन्दायो'शब्दघुरघुगयितमुखः:ः कलेकयनिव 
स्वेष छावयन्नित्राज्ञानम्भसि जगरशेपं, सञ्जनयन्नित्र सताञज्चेनस: छेशं, वज्चयज्नि 
व स्वदेश वस्तुतः स्वात्मानमेत्र वज्चयन्‌ कलुषयंश्र समुपागमत्‌ ।”? 


एक वार पझ्त्यन्त पवित्र सुलभ सुन्दर गंगा प्रवाह से युक्त काशीपुरी में एक मि- 
खारी वेष वाला आदमी आया | वह कैसा था ? उसे पेडित झौर मूर्ख पुण्य जनों में 
श्रेष्ठ कहते थे ( पुण्य जन का अर्थ अष्ठ पुरुष भी है भोर नास्तिक भी ) कीच से 
निकले हुए, मिट्टी से सने होने के कारण स्तब्ध केशोंवाले सूमर के समान वह 
धर्म पुस्तक रूपी बनस्तति की जड़ों को खोदता, झोर काश्यादि तीथों की पवित्र .भूमि 


दृतीय खग्ड-पाचिा परिव्हेंप । (७) 
को उज्ाइता था | उमप्तके मुंह से देवनिन्दा का शब्द सूअर के घुर घुर शब्द कौ 
तरद निरलता था। वह मानो भपने भेस को कलफित कर रहा था, सारे संपतार 
को। भवियारूयी जल में डुगो रहा रहा था, सजों के दिलों की दुःखित कर 
रहा था, अपने देश को झोर बघ्तुतः भपने आझापको ही धोखा दे रहा था झोर' कलकितें' 
कर रहा था। 


यह महामोह॒विद्रावज को प्राग्म्मिक पेक्तियां हैं । इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उस 
समय के पणिडइतों में श्रेष्ठ समका जाता था। वह समझते थे कि एक लच्छेदार झप- 
शब्द बीस युक्तियों का काम देता है । उन्हें नहीं विदित था कि युग परिवर्तन हो चुका 
हैं। अब कठिन गाली के स्थान पर शान्त युक्ति को भधिक बलयुक समका जाता है। 


इस प्रकार के लेखों का सर्वसाघारण पर तो कोई प्रभाव नहीं होता था, परस्तु 
संस्कृत के विद्वान्‌ इन्हें पढ़कर भबश्य प्रभावित होते थे | प्रभाव का यह अमिप्राय नहीँ 
कि उस्तकी सम्मतियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, ऐसे लेख कमी सम्मतियों पर 
प्रभाव नहीं पैदा कर सकते थे | इनका झसर केवल यह होता था कि जो लोग ऋषि के 
विरोधी थे वह कुछ समय के लिए प्रासन्न हो जोते थे, भोौर जो ऋषि के भक्त थे, उनके 
इदयों को दुःख पहुंचता था । ऋषि के शिष्यों में से तीन ही मुख्य समझे जाते थे। स्वामी 
झात्मानन्द जी के कार्य का वर्णन आ चुका है। पं० भीमसेन झोरे पं० ज्वालादतत ऋषि 
के ध्वास शिष्यों में से थे । उन्होंने ऋषि से बहुत कुछ पढ़ा था। बेद भाष्य तथा भझन्य 
प्रन्‍्थों के प्र संशीधन का कार्य प्राय: इन्हीं दोनो के हाथों से होता था। ऋषि की मृत्यु 
के पीछे उक्त दोनों पणिडत प्रयाग के वैदिक प्रेस में सशोधक का काथ करते रहे । उस 
समय झ्ार्यसमाज में पंडितों का अभाव था। ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के प्रूफ स- 
शोधन तथा लेखन के काये के लिये झपनी फर्रुखाब'द की पाटश'ला के सबसे योग्य 
विद्यार्थी मीमसेन भोर ज्वालादत्त को साथ ले लिया था | दोनों में से पं० भीमसेन की 
योग्यता भ्राच्छी थी, परन्तु स्वभाव चमब्क्‍्ल था, प० ज्वालादत्त का स्वभाव 
स्थिर था, भ्रच्तर अच्छे थे, परन्तु कौशल भौर पांडित्य की कमी थी | 
स्वभाव की च>चलता के कारण भीमसेनजी को स्वामी जी के कोप का भाजन भी होना 
पढ़ता था। प्रतीत होता है कि वह बहकावट में बहुत शीघ्र भझाजाते थे | कभी २ 
झपने पांडित्य के मद में भाकर स्वामी जी की भ्रशुद्धियां निकालने की धुन उन पर 
सवार होज!ती, भोर हर उधर बुराई तक करने लगते। एकबार कार्य की अत्यन्त 
शियिल्ता के कारण कऋषि ने प॑० भीमसेन को झलग भी कर दिया | मार्मशिषर बदी ५ 
सम्बत्‌ १६३४ के पत्र में ऋषि ने देदिक प्रेस के मैनेजर मनीषी समर्थदान को लिखा है 
शञ्नाज अत्यन्त भ्रयोग्यशा के कारण भीमसेन को सब दिन के लिंये निकाले दिया हैं, 


€ ५१८ ) शायलमाश को इतिदास 


' उसकी मुज न लगाना | लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान न देना” अलग कियपें जाकर पं० 
भीमसेन की भांखें खुलीं | स्वामीनी को आपने जो पत्र भेजा, वह लेखक फ्री मानसिक 
दशा को भच्छो तर सूचित करता है। हम पत्र की कुछ पंक्तियां नीचे उद्भुत 
करते हैं :- 


(४५०००*०** मेरा चित्त अभ्च कहीं नहीं लगता क्योंकि भाष जैसे शुद्ध पुरुष मुक्े 
की दोई नहीं दीखते | पहले यह विचार नहीं किया। यहौ मेरी भूल है भोर झापका 
यह कहना बहुत्न सत्य है कि जञतक मनुष्य को धक्का नहीं लगता तबतक बुद्धि नहीं 
झआाती | भत्र मेरा यददी विचार है कि झापका संग मैंने बहुत क्रिया, और झापको भौ 
मेरे समान ठहरने वाला कम ही मिला होगा । अब मेरे ऊपर कृपा करके मेरे दोष भाष 
निःशेष जानते हैं भौर कुछ में भो जानता हूँ, सो भाप चित्त से इटा द॑जिये | क्योंकि 
मैं सब दोषों को समूल छोड दूं। | जिन २ बातों से मेरी आपकी बुद्धि में विरोध 
पड़ता था, सो बे ब.तें झब कराचित्‌ किंचिंत भौ न करूंगा । अभ्रव पूर्वानुभूत भ्रपराधों 
को क्षमा करके अपने चरणकमलें के दशन कराइये ।”” 


स्वामीजी ने क्षमा ऋर दिया | पे० भीमसेन फिर प्रेस में संशोधक का कार्य करते 
रहे | वित्त की चचलता भोर बहकाने में झाजानेवाली प्रकृति ने प॑० भीमसेन का 
झन्त तक साथ रिया । इन दोषों के होते हुए भी उनकी योग्यता में कोई सन्देष् नहीं 
था। झयने समय में वह भाय॑तमान के चोटी के पंडित माने जाते थे। भाषप्रन्थों में 
उनका अनिषिद्ध प्रवेश था। उनके प्रोत्साहन से ओर प्रयाग निवासी बा० विश्वेश्वर 
पिंहजी के उद्योग से मद्दामोह्द त्रिद्रावश जसे विषप्रण आाद्चोपों के उत्तर देने ओर धामिक 
प्रश्नों की निपटाने के लिये अषाढ़ शुक्रा १३स० १६४४ ( जुलाई (८८७ ) को भार्य 
घर्मसभा की स्थापना हुईं | सभा का उद्देश्य वैदिकधर्न पर किये गये झा्षेपों का खण्डन 
झौर शकाओं का समाधान करना था | सभा के मन्त्नी पे० भीमसेन शर्मा बनाये गये | 
आदतें के खयडन के लिये झाय सिद्धान्त! नाम का मासिक पत्र निकाला गया । उसीमें 
झा पुरुषों की शंकराझों का समाधान भी होता था | पहले तो यथासम्भव सभी शकाओं 
का समाधान करने का यत्न किया जाता था, परन्तु जन यह कार्य कठिन होने लगा तो 
घोषणा दोगई फि केवल उन्हीं शंकाओं का समाधान किया जायगा जो झाय प्रतिनिधि 
सभा द्वरा प्राप्त होंगी। पत्र के सम्पादक प्रारम्भ में पं« भीमसेन शर्मा और पं० 
ज्वालादत्त शर्मा थे, परन्तु प॑छे से सम्पादन का कार्य केवल पं० भीमसेन शर्मा ही 
करते रहे। पत्र का वार्षिक मूल्य १॥) रखा गया था। सम्पादकों का कोई वेतन 
निश्चित नहीं किया गया था । छपाई बचाकर जो शेष बचे उसका झाघा भाग सम्पा- 


हक की भेंट किया जाता था। नाममात्र को पत्र झायंधर्म सभा का था परल्तु 


ँतीय बेशरइ-पांचपां परिर्केद । ( १६ ) 


प्रारम्भ से वह पे० भौमसेन शर्मा के पूर्ण अधिकार में रहा। वही उसके बाली वा* 
रिस गन गये | जब शर्मा सौ बौमार दो नाते तो पन्न भी सुल्ताने अगता। महौनों तक 
दर्शन ही न देता था, परन्तु उस समय सामाजिक पन्नों का इतमा अमाव था, लोगों 
की घम पिपासा इतनी बढ़ी हुईं थी, ओर ऋषि के शिष्य का इतना झआादर था कि 
सब कमियों के होते हुए भौ भार्य सिद्धान्त को आर्य पुरुषों से बहुत सी झआयिक सहायता 
मिलती थी । जब वैदिक यन्त्रालय प्रयाग छऐे उठकर भलमेर चला गया तो (५० भीम- 
सेनज्री प्रयाग में ही रह गये और उनके साथ हो भाये सिद्धाम्स भोर भागधमहमा 
के कार्यालय भी सट्ट गये | 


झाये धमसमा की. झोर से १६४४ के भन्‍त में दयानन्द विश्वविधालय का 
डदघाटन किया गया विश्वविद्यालय का उदेश्य भायतमाज की प्रावश्यकताओों को 
पूर्ण करने के लिये उपदेशक तख्पार करना थ'। इस विद्यलय- के मुरूष कार्यकर्ता ये» 
भीमसेन जी हं। थे | भार पुरुषों ने विद्यालय के लिये अच्छी सह्दायता दी । एक समय 
इसमें पन्द्रह बीस विद्यार्थी पढ़ने लगे थे | विश्वविद्यालय के संचालक आ० बिशेश्यर 
सिंह जौ रईस थे, जो ऋषे के भनन्य भक्त थे । वद चाइते थे. कि. ऋषिशो बताई हुह 
पाढविधि का विद्यालय में भज्षरश:पाक्षन किया जाप-। 


थाय धर्मसभा के सभासद माघ १६४४ में ३६ थे, जिन में से क्गभग भाषे 
संस्द्वतत थे |: सभासद्‌ बनने के लिये इतनी ही शर्त थी कि. 'जो सभासद्‌ बनना चाहे 
बह भायसभाजी हो भौर संस्कृत जानता हो? कस्कूत जानने या न जानने का निर्णय 
सभासदी के. उम्मेदबार के. अजौन था | इस- कारण. सभा में अधिक संख्या उन ल्लोमों 
की होगई जो नाममाह के ही संस्कूतझ ये | यद्ी कारण था कि सभा अधिक समय 
तक न चल. सकी | लगामग दो वर्ष तक जीवित रहकर माघ. १६४६ में. समा अपने 
ठौसरे भधिवेशन के साथ समाप्त हुईं |. सभा समाप्त. होने के रह कारण प्रतीत होढ़े 
हैं। झायसमाज को जन्म घुट्टी में नियम भोर नियन्त्रण स्लिखाया गया है। आयधर्म 
सभा का न प्रह्छा नियन्त्रण था, भौं? न कोई विशेष नियम थे | धागे प्रतिनिधि 
सभा के भतिरिक्त प्रान्त में किसी ऐसी सभा का रहना कठिन था,, जो सब भा पुरुषों 
की प्रतिनिधि न समझी जाय | यदि आयधरमसमा प्रातिनिधि द्वारा बनाई ज.ती, या प्रलि- 
निश्चि फे भथीन होती ते। शर्यंद जौवित रह जाती । प्रतिनिधि सभा के बनमाने आर 
भआायबम समा के समासरों दो. शिथिखिता के कारण वह सभा भन्‍्यया सिद्ध सौ होगईं 
थी | तीसरे अधिमेशन में वह समा तोड़दी गई झोर भय सिद्धान्स तथा विश्वविश्या- 
हप के करत घता इसे पे भमसेन-शर्मा हो रइ गये। मिकनेः- दिनों" शक भायकों.. 


( २५० ) खाग्रेसमाल का इतिदास 


सभा रही, उसने उपयोगी कार्य किया | बह झायसमकाज के संगठन के अनुरूप नहीं 
थी, इस कारण ज॑वित न रह सकी । 


३. सनातनथर्म-मह।मएटल 


आर्यतमात कौ शक्ति का रहस्य उसका मजबूत सगठन है। शाय प्रातिनिधि सभा 
की स्थापना के पीछे समाज की शक्ति मोर भी अधिक होगईं । पौराणिक धर्म में कुछ 
समय मे झात्मरक्षा की भावना पेदा हो रही थी | भाय॑समाज के प्रचार से जिन लोगों 
के हादिक भावों झथवा यलियों पर चोट पहुचौ थी, वह लोददे की कवच पहनने का 
उद्योग कर रहे थे । पौराणिक घमम ने झात्मरक्षा के लिये कई प्रकार के उद्योग भार- 
मम कर दिये । स्थान २ पर धर्मसभा, पडितसभा सनातनधर्म सभा आदि की स्थापना 
होने लगी। पोराणिक सिद्धान्तो कौ पुष्टि में मासिक तथा साप्ताहिक पत्र निकलने लगे, 
ओर शाख्रार्थों का समारोह द्ोने लगा। इत फुटकर यत्नें के अतिरिक्त एक बड़ा उद्योग जो 
जो इस समय में आरम्भ हुआ, बह काशीधाम में भरत धर्म महामण्दल कौ संस्थापना थी । 


. मण्डल की एक शाखा पब्जात् में भी स्थापित हुई | उसके मन्त्री प्रसिद्ध दाग्मी 
पं० दीनदयालु शर्मा बने । उस समय शर्मा जी मुन्शी दीनदय तु के नाम से प्रसिद्ध थे । 


“'.. जनवरी १८ाप्£ के मव्यभाण में भापने ह्ाहोर में व्याख्यानों का सिलसिला जारी 
“किया। शर्माजी फार्सी और हिन्दी के अचछे विद्व नू थे। आपका स्वर गम्भीर झौर मीठा 
था, बोलने में चतुग्ता और प्र ढुता पाई जाती थी, भाषण के बाच २ में तुलसी भोर सूरदास के 
द्वोद्दे ऐसे मनोहर प्रातीत होते थे, जसे उद्यान में गुलाब के फूल । ञ्राप जब स्वर मंगी 
के साथ चौपाई का पाठ करते थे, तन श्रद्वालु श्रोता मन्त्रमुग्य से होकर सिर हिलाने 
लगते थे । लाददोर में मन्त्री जी के ब्याख्यानों ने एक इलचल सी पैदा करदी । झापने 
कशिपूजा श्राद्ध भादि विषयों पर ब्याख्यान दिये। 


आयंसमाज की ओर से इन ब्याख्यानें के उत्तर द्विये गये। स्वामी स्वात्मानन्द 
जी, स्वा० अच्युतानन्द जी झोर पं० गुरुदतत एम. ए. के ज़ोरदार भाषण हुए । प्रतीत 
होता है कि झ्ायम॑माज के व्याख्यानें का झच्छा प्रभाव हुआ। एक जवाबी सभा में 
'छ० गुरुदत्त जी। के भाष्णय-के पश्चात्‌ भायसमाज के ५० नये सभासद्‌ बने। शात्रार्थ 
की-थोडी बहुत चर्चा हुई परन्तु कुछ फल न निर्कला। दोनों ओर के ब्याख्यान जुदा 
छुद्ा स्थानों में होते रहे । मह[मणडल्ल के जेयुटेशन का. सनांतन धर्मी लोगों की झोर सें 
अच्छा आदर इम्ा | घन से भी पुषक़ल सत्कार डुभा । प्रतीत होता है कि डेपुटेशन 
को जो भेंट मिली, उसके बंदवारे के सस्यन्ध में बहुत से मतभेद पेदा ह्ोगये: थे.) 


तृतीय छ़यड-पाँयर्या एरिन्देड: (२२१ ) 


है+ अं अकड क /+ का ३-४ फल ४७ फऊ ३० 2 0 29.37 %% कै भनक-+पनल-+० शक कककककऊ कक २ +#कन्ट फेक कमटज>+२ कफ क ७ -ुझ ०» कू-ड७-२ ०००० “व 
७८5 /..#े॥ #६९.#०९ हनिए..//९, #७५ /*९५/#य /#/-५५:४९ #* #५ न .#९०४००, #५..॥०५ 2९४४०. ४+५-/५ :#.५ #१९ 7९.५ /०+. मरने €* /ँ०२५- /ह९:०९48% ४ “(४१०६ ६५४६ ै९ ४-६ ९ अर #९ #क. ०० केकरी.. 42७ / कट #नय आए एक ' 


जेएख्वाहे कश्मीर” नाम के सनातनथर्मी पत्र ने उन्हीं दिनों शिक्रायत्त की थी कि 
मण्डल के मन्त्री मे मदइल का रुपया खा लिया। प्रातीत होता है कि लाहौर के सना- 
तनधमियों में ऐसे समाचारों ने बहुत खलबली पेदा करदी थी। कुछ ही दिनों पीछे 
लाहोर की सनातनधम सभा दो हिस्सों में विभक्त होगई | एक पद्षा मण्डल के मनत्री 
का पोषण करता था, झोश दूसरा उसकी आलोचना कर्ता था | झायसमाज के समाचार 
पत्रों ने इन घटनाझों पर दो टिप्पशिया की । एक तो इस फूट को सनातनधर्म की 
निबलता का फल बतलाया, और दूसरे व्यंग्य रूप से प्रस्ताव किया कि यदि मणडल के 
मन्त्री का पुष्कल मासिक वेलन रख दिया जय तो मगड़ा दूर हो सकता है | 


महामयइल के साथ आरायिसमाज की दूसरा मुठभेड़ वुन्दावन में हुईं। (८८६ ई4 
के अप्रेल मास में वृन्दावन में एक मेला था | उत्त समग्र से लाभ उठाकर मेडल के 
अधिकारियों ने प्रचार का समारोह किया । भाग्तमर के सनातनधर्मी पंडित एकत्र हुए ॥ 
मथुरा आयसमाज की झोर से मंइल का प्रत्युतर देने के लिये प्राचार का प्रबन्ध किया 
गया था | लगभग २०० आर्य सजन इकटटे हुए, जिनमें से अधिकांश संस्कृतन्न 
थे। आयसमाज ने प्रथक्‌ डेग तय्यार किया शा, जहा प्रतिदिन व्याख्यान होते थे। 
स्वामी स्वात्मानन्द जी के सापण सुनने को लोग इतने उत्धुक रहते थे कि प्रतिदिन उन्हें 
कुछ न कुछ बोलना ही पदता था। झापका भाषण स्पष्ट रोचक और युक्तिगृर्ण होता 
था। आयसमाज के कार्यकर्ता जानते थे कि मथुग झोर वुन्दावन पौराणिक गढ़ हैं। 
उन्हें भाशा नहीं थी कि उस गढ़ में सच्ची परन्तु कड़वी बात सुनने को कोई तप्यार 
होगा, परन्तु भायल्लमाज के समाचार पत्रों में प्रचार का जो वृत्तन्त छपा है, उससे 
प्रतीत होता है कि जनता ने द्यायस्तमाज की बातें को बड़ी शांति से सुना । + 


शात्नार्थ की चर्चा भी छिड़ी थी, परन्तु वह नहीं हो सका । यों तो दोनों पक्षों ने 
शाज्ञार्य न होने की उत्तरदायिता एक दूसरे पर डाली, परन्तु प्रतीत होता हैं कि महा- 
महल की नीति प्रारम्भ से ही यह थी कि यवासम्भत्र शाज्रोर्थ से-बचा जाय । बहुत सा 
शोर शार मचाकर चन्त में बिना भिड़े ही दोनों भोग के योद्धा घरों को चल्ले गये। , 


३. शास्त्रा्थ 


शाल्नार्थों का युग भारम्म हो चुका था। स्थान २ पर छोटे २ शात्रार्थ तो होते 
ही रहते थे, पयन्तु बढ़े २. संग्रामों का भी अभाव रहीं था। उस समय के शा्नाथों का 
बुच्चांत पढ़ने से पद ,प्रतीत द्वोता दे कि श्रोता लोग शिह्वासा से प्रेरित होते, थे-। हिन्दू: 
सपाज में एक, मिशुप, इक्षचल्न प्रैदा द्ोगई थी, जिसका झसर बहुत व्यापी, इएट्ा, था|; 


( २५३ ) ज्ार्यसमाञ का इतिहास 


ज्ञोग सचाई तक पहुचने को उत्सुक थे। शास्रर्थ तमाशा या रौनक बढ़ाने का साधन 
नहीं समझा जाता था, वह भ्रमी तक एक जान्दार पदार्थ था | लोग सत्य को जानने 
के उदेश्य से शाज्ञार्थों में जाते थे, चिकने घड़े बनकर केवल ताली पीटने के लिये 
नहीं | उस समय भी कुछ चिकने घड़े अवश्य थे, परन्तु उनकी इतनी रूुंख्या नहीं थी 
कि सच्चे जिज्ञासुओं पर हावी हो जाती | इस कारण उस समय के शात््ाार्थ दुछ भस- 
लीयत रखते थे । 


उस सम्प के शात्राथों में देहरादूनका शाज्लार्थ विशेषतया बर्यनयोग्य है। 
यद्यपि उप्तमें कोई प्रसद्र म्ल अखाड़े में नहीं उतरे थे, तो भौ जिस रीति से वाद बिवाद 
का सवाह्नन हुआ, वह कई झर्शों में भनुकरणोय थी। यह शास्त्राथ (प्पप८ सन्‌ के 
मार्च मास की १४ तारोख को भारम्भ हुआ | शास्तार्थ का विषय “शआाद्व! था। उस 
समय मूत्तिना और श्रदद्ध यह दो विषय शाल्रार्थ करने वालों को बहुत प्रिय थे। बादी 
प्रते बादी इन दो विफ्यों पर श्रार्थ करते हुए तीहइ्ण व्यंग्य वादों की वर्षा करके 
झाननिदत होते थे । सनातन विचार के लोगों को अपने मर्मस्यान यही प्रतीत होते थे । 
शद्धा के निपम ये रखे गये थे कि बेर तथा घट शात्तके प्रमार्यों से ही मृतक श्राद्ध की 
सयता पर विचार हो, वादी ओर प्रतिवादी अपने झपने प्रमा्ों को लिग्यकर लायें, 
झोर समय कौ समाति पर प्रमा्ों की एक कापी हस्ताक्षर करके प्रतिपक्षी को दे दें । 
शाज्वार्थ ५ दिनों तक रहा | पहले दिन सनातन धर्म की ओर से श्राद्ध का प्रतिपादन 
किया गया, दूसरे दिन झायसताज ने उत्तर दिया, तौसरे दिन फिर शनातन धर्म के 
पणिइत ने भपने मत की स्थापना को, जिसका उत्तर चोथे दिन आर्यसमाज ने दिया । 
झन्िम दिन सनातन जम कौ ओोर से अन्तिम भाषण हुभा । इस झास्नार्ण में: सनातन 
शर्म की ओर से एक अट्भुत बात यद् कही गई कि मनुस्मृति मी पड दशनों में है। बात 
यह हुई कि शास्त्राथ में केकल वेद झोर पढ़दशनों के प्रमाण पेश करने की बात तथ हो 
ऋु) थी। सनातनी पणिइत ने श्राद्ध के पक्ष में मनुस्मृति का प्रमाण दिया। झार्यसमाज 
कौ झोर से जक्तय किया गया तो उत्तर यह दिया गया कि मनुस्मृति भी षद्दशनों में 
से है । संख्या पूरी करने के लिये न्याय और वैशेफ्क को एक कर दिया गया । यह तर्क; 
शायद उस समय के पीछे फिर कभी नहीं दुद्दराया गया | 


शात्रर्थ के दत्र में सनातन धर्म कौ ओर से एक नया मल खड़ा हो रहा. था | 
हवामी केशवानन्द संस्कृत के अच्छे विद्दान होने के अतिरिक्त देखने में भो शानदार थे | 
उनके साथ साधुमों कीं एक बड़ौ मणडली रहती थी, भोर भक्तों का हजूम काफी था| 
जार घोड़ों को गाड़ौ में स्वामी जी कौ संयरी निकलती थी, जिसके भागे पौछे गेरभा 


भाते को खासी शान रहती थी। पंजाव में १६८६ में स्वामी केशवामन्द ने दौरा 


>तीए खबह-पाँचदा परिच्छेर । ( २५४ ) 


लगाया | जहां कहीं भी वह पहुंचे, वहीं झायसमाज ने पीछा किया । रावज्ञपिण्डौ लादोर 
अमृतवर झादि पंमात के बढ़े २ शद्दरों में इस नये घर्माततार ने दौरा लगाया | लाहौर 
में स्वामी केशवानन्द के व्याख्यानें के उत्तर में ५० गुरुदत एम. ए. स्त्रामी स्वात्मानन्द 
ला० मुर्लीबर झोर मास्ठर दुगप्रिणताद भादि आर्य पुरुषों के ब्याख्यान हुए, जिनका 
झदसभुत प्रभाव पड़ा | स्वामी केशवानन्द ने कई वर्षों तक पंजाब की भक्तमणडलोी को 
अपने धर्मोयदेशों से भनुगृदौत्व करके इतना धन एकत्र कर लिया कि कुछ समय प॒छे 
कनझल में विशालमइलरूपी कुटिया बनाकर राजप्ती ठाठ के साथ तपद्चर्या अरम्भ 
कर दी | उस समय से वह शात्र्थ के ऐोत्र से बाहर चले गये । 


खुयके २ आयसमान के संस्कार किस प्राकार फेज रहे थे, इसका एक नमृना पर्याप्त 
होगा । पंजाब के पहाड़ी इलाके में मणडी नाम की ए% छोटी सी रियासत है । वहां के 
नरेश २ दिपत्बर १६८६ को जालन्बर पहुचे | एड्रान्त पहाड़ी में भी उनके कानों तक 
ऋषि दयानन्द की आवाज़ पहुंच चुकी थी। जालन्बर सें पहुंचते ही उन्होंने भागे - 
समाज और सनातन धरम सभा को निमन्त्रण भेज दिया। निमन्त्रण के उत्तर में ३ 
दिसम्बर को दोनों भोर के प्रतिनित्रि महाराज के डेरे पर पहुँचे। सनातन धर्म समा ने 
महाराज की सेवा में जनेऊ और इलाययो भेंट को, ओर भायसमाज की झोर से 
कऋवेदादि भाष्य भूतिका सत्पार्थपर्राश आदि ऋषिक्वत प्रन्थ भेंट किये गये । भेंट करते 
हुए समाज के मस्त्री ला० देवरान जी ने निश्नक्षदित शब्द कहदे-- 


“राजन ! संसार में प्रिय कूठ बोलने वाले बहुत हैं, किन्तु दुलेभ मनुष्य वे हैं, जो 
अप्रिय सत्य को भी घुरा न मार्ने, झोर सत्य कई । सांसारिक पुरुष अशर्फिणें भौर रुपयों 
की नजरें पेश करते हैं, आर्यलमान के सभासद भ.प की दिदमत में स्वामी दयानन्दकूत 
धम झर्थ काम ओर मोक्ष सिद्ध करने बाले प्रन्थ पेश करते हैं जिनसे भाशा है कि 
झाप फायदा खुद उठावेंगे, भोर अपनी प्रजा को भी उसके जरिये सुशोमित करेंगे?” 


भेंट हो चुकने के प॑:छे धर्म चर्चा आरम्भ हुईं। अनेक प्रश्नोत्तर हुए। नियमपूवक 
शास्त्रर्थ तो नहीं हुआ, परन्तु दोनों ही पच्त अपनी २ युक्तियां सामने रखते रहे | कई 
मरपटे भी होगई । एक सनातनी पंडित ने महाराज को 'बेदमूर्ति कइ दिया, इस पर 
इ.यसमा न के मनत्री ने उसी समय प्रति द कर दिया, भौर कहा कि “बेदमूर्ति” केवल 
ईश्वर है। महाशज पर भायसमाज की स्वाधौन प्रकृति का बहुत भ्रच्छा झसर पड़ा। 
अन्त में नरेश ने द्लायसमाज के कार्य कौ प्रशसा करते हुए आशा प्रकट की कि मैं 
आायसमाज को मू्तिपूजा के पक्ष में कर लूगा? झायंसमाज की भोर से उत्तर दिया 
' गया कि “यह तो देखा जायगा कि कोन किसे मना लेगा” दूसरे दिन झापसमान के 


€ शश४ु ) झार्यसमाज का इतिहास 


प्रशिडन मनौराम और खनतातव घमं सभा के पशिडत श्री कुछ जी का संस्कृत झौर 
हिन्दी में शात्रर्थ हुआ। भन्‍्त में नरेश की भोर से दोनों पक्षों को घनन्‍्यवाद दिया गया 
आर यद ज्ञान चर्चा समाप्त हुई । 


शास्र्थ का शोक धीरे २ पैदा होरदा था | कहीं पत्रत्यवद्वार तक ही समाप्ति हो 
जाती थी, करों थोड़ी बहुत मपट भी हो जाती थी, परन्तु ठीक शा्राथ तक नोबत 
कम पहुंचती थी। जहां कहीं शास्त्रार्थ हो जाता था, वहां श्रोताओ्रों पर कुछ न कुछ 
प्रभाव अउश्य पड़ता था। हिन्दू जनता झायसमाज को चोटों से विचलित होगई थी। 
विचार रूढ़ि की अवस्था से निकलकर द्वब अवस्था में भरगये थे! द्रव अवस्था में 
विचारों पर वाद विवाद का प्रभाव हो सकता है। जब विचार घनीभूत हो जाय॑ तब वाद 
विशद केवल क्रोध मैं समाप्त होता है। उस समय के सब शास्त्रार्थों में भायसमाज 
जीता या हवारा-इस पर इतिहासलेखक कोई राय नहीं बना सकता, परन्तु वह इतना 
अवश्य कष्ट सकता है कि उन शात्तराथों से भार्यसमाज के प्रचार में बड़ी 
सहायता मिलौ | 


४. आयपुरुषों को पर्मप्रेम 


जब कोई नया विचारे लोगों के सामने रखा जाता है, तो वह प्रायः चौंक उठते हैं । 
नये विचारों का सब से अधिक कड़त्रा असर परिवार के बन्वर्नों पर होता है । सुवा- 
शक लोगों पर सद्दा यह दोष लगाया जाता है कि वह पारिवरिक शान्ति में विध्नकारी 
होते हैं | सुबारकों पर आज से नहीं हमेशा से यह अपराध लगाया नाता रहा है। 
सुकरात और ईसा से लेकर ऋषि दयानन्द तक जिन लोगे ने मनुष्प जाति को सुधारने 
(का यत्न किया है, उन्होंने पारिवारिक संगठन के पक्तपातियों कौ गालिया खाई हैं । 
झाषसमाज ने भी प्रारम्भ में पारिवारिक शान्ति में बहुत इलचल पेदा की, झौर 
ख़ान्दानों के बुजुगों कौ गालियां खांई, बह गालियां इस बात में प्रमाय थीं कि 
झायसमाज कुछ काम करने में समर्थ हुआ है | जो संस्था हृदयों पर राज्य नहीं कर 
सकती वह किसी आदर्श के तिये भाई को भाई से नहीं लडा सकती | जो हवा का 
ऋंका जगल में सनसनी नहीं पेदा कर सक्कता वह बांसों को रगड़कर भागको भी उत्पन्न 
नहीं कर सकता । 


डन दिलनों-आयपुरुषों की परीक्षा बहुत कड़ी होती थी। यहां एक दृष्टांत डदघृत 
करना पर्यात होगा । ऐसे इृशंत उस युग में देश के प्रत्येक नगर में हो रहे थे। हम 
बह इशंत' जोलन्धर के सद्धम-प्रचारक से उदधुत कंरते हँ-- 


तृतीय सखगढ-पांखवां परिच्दैद । ( २२४ ) 


“जालन्धर झगयसमाज को इत्तिला पहुंची कि पणशिडित कूपाराम मेम्अर भायसमाज 
फीरोजपुर जो बाशिन्दा सुल्तानपुर रयासत कपूर्यला के हैं अपनी पुत्नी का विवाह से- 
स्‍्कार बेर रीति से करना चाहते हैं। इस खुशख़त्री को सुनकर ला० मुन्शीराम 
प्लीडर प्रधान, मंत्र ला० माधोराब व ठाकुगदास व ला० रूडाराम व ला० सालिगराप 
ओोर प॑० आीपत अध्यापक समाज २० अंप्रेन १८८८६ ई० की शाम को जाल्लन्धर से 
खाना होकर कपूर्थले होते हुए २१ अप्रैल ८६ की सुत्रह को सुल्तानपुर में पहुचे। 
ला० गोबिन्द सहाय मेम्बर समाज कपूर्थला ने प॑ं० क्ृपाशम जी को खबर दी। उस 
रोज दिन को वही क्याम किया, शाम को जायेकथाम पर भजन कौतेन के बाद उपासना 
हुई । उस व शहर में खगर पहुंचते ही करीबन २५० आदमी जायेकयाम पर दोगये । 
गो लैकचर की तेयारी पहले से न थी ताइम लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से 
ला० मुन्शीराम प्लीडर ने एक वेद मन्त्र का अर्थ करके मुक्ति पर बड़ा जोरदार ब्या- 
ख्यान दिया । जिससे अवाप्त में अच्छा अतर पड़ा । इसके बाद पं० कुृपाराम जी में 
दो पंडितों के ल,० मुन्शाराम के पास आये, ओर उनकी तसलली विवाह कम के बारे में 
कराना चाहा, क्योंकि अवाम में मशहूर होग्हा था कि चाय सिफ रूमाल ठब्दील करके 
विवाह कर देते हैं | जब पडता ने संस्काग्वंधि को कृपा सुनी तो अपनी पद्धति से 
मिलाकर उसमे बहुत डत्तम बयान किया । शहर में घूम मची हुई थी । स्त्रियां सच वैदिक 
रीति का विवाह देखने की मुश्तपाक थीं। १० बजे शब्र के बतारीख २१ अ्रप्रैल 
१८८६ ई० सब भाई मय चन्द मेम्बगन कूर्बला समाज पंडित कृपारम जी के स्थान 
पर पहुक्े, ओर पे० श्रीपत जी ने यतशाला रचना गुरू की | बेशक पंडित जी का 
फू्तों से वेरी का आरायश करना उस प्राचीन समय को याद दिला रहा था जब कि 
हमारे गौतम आदि ऋषि झाय भूमि को वेदध्वमि से सच्चा स्वर्ग बनाए हुए थे। लेकिन 
जन सत्र सामान सज्ञ का रण्पार करके वर को बुलाने के लिये झादमी भेजा, उस वक्त 
एव शख्स ॥रिघारी नामी नाम का बराहमन राक्षसबृत्ति वाला शगाब के नशे में चूर 
लगोट बांधकर आ मौजूद हुआ | शहरवालों का कसीर अंबोद्द हमराह था | बाहिर 
घम पर जान देने वात्ते धमंसभा के सरपरस्त के मुलाजिम गिरघारी बाम्हन की मुसल्मानी 
केजरी शरात्र में मजमूर अपने आशना को बुलाती थी । उस राक्षस ने ठीक वैसा ही 
पिशाच कम रि्या जैसा कि निश्चामित्र के यज्ञ में मारीच असुर ने किया था। पे० कृपा- 
राम ने पुलिस से मदद मामी कि मगिरधारी को मदाखलत बेजा से बाज रखने के लिए 
गिरफ्तार करें | लेकिन पुलिस का साग्जेट मय सिपाहियों के टलकर बादहिर निकल 
आया | हरकात से मालूम होता था कि पुलिस पहले ही किसी बड़ मुदब्बर मोतमद रयासत 
की सिखलाई पढ़ाई हुई है । सारजंट साहिब ने साफ जवाब दिय। कि जब कोई कतल 
होगा, तब उस यक्त हम दस्तन्दाओ करंगे *** ४** दरीब दो बजे पं० गिरधारी रुकन 
घमंसमा खुतखुट चला गया। अत्र लड़के वालों की यह केफीवत कि बह ऋकड़ गये | 


( २२६ ) अश्रार्यसमाञ का इतिदास 


लड़के के चचा को कुछ ऐसी शह मिली कि वह वेदिक रीति के विवाह से 
बिल्कुल इन्कारी होगया, और बहाना किया कि बिता हज्आाम हम हरगिज्ञ न जयंगे 
यह अमर भी काबिल बथान है कि मुख़ालफीन के धमकाने पर नाई भरीवर व दीगर 
हागी पं० कृपाराम से किल्ाराकशी कर गये थे। पं» कूृपाराम खुद बुलने गये 
लेकिन लड़के के चचा ने नौभ्रद की पूजा पर इसरार किया | पंडित स,हिब ने धर्म पर 
सच्ची कुर्यात्री कके कहा कि अगर नौ ग्रशे की ६ज' पर झापको इसगर है तो में 
हरांगिज शाद। न करूंगा । यह तो मामूली बयान है लेकिन पे० कुपाराम की शान्ति 
और कुर्जनी का वह झन्दाजा लगा सकते हैं जिन्होंने इनको गिरघारी की गालियों का 
सहज स्थभाव से जवाब देते और बाबजूद भझपनी माता ओर बन की झाहोजारी के 
झपनी प्रतिज्ञा को पालन करने में दृढ़ देखा है । उस समय ठीक मज़ारा एक सच्चे 
झाय की जिन्दगी का दिखलाई देता था। जब ५ बजने का वक्त हुआ झाय भाई ला- 
चार वापिस झ्ाये | दिन चढ़ने पर कुछ भोर ही गुल ख्ित्ता हुआ था । लड्केवाले 
चलने के लिए तैयार और शहरवाले उन्हें रोकने पर आमादा | लेबिन फिर भी पे० 
कृपाराम ने हिम्मत को नहीं छोडा | कुल जेवर उनके रवाना कर दिये | तब तो शहर के 
बाम्हन ओर खांत्रर्ण ने ऋानकर जवदस्ती पे कृपाराम के मकान पर भझपना दखल कर 
लिया | सच है, जब्न घर ही में फूट हो जावे, तो इन्सान क्‍या कर सकता है ! पंडित 
कृप'राम जी की वाल्दा ओर बह्ढिन मुखालफ़ीन को बुलाकर उनके दूसरे भाई के जरिये 
से शादी कराने पर मुस्तैद होगई । लेकिन प० कृपाराम जौ ने अपने हाथ से न नौग्रह 
पूजन झादि किया न कन्यादान किया। अपने सत्य को कायम रखा दर्म्यान विवाह कृत्य 
के एक झोर ऐसा वाकया हुआ। जिसने ज़ाहिर कर दिया कि सत का बीज जहां बोया 
जाय ज़रूर असर पेदा करता है। यानी पं० कृपाराम जी को पुत्री ने जिसका विश्राह 
होरहा था नौग्रह कौ पूना से, साफ़ इन्कार कर दिया। पे० कृपाराम जी को तो झलहिदा 
कर दिया था, लेकिन अब बिरादरी की अक्ल भी चक्कर में भागई | झार लत्की को 
अलदृदा कर देते तो विवाह किसके साथ होता ! ज्ञाचार पंडितों ने यह फतवा दिया कि 
झगर लड़की नोग्रह प्रजन न भी करे तो कोड हज नहीं दै। इसके बाद कुल काररवाईं 
बकायदा होती रही । बिशादरी ने हजार तरह धोखों से पं० कुंपाराम जी को इस कारर- 
वाई में शरीक करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने कोल से इनहराफ न किया, किसौ 
काम में शरोक न हुए ।”” 


इस उदाहरण से कई बातें विदित होती हैं । उन समय के झा पुरुषों में धम का 
खूत्र उत्साह था । बिरादरियों ने व्यक्तियों की धामिक स्वतन्त्रता को छीनने का उद्योग 
झारम्भ कर दिया था। झायसमाम के विरोधी झछे इधिवारों पर उतर आये थे। इस 
उदाहरण से उस समय के धामिकपत्रों कौ लेखशेलो का भी काफी परिचय मिलता है | 


तृदीप खए्ट- पांचवां प्॒च्छेद ७» ( २२७ ) 


हद 7 पर कुक कं ७ कुकर कम ७ ०३5 202०5 5६2: क २० कक २०२५३२ ३०.०: ० 8- अल 3:40 कट कप हक: +7/0 00:25 ०० -।:क्ककए 2 व 3 2० दी और 3 2 चम कए4:- ८ वकमक- कम उप  पत टच 5द २१ क बार काकाट एच *रएमटथान० का ुकए:+८८र ८ करण २ पपतसलकर न एक्ट वननंरफी-परतपरपा शा बमफायाक, 
४४७ ५७०४००४०५४०७-०० -उशशरशचछएरएस्स्स्फ्खल्म्स्श्च्न्स्प्यस्ज़म्स्त्ख्स्ल्ल्ट्य्ज्ख्ह्ल्ड्र्ज्फुज्ण्ुखटटप्रयलाइइलतदकरलर न्र्ट 


४- समाचार प्र. 


अआर्यसमाज के कार के लिये जो उत्साह उत्पन्न हो. रहा था, वह लेखद्ागा भो 
प्रकट होने लगा । इस समय में कह समायारपत्र भी निकले, जिन में से दो की 
चर्चा आवश्यक है। १८८८६ के अप्रैल मास के भन्त में जालन्बर से सद्भर्म प्रचारक 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला | यह ' पत्र ला० मुन्शौराम जिश्नासु और ला० 
देवराज जी के सम्पादऋत्व में झारम्भ हुग्ना था, परन्तु पीछे से केले ला« मुन्शी 
रामजी के हाथ में ही सम्पादन का कार्य रह गया। यह पत्र एक नये उत्साह के साथ 
' आरम्भ हुआ था, और झार्यसमाज में एक नये भाव का संचारक था। प्रचारक के 
उद्देश्यों विशेषताओं भोर लेग्वशेली को समझने के लिये किसी एक अक को देख 
जा पर्याप्त है | दूसरे सप्ताह जो अंक प्रकाशित हुआ उस पर इष्टिपात 
करने से पत्र का जीवनचरित्र समझा जा सकेगा । चोथे पृष्ठ पर “अधूरा इन्साफ! 
शीक देकर जो मुख्य क्षेख प्रक्नाशित हुआ है, उसमें स्री शिक्षा का जोरदार समर्थन 
है। सिद्ध करेने का यत्न शिया गया है कि पुरुषों और ज़ियें के अधिकार समान है। दूसरे 
पृष्ठ पर 'एडिटोरियल” नोट हैं, एक नोट में आयंसमाज मुल्तान छावनी के पुरुषार्थी 
आरयपुरुषों को सलाह दी गई है कि वह समाज की झोर से जुदा पाठशाला खोलने 
की जगह डी० ए० वी० कालिज की ही विशेष सहायता करें तो उत्तम है। दूसरे 
नोट में दौलत की बुराइयों का बखान किया गया है। उस नोट के घन्तिक वाक्य 
निम्नलिश्ित हैं । 
“पुरुषार्थ के साथ, पक्की इच्छा के साथ निधन से निवन लोगों ने अपना कर्तव्य 
सिद्ध कर लिया है । झोर जहां दोलत काम न कर सकती थी, उनके पुरुषार्थ ने 
काम किया |”! 


एक पझोर मोठ लीजिये:-- 


'साहुआर हर रोज़ बही खाते की जांच पड़ताल करके नफा झोर नुकसान आम- 
दनी खचे मालूम कग्ता है । इस नियम का वह कैसा पक्का है। बड़ी खातों की पड़ताल 
उसके लिये सत्र बाण से जरूरी है इस लिये हर शाम को वह गिना करता है। तुम 
भी प्यरे भाइयो ! अपनी जिन्दगी के रोजतामचे की पड़ताल किया करो । दैखो कि 
नफ्के भौर नुकसान का क्‍या मीजान है | पुण्य ज्यादा है या पाप ! यह पडातल 
अजहद ज़रूरी है !”? 


किसी एक वीर पुरुष के जीवन चरित का कुछ भाग प्रतिसप्ताह दिया जाता था 


( १५८) ध्रार्यक्तमाज का इतिहास 


प्रारम्भ में वीर हक्रीकतमय का चरिज्ञ छूपना भारम्म हुआा | जो आरयसमाजिक पत्र 
विधमियों की बहुत कड्डी भाषा! में झलो बना करते थे, उन्हें सद्भम॑ प्रचारक चेतावनी 
देता रहता था। भार्यगज़ट की लेखशलीपर प्रवारक के सम्पादकीय स्तम्भों में वाई वार 
झअसन्तोष प्राकट किया गया | आर्यसमाज के उन अधिकारियों पर, जो धनी तो हैं 
परन्तु आचारदीन हैं, यद्द पत्र पहिले से खड्गहस्त रहता था। कड़वे सत्य को स्पष्ट 
शब्दों में कहना प्रचारक के सम्पादकीय लेखों की पहिले दिन से विशेषता थी। 
यह पत्र पंजाब के भायसमाजों में एक नई स्फूर्ति पेदा करने का कारण बना | 


१८८६ ई*० के छुलाई मास में लाहोर से वैदिक मेगजीन नाम का मासिकपतन्न निक- 
ला । इसके सम्पादक पं० गुरुरत विद्यार्थी एम. ए« थे। पं« गुरुतत्तजी अग्रेजी के 
उद्धट लेखक होने के अलिरिक्त सायंस के बड़े प्राप्तिद्ध विद्वान थे। वह इन दिवनों 
गवर्मन्ट कालिज में विज्ञान के प्रोफेसर थे । आपका संस्कृत के स्वाध्याय का शौक 
मज़े की सीमा तक पहुँच गया था। अधष्टाध्यायी और निरुक की सहायता से वेदार्थ के 
जानने का यत्न न केवल स्वये आपने हो किया, दूसगे को भी कराया। आपने 
संल्कुत व्याकरण का भध्ययन श्री स्व्रामी अच्युतानन्दजी से किया | स्वामी जी झपने 
शिष्य के शिष्य बन गये | झाप कड्र अद्वेतवादी थे। व्याकरण के शिप्य बनकर 
पं० गुदरतजी झापके घर्मगुरु बने | पेडितजी की प्रतिमा अपना प्रभाव उत्पन्न किये 
बिना न रही । 


वैदिक मेगज़ीन के लेख गम्भीर भोर योग्यतापूर्ण होते थे। अंग्रेजी पंढे लिखे 
लोगों में वह बढ़े सम्मानप्रवक्र पढ़ी जाती थी । आपको की हुईं वेदभन्त्रों की विशद 
ब्याडया को पढ़कर प्रिफिथ या मोनियर विलियम के अनुवादों से विगड़े हुए दिमाग 
सीथे रास्ते पर भा जाते थे। नई रोशनी से प्रभावित ढ्रिन्दू नौजवान आश्चर्य से पूछते 
थे कि क्या सचमुच वेदों में ऐमे रत्न गरे हुए हैं। सामयिक बातें की ओर वेदिक 
मेगजीन की दृष्टि नहीं पड़तो थी | आम तोर पर स्वाध्पाय के दिलों में पं» गुरुदत्तजी 
अखबारों का पढ़ना तक छोड़ देते थे | पेदिक मेगजीन ने पेजाब के शिक्षित समाज 
में एक ऐसी विषारक्रान्ति आर्म्म को थी कि यदि वह २४५ वर्ध तक जारी रहती तो 
प्रान्त का कायापलट हो जाता | इसी समय कई भनन्‍य समाचार पत्र भी निकले और 
था समाज कौ सेवा में तत्पर द्वए | पेजाब के मत सुयार का नाम विशेपतया उल्लेख 
योग है। इस पत्र की चर्चा अगले प्रासग में मधिक विस्तार से कौ जायगी। १८८६ 
ईै० के जुलाई मास अजमेर से वैदिक विजय नाम का पत्र निकला। यह पत्र भी अन्यध माँ 
की वहुत कड़ी आलोचना करता था। 


तृठोय खयड-छुठा परिच्छेद । ( २२६ ! 


िररररत परम करा रमन क नर ध नानक नवाधानन ५ क साधा नाभ न न न्‍ पाया मअनब५ ऊन +ा5 ५ आकर ८३४२५ ५५ ३०५५३७५७७ ७७७३५ धन ८० कया न पाना मय न -3५५०५३॥॥०५७४५००-५५-व९+७२०+ भा ++५४ ५ का नाना... ४ फनकनाथ०+ ५० #१ ९३५८५ /९/*६००९ /#६/६.#५ #९/९/९/»/१६.#५ 
पट कटी, ५२५७ 2 न 6०९३५ ३०५.#१५/>३० ०५ 4ज.९ “५ /९-/*५ 4०९०>०५./१९./न. न ७४% 2०5५4 ५./९ :%०/ ११ # रह .#३ १७. कि #३.##व+के 3०९७९: /०५८०. हम ०५ 6५७. /*९५- ५ हा ७“ ,#ग जा ९.१ ३५/५३/९४०९. #५५#*५ /%९,#ग्पू ०५ #जे न, 


छठा परिच्छेद 
---+*७१ 52 ६627५92७-+--- 


पजाब में मतभेद के झंकुः 

--++***हकहढ३०-+--- 

१, जन्मदाताधों में मतभेद 
डी० ९० वी० कालेज के जन्मदाताओं में दो तरह के विचारोंवाले व्यक्ति थे। 
दूसरे परिच्छेद में सक्तेप से उनकी चर्चा हो चुक्ो है। यहां पेजाब के भार्य जगत्‌ में 
फूट पेद्रा होने के कारणों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं । 
कालिज की जो प्राग्म्मिक स्क्रीम आर्य जनता के सामने रखी गईं थी, उसमें डी०ए०वी० 
कालिज के दो उद्देश्य बतलाये गये थे | पहला उद्देश्य प्राचीन श्रार्य विद्या का उद्धार 
झोर दूसरा उद्देश्य उत्तम रीति से जातीय शिक्षा को देगा था। संस्थापकों का लक्ष्य 
यह था कि जहां एक ओर वेदों की शिष्ा का प्रत्नन्ध हो वहां दूसरी ओर झार्यसम/ज 
प्रचलित शिक्षा की दोड़ में ईसाइयों से बाज़ी मार जाय | नाम भी इसी आधार पर 
रखा गया था। ऐंग्लों शब्द प्रबलित शिक्षा की सूचना देता था और “वैदिक शब्द 
शार्य सम्यता के रद्धर का सूचक था | इन दोनों का मिश्रण डी० ए* वी० कालित 
का उद्देश्य था। डी० ए० वी० कालिज के संस्थापक्र ऋषि दयानन्द के नाम पर 

पूर्ण भोर पश्चिम को मिला देना चाहते थे । 


कालिज के प्रथम संचालकों में दो नाम विशेष महत्व रखते हैं | पं० गुरुदतत एम० 
ए० कालिज के दिमागी गुरु थे, तो ला० लाह्नचन्द्र एम०ए९० उसके शारीरिक पिता थे । 
गुरु ने कालिज के .ख्याल को जन्म दिया और ला० लालचन्द्र ने कालिज के शरीर 
को पैदा किया । इन दोनों महान्‌ आये पुरुषों का नाम कालिज की विख्यात संस्था 
के साथ बंधा हुआ है | जब पाप इन दोनों के विचारों का अनुशीलन करेंगे, तब 
झाप को मालूम द्ोगा कि जहां पं० गुरुदतत एम० ए० प्रंग्रजी शिक्षा प्रप्त कग्के 
भी वैदिक! के प्रतिनिधि थे, कहां ला० लालचन्द्र एम० ए० वेदों पर विश्वास और 
ऋषि दय।नन्द में श्रद्धा रखते हुए भी 'ऐंलो” के प्रतिनिधि थे। दोनों के मेल का 
नाम 'फऐलोवेदिक' रखा गया था | दोनों के दृष्टिकोण में थोड़ा २ भेद था । पँ० 
गुरुदत भरग्रनी शिक्षा को वैदिक शिक्षा का परिशिष्ट बनाना चाहते थे और ला* लाल- 
चन्द्र एम० ए० वैदिक शिक्षा को प्राचलित शिक्षा का पोषक बनाने में ही जाति का 
भला सममते थे । 


( ५३० ) शायसमाजञ का इतिहास 


प्रारन्भ से ही ल।० लालचन्द्र एम ए० कालिंज कमेटी के प्रंजान भोहदेदार 
थे, इस कारण कागजात में शिक्षा का गष्दीय रूप द्वी मुख्य रखा जाता था। दूसरी 
ओर पं» गुरुरत एम० ए« प्रारम्भ से ही भार्य जनता के सामने डी० ए० वी० 
कालिज की विकालत करते थे, इस कारण व्याख्यानों और वाषिकोत्सवों की भपीलों 
में 'वेदिक' भाग पर ही अधिक बल दिया जाता था | दोनों ही नेताभों के विचारों 
में जो थोड़ा २ भेद था, वह प्रारम्भ में शायद उन्हें भी विदित नहीं था। कालिज के 
क.यकर्ता भी दो हिस्सों में बंटे हुए थे। अधिकतया पेग्रजी शिक्षा में दाद्तित या 
दकील लोगों का क्रुकाब ला० लालचन्द्र की भोर था ओर अऋषि के भक्त साधारण 
आर्य पुरुषों का कुकाव पं» गुरुश्त की भोर था। प्रांत की भेप्रजी शिक्षा का केन्द्र 
होने के कारण लाहोर का प्रभावशाली मत ला० लालचन्द्र के साथ सहमत था और 
प्रांत के अन्य झारय समाजों में पं० गुरुद से सहमति रखनेवाले अधिक थे | स्पष्ट 
रूप में नहीं, परन्तु किसी न किसी रूप में कालिज के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मतभेद 
प्रारम्भ से ही था| पूत्र और पश्चिम के मिश्रण में एक पूर्व की मात्रा भधिक डालना 
चाहता था तो दूसरा पश्चिम की । 


डी० ९० बी० कालिजत के सकलप के साथ हौ मानो किसी ने छींक दिया था। 
प्रारम्भ से ही मतभेर दिखाई देने लगा था। आरम्भ में हम यह शिकायत सुनते हैं 
कि परोपकारिशी से पूछे बिना ऋषि का स्मारक लाहौर में क्‍यें खोला गया ? यह 
शिकायत संयुक्त प्रांत भोर राजपूताने की ओर से सुनाई दी परन्तु कालिज का विचार 
लोगों के दिलों में घर कर गया झोर विरोधी की भझावाज दत्न गई । 


शीघ्र ही संगीत में एक दूसरी बेसुरी तान सुनाई देने लगी | डी० ए० बी० हाई 
स्कूब की स्थापना से कुछ दिन पीछे ही कक्षकत्ते के भायावरत में यह शिकायत छपी 
कि स्कूल में सल्कृत पर काफ़ी छ्यान नहीं दिया जाता। # आर्य पत्निका भार्यसमाज 
लाइौर की मुजपत्रिका थी, उसने झ्ार्यत्रर्त में किए गये आक्षेप का उत्तर देने की 
चेटा की । उत्तर यह था कि भारत भर में एक ढी० ए० वी० स्कूल ही ऐसी संम्था है 
जिसमें अग्रेजी के साथ ही संस्कृत को भी झावश्यक बनाया गया है। + झार्थ पत्रिका 
में झायात्रत के सम्यादक को अहुत सी शिक्षा दौ गई है क्षि तहकीकात किये बिना 
ऐसे झाक्षेपों का छापना भच्छा नहीं है। 


परन्तु प्रतीत होता है कि कई जाय पुरुषों का भार्यपत्रिक्ता से समावान नहीं हुआ , 
प्रतीत होता है कि असन्तोष कां भाव अन्दर ही अन्दर बढ़ता रहा। १७ अगस्त 


# १५ फरवरी १८८७ के अक में 
+ ४०8 ।[ ४0. 37 


शृतीय सयड-छठा परिच्छेद । ( श्३१ ) 


हि 3737 ००१ रा पक कर र०फाका३ ३ बााकमक5+ १०७२ पतय+ ३०२३ कुम्कनफुण्कपइाइणकाक+१भइ० कस न्कपकप्क-३०ह०कु०३ण्पम्हप्कवकम३०३०३न 4० थम १०२० कपगपक/पापइमकरक फपइ माइक कण +०कस्कबकन३+क+ कसरत का कर फा का थनन कमा. (१५७५८ ५०-३८३०५३३ ६७/४३/४६४४ २३-५८ १०४ बैननन-#न५०/००७०३ १९३३ *३-+चेह#९%७कक०# ७५७ काका 


१८८६ के सद्गमम प्रचारक में स्थालकोट के सीतलदास जौ का एक पत्र छपा है, उसका 
कुछ भाग हम यहां उद्धत करते हैं। 


है ध१८ #. 7. ५३१२५२१०३०-७३५+५४६३५ ५४ ९.४ ९८४७५ घ//९// ३./ ५७ ४/#९०/९के 


“क्या दयानन्द ऐएँलो पेदिक कालिन सचमुच दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज दै 
या दयानन्द बं्नक्युलर कालिज है !। 


( १) क्या यह संस्कृत विद्या की उन्नति और वेदविद्या के प्रचार की गज से 
खोले गया था या इल्म अंग्रेजी या फार्सी की उन्नति को गज से १?” इत्यादि । 


इसी ढंग के दो भोर प्रश्न हैं । आशय दो प्रश्नों से ही प्रकट हो सकता है। डी. 
९. वी. स्कूल में संस्कृत की शिक्षा के अभाव को बहुत से आर्य पुरुष महसूस करने 
रूगे । समझा जाता था कि प० गुरुदत्तमी उन 'मसन्‍्तुष्ट आय पुरुषों के भ्गुआ थे। 
लाहौर झाय समाज के कुछ सभासद भी पंडित जी से सहमत थे | मा० दुर्गाप्रसाद, ला० 
जीवनदास, ला० केदारनाथ थापर और ला० खुशीराम के नाम उनमें से विशषतया स्म- 
रणीय हैं । प्रन्य आयसमाजों में भी झसन्तुष्ट मण्डली पेदा हारही थी। गुजरखां के 
ला० रलाराम शीघ्र ही इस बहस में पड़कर झपनी विवादशक्ति का तिक्का जमाने वाले 
थे। ज,लन्धर के ला» मुन्शीराम जी पं० गुरुदत जी के कट्टर अनुयायी समझे जाते थे । 


यह असन्‍्तोष का भाव धरे २ स्थूल रूप में भाने लगा । १२ जून के सद्भम- 
प्रचरक में अमृतसर झायसमाज के प्राबान पं० धर्मचन्द्र जी का एक पत्र छपा है। उस 
का कुछ भाग हम यहां उदू धृत करते हैं--- 


“प्रतिनिधि समा पेजाब झौर मैनाशेंग कमेटी दयानन्द ऐंग्ली वैदिक कालिज और 
झायसमाज लाहोर और सर्वत्र भायस्तमाजों भौर भाय सभासदों भौर सब सत्य विद्या के 
प्राचारकों झोर वेदिक धम के सहायकों तथा देशहिलेषियों की सेवा में विनय पूर्वक प्रा- 
थेना है कि-- 


(१ ) जब से धमग्क्षक मेनोजेंग कमेटी के घामिक उत्सादह्द से दयानन्द ऐंग्लो 
पेदिक कालिज लाहौर जारी हुआ है, तबसे उसका नतीजा काबिल शुकर गुजारी ख़ास 
रो आम के द्राकाशित होरहा है। 


(२ ) भ्रब इस बक्त निहायत जरूरत इस अमर की मालूम होती है कि प्राचीन 
ऋषि कृत ग्रन्थ वेदांग का पठन पाठन जारो होना चाहिये, झौर झाम तालबइल्मों में 
इस क्रित्म की ताल्ीम ज री होनी मुमकिन नहीं, उनके लिये बिलफेल इस कदर काफी 
है कि वैदिकधर्म के उपदेश सुनाये जावे, भोर वेदोक्त नित्य कम यानी सन्‍्ध्वा उपासना 


( २३२ ) शायसमाज का इतिहास 


भादि पुस्तक पढ़ाये जायें ।।।।/। इस लिए मुनासिब मालूम होता है कि चन्दकस 
सन्यासियों के वास्ते एक शाख़ दयानन्द ऐँग्लो वैदिक कालिज कौ वेदांंग और प्राचीन 
ऋषि कुत ग्रन्थ पढ़ाने के वास्ते खाली जावे ।”” 


यह प्रस्ताव यद्यपि बहुत मीठी भाषा में क्रिया गया था तो भौ इसका अ्भिप्राय 
स्पट था | इतका अभिप्राय यह था कि पंजाब की झाय समाजों का एक ब्विस्सा यह 
झनुभत्र कर रहा था कि डी. ए. वी. काल्लिज बन जाने पर भी संस्कृत की शिक्षा का ठीक 


प्रबन्ध नहीं हुआ | यदि कालिज से वैसा प्रबन्ध नहीं हो सके तो किसी दूसरी तरह 


से काना चाहिए | 


३, दूसरा पक्ष 


दूसरी तरफ कालिन के संचालकों का एक बड़ा भाग सममता था कि डी. ए. वी. 
कालिज कमेटी पर जो अक्षिप हो रहे हैं, वह निमूल हैं, विद्यमान अवस्थाओं में कमेटी 
जो कुछ कर रही है, वह कम नहीं है। झाय गजट में भक्तिपों के समाघान करने का 
यत्ञ किया जाता था | दूसरे पक्ष को स्पष्टता से जानने के लिए हम ला०« लाजपतगय 
जी के एक देक्ट से वुछ उद्धरण देते हैं । ललाजी उस समय कालिजके योद्ध। थे। ला० 
लालचन्द्र कालिज कमेदो के दिमाग थे, ला० इंसराज हृदय थे, और ला० लाजपतगय 
बाहु थे। प० गुर्त्त जी कालिज कमेटी में भ्रात्मा के वह शब्द थे जो कमी २ अपनी 
हालत पर असन्‍्तोप प्रकट किया करते हैं, कान्निन पर जो अ्षेप होते थे, उन्हें वाणी 
छोर लेखनी द्वारा धोना लालाजी का कार्य था। युगपरिवर्तन होजाने पर, बहुत साल 
पीछे, १६२१ में लालाजी ने एक ट्रेक्ट में लिखा था कि “बहस मुबाहिसे का गन्दा 
काम बहुत हद तक मेरे सुपुर्द था?” उस समय की बहस में लालाजी ने बहुत कुछ 
लिखा और बोला था | संस्कृत की शिक्ष। के सम्बन्ध में कालिज कमेटी के पद्च को 
विस्तार से रखने के लिये हम ला० लाजपतरायजी की“दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज 
में तालम संस्क्रृत पर एक मुख्तसिर तारीखी नगर”? नाम की पुस्तिका का ्ाश्रय लेते 
हैं । उस पुम्तिका में लालाजी ने कालिन पर किये गये च्ाजक्षिपों का उत्तर दिया था। 
उत्तर इस समय से ३ वर्ष पौछे लिखा गया था, परन्तु वह इस समय भी लागू होता 
है, इसलिये उस्लीका भाश्रय लेना उचित है। हम यहां त्ालाजी के कुछ प्रारम्भिक 
वाक्‍्या उदघृत करते हैं :--- 

(६.०० घ्त् यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि स्वामीजी की यादगार में 
लो बदिक कालिज खोलने की तजबीज क्यों मंजूर हुई ! क्‍यों नहीं पहले ही से एक 
वदिक ख।लने की तजबीज मंजूर हुई ? उन्होंने ( स्वामी दयानन्द ने) सब कुछ भहज्‌ 


र 


तृतीय सगड-छटा परिच्छेद । ( २३३ ) 
संस्कृत के तुफेल हासिल किया-था, उनकी फाजलाना तहररारों भोर तकरीरों से जाहिर हो 
चुका था कि संस्कृत के ज़खीरों में किसी किस्म की विद्या की कमी नहीं है, फकृत 
दर्याफ्त भौर मेहनत की कमी है । फिर बावजूद इस वाक़फीयत के उनकी यादगार को 
ऐंगलो वेदिक कालिज के नाम से क्यों नामज़द किया गया! इसकी वजूदात साफ थीं? 
झव्वल यह कि स्वामीजी की मनन्‍्शा को उन लोगों ने ही पहिचाना था जिनकी भांखि 
अंग्रेज़ी तालौम की रोशनी ने खोल दी थीं | संस्कृत के बहुत से फाजिल मुल्क में मौजूद 
थे, मगर बहुत कम ने स्वामीजी के फूतवे की कदर की, और न कोई उनका मोतकिद 
हुआ, बल्कि उन लोगों के द्वाथ से उनकी यह दिक्‍्कतें भोर मुखालिफत उठानी पड़ी 
जो इन्दुस्तान की मजद्दबी तारीए में अपने भाप ही यादगार रहेंगी । 


ढोयम--स्वामौजी के पेरों को यह मालूम था, कि स्वामीनी ख़ुद अपनी डन 
कोशिशों को अफसोस की निगाह से देखा करते थे, जो उन्होंने महज संस्कृत की 
तालीम के लिये फर्रुख़ाबाद व मथुरा वग्रेरा मुकामात में करके नाकामयाबी हासिल की 
बल्कि श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती को भी भपनी उमर में एकही शागिद्ऐसा ज्ञायक 
मिला जो उनके दिली मन्शा को समझकर प्रकाश कर सके ओर इलावा अर्जी समाज के 
सरबर झावुदंं समझदार झरकान का यक्रोन था कि स्वामीजी के तरीक पर पूरण विद्या 
हासिल करने के लिये वैसे ही उस्ताद की जरूरत है जो मुल्क में नापैद है, इसलिये 
झगर कभी हिन्दुस्तान को वेदिक संस्कृत के हसूल में कामयाबी ह्ोसकती है, तो इस 
तरह से होसकती है कि वेद विद्या के शायक अब्वल अंग्रेजी अलूम में झपने विभाग 
को बेद के गहरे ओर गूदे भथ सममझने के लिये तय्यार करें, भौर फिर ऐसे तथ्यार 
शुदा लोगों में से बाज के वेदों का अथ समझने का इमकान होसकता है ।”” 


इस लम्बे उद्धरण के लिये हम पाडकों से क्षमा चाहते हैं, परन्तु कालिज कमेटी 
के पद्नी को स्पष्ट करने के लिये इतना स्थान देना आवश्यक था। कालिज कमेटी के 
सदस्य मानते थे कि वही तालीम कामयाब होसक्ैगी, जिसकी दीवारें अग्रजी शिक्षा की 
नींव पर खड़ी की जायंगी, क्योंकि विचारों में उदारता भाये बिना शिक्षा झपूरी है | 
कमेटी की शिक्षाप्रणाल्ली में शिक्षासुधार का काफी हिस्सा था, जिसके बरे में यद्द भी 
कहा जाता था कि कमेटी तालीम को “कोमी”? बनाना चाहती है। 


इस 'झसूली” मतभेद के कारेण कालिज कमेटी में भर बाहर भी झ्ञार्य पुरुषों में 
संघर्ष झारम्भ होगया | कमेटी के नेता ला० लालचन्द एम० ए० और असन्तुष्ट मंइली 
के नेता पं० गुरुदत्त एम० ए० समझे जाते थे। झसन्तुष्ट मणडली का यत्न रहता था 


कि किसी न किसी तरह अष्टाध्यायी वेदांगप्रकाश ओर महाभाष्य को स्कूल या कालिज 
की पाठविधि में रखाया जाय | दूसरी ओर से यथासम्भव यत्न होता था कि भझभी सा- 


(२३७ ) आयेसमाज का इतिहास 


मान्य संस्कृत भोर हिन्दी पर ही सनन्‍्तोष किया जाय | कमेटी के सामने सरकारी शिक्षा 
विभाग की झ्ावश्यकतायें भी विद्यमान थी। एक ओर कल्पना-रमणीय झादश की 
धुन थी, दूसरी चोर लौकिक व्यवद्टार बुद्धि का राज्य था। दोनों में संघर्ष का पैदा 
होना स्वाभाविक था ॥ 


कालिज कमेटी मे अपने पक्त को शैग्व ओर थधाणी द्वारा पृष्ट करने में कोई कसर नहीं 
छोरी | अस- 2 मणडली ने भा मोन धारण नहीं किया, परन्तु इतना अवश्य कहना 
पड़ेगा कि प० गुरुदत्तजी के जीतेजी मतभेद ने बहुत उम्ररूप धारण नहीं किया । 
कालिज के प्रति पंडितजी का प्रेम 'पितृ प्रेम! के समान था, असन्‍्तोष होते हुए भी 
समाजे। में डी० ए० वी० कालिज के लिये झपील करने का काम पंद्वितजी के सुपुर्दे 
ही था। हा, पिछले दिनो वह कालिज के लिये ७पील कर देते थे, परन्तु कालिज 
का नाम नहीं लेते थे । 


बहुतसा झान्दोलन होने पर १८६० के आरम्भ में मिडल हछास में अष्टाध्यायी 
की पढ़ाई आवश्यक कर दीगई | 


४. सिंशावलोकन । 


हमने कालिज में संस्कृत-शिक्षा-सम्बस्धी प्रश्न पर दोनों पच्च रख दिये हैं। एक 
इतिहासलेखक का यह काम नहीं है कि वह ठैक और बेटीक का फसला करे । उसका 
काम यथा सम्भव दोनो के यथार्थ बय्नों को सामने रख देना है । उस समय दोनों पक्षी 
ने कौन २ सी भूल को, उस पर भी लेखक झपनी राय नहीं देना चाहता | उस समय 
के सम्मति-सग्राम के एक मुख्य नायक ला० लाजपत्तराय ने ३१ साल पीछे जो सिह्दा- 
बलाकन प्रकाशित किया था, उसके बुछ भाग को उदघृत करके ही लेखक सम्तोष 
करेगा | लालाजी ने झपनी “स्वामी दयातन्द सरस्वती ओर झार्यसमाज की मौजूदा 
हालत?” नाम कौ पुस्तिका में आयंसमाज भौर ढी० ए० वी० कालिज के सम्बन्ध में 
सिशवलोकन करते हुए लिखा है :--- 


“कालिज के वानी यद्द उम्मेद करते थे कि चन्द सालें में सूबे में हिन्दी का 
रिवाज झाम हो जावेगा, झोर कालिज की मैनेजिंग कमेटी व कालिज का दफ्तर हिन्दी 
जघान में ट्वो जावेगा | झायसमाज में उस वक्त भी अंग्रेज़ी तान्लीमयाफ्ता लोगो की क- 
सरत थी | झायसमाज को पंजाब में सरकारी मुलाजिमों व वकीलों के जरिये फरोग 
मिला । इन लोगों के दिलों दिमाग अग्रेजी से भरे हुए थे, भर बह इस कदर लियाकत न 
रखते थे, कि बह दूर भन्देशी से सोच सकें । वह सब अपने कोम के लिये झाजादौ 


तृतीय खगड़--छूठा परिच्छेंद । ( २३५ ) 


चाहते थे, उनके दिल में दृब्बुलबतनी का जज़वा जोश मारता था, वह दुरुस्‍्त तेर एर 
यह सममते थे कि इस दुब्बुल बतनी के जज़बे को बढ़ाने के लिये अ्रग्रेजी तालीम का 
जरूरत है |?” *०+++2स्१र>>ल+र दार्ज बालियाने कालिज कौमियत के नशे में शग्सार थे, 
ओर उनके दिल में कौमियत के वह तमाम जज़बात जोशज़न थे, जो इस वक्त कौम में 
तबजह प। रहे हैं | मगर सारी स्कीम की कमज़ोरी इसमें थी कि कालिज का नाम 
ऐंग्लो वेदिक रखा गया, ओर ऐंग्लो को वैदिक पर तरजीह दी गई, जिस कमजोरी ने 
बानियान को 'ऐंगलो वेदिक” बनने के लिये मजबूर किया | इसी कमज़ोरी ने कालिज की 
तमाम कोमौ खसूसौयतों को 'मरिलहतत वक्त के मातइत कर दिया | हा कि सरकारी व 
मिशन कालिजों में शोर दयानन्द कालिज में बहुत थोड़ा फर्क रह गया | हमारा दिमाग 
हमेशा 'ऐंगलो' को “वदिक?? पर तरजीह देता रहा | यहा तक कि जब मग्हूम पें० 
गुरुदत्त ने और मोजूदा महात्मा पार्टी के लीडरों ने यह सवाल उठाया, तो मैंने जोर 
शोर स्ले उसकी मुझालिफत को | जो जो पञ्ममली तजावीज़ उन्होंने पेश कीं, वह मत्र तक 
मुझको नाकाबिक्षेममल मालूम होती हैं | बदकिस्मती से उस वक्त ताल्लीमी मामलात में 
न उनको काफी तनर्ना था और न हमको | वह धामिक नुक्ता ख्याल को सामने रखते 
थे, ओर हम कोमी नुक्ता ख्याल को । वह हमसे इसलिये बदजन थे कि उनको हमारे 
झन्दर घमम कौ रेखा दिखाई न देता थी | वह समझते थे कि हम सरासर पुलिटिकल 
इगराज़ के लिये काम कर रहे हैं, हम समझते थे कि यह लोग कोमी नुक्त ए ख्याल 
की पर्वा नहीं कश्ते |? हक ४8६०३ ४ ४७०४६ हो ४ 


यह ऐसे झालोचक की राय है जो स्वये उस मतभेद में मुग्यया का काम कर रहा 
था। हम पाठविधिशम्पन्धी मसभेद के किस्से को इसौ राय पर समाप्त कर देते हैं । 


४, म्रतभेद के अन्य कारण 


पं> गुरुदत्त जी के जीवनकाल में मतभेद ओर अधिक नहीं बढ़ने पाया। इसका 
मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि कालिज कमेटी के अधिकारियों को पणिडत जी का 
बहुत लिहाज था | अन्दर २ झसन्‍्तोष को ज्व,्ला सुलग रही थी, परन्तु एक महान्‌ 
व्यक्ति के प्रभाव ने उसे भड़कने रो रोक रखा था । झागे चलकर हम देगंंगे, |क फूट 
के कई कारण बन गये । पाठविधिसम्बस्धी मतभेद कई रूपों से प्राकाशित हुआ । 
इस समय उनकी छायामात्र दिखाई देती है। कालिज कमेटी के झोदददों का प्रश्न 
पाठविधि के झगड़े का परिणाम था। मांसभद्षणसम्बन्धी प्रश्न अभी गौणरूप में 
था। प्रतीत होता है कि भार्यसमाज के क्षेत्र में यह प्रश्न पर्दा जाता था कि 'मांस खाना 


वेद विरुद्ध है या नहीं ?? १८८६ के अप्रैल मास में भायसमाज जालन्धर के भधिवेशन 


ख्च्ल््ख्ल्स्ल्््््््स््््चच्।।््््ल््ि्््््््््््््स्््््च्ंल््््िििट्जनय मम कमनन पर कस नाना कस न सका» क इण्ककाक०+मकण्ब्काधभन्ाकाबूलुि 


म्बर मास में लाहौर आर्यसमाज का वाधिक्रोत्सव हुआ । उच्च में इस विषय पर शा- 
्ार्थ हुआ कि “मांस भोजन उचित है या नहीं ! यदि नहीं तो क्यों १?” इन दृष्टांतों से 
प्रतीत द्ोता है कि मांस भद्षण के सम्बन्ध में आर्यसमाज में कुछ मतभेद चला पाता 
था| पं० गुरुदत्त जी के जीवनकाल में वह मतभेर अधिक प्रचणड नहीं हुआ । 


भगड़े का बीज डी. ए. वी कालिज की पाठविधि के मतभेद में बोया गया। 
देखने में वह छोटी सी बात थी, परन्तु जैसे ला० लाजपतराय जौ की ऊपर दी गई 
राय से भी प्रतीत होता है, वह मतमेद दो प्रकार की मानसिक प्रद्ृत्तियोँ का परियाम 
था । एक पक्ष में 'घामिक” भाव प्रबल था, और दूसरे में 'कोमी! भाब। एक कौ 
सम्मति थी कि “भायश्रमाज एक विशुद्ध धामिक संस्था है? दूसरे को राय थी कि 
(उसका उद्देश्य हिन्दू कौम को डठाना है” दो प्रकार की मानसिक प्रद्त्तियां यदि दो 
दलों के रूप में परिणत होगंद तो कोई भाश्चर्य नहीं। यह कष्टना कि इस समय के 
सम्पूर्ण झगड़े केवल ओोदहदों फे लिये थे, ठौक नहीं है । वह लोग झार्यसमाज के काय 
में अग्रगन्ता थे। उन्होंने धम की खातिर संसार परे लात मार दी थी | डउनफा सा 
स्वार्थत्याग भआागसमाज की दूसरी सन्तति में नहीं पाया जाता | जो झादमी उस समय 
के मतभेद का अनुशीजलन करता है, वह उसको तह में एक धार्मिक जोश को 
उमड़ता हुआ पाता है | यह कहना तो कठिन है कि उस मरे में दोनों तरफ से सब 
काम धर्म की कसौटी पर कस कर ही किए गए-यह बात शायद किसी भी संस्था या 
आन्दोलन के बारे में न कहीं जा सके-परन्तु लेखक का यह विश्वास है, भोर उसने 
जितना हौ उस समय के विवादात्मक साहित्य को पढ़ा है, उत्तना ही उसका विश्वास 
मज़बूत होगया है कि माग़े की तह्द में ईमानदार मतभेद था--केवल ओोहदों कौ झमि- 
लाषा और हठ नहीं । 


तृतीय खगह-सॉंतयां परिच्छैद । ( २३७ ) 


सातवां परिच्छेद 
“79७३ ४६७- -- 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी (१) 
--+श्डलम२८न- 
(८६४ -- ८८३ 
१--जीवन का महत्व 


पै० गुरुइत्त विद्यार्थी का जीवन झार्यसमाज के इतिहास का एक परिच्छेद है। उसे 
हम केवल एक घटना सममकर झ्ाागे नहीं जा सकते | हम उस होनहार युवक 
के जीवन कौ उत चमकदार सितारे से उपमा दे सकते हैं, जो रात की झपघियारी में 
पैदा होकर झन्तरिद्ध को रोशन कर देता है, प्रजा समकने लगती है कि भन्धेरी रात 
का इलाज दो गया, पर शीघ्र ही मद्धन होने लगता है और जिस फुर्ती से भाया था, 
डसी फुर्ती से विदा हो जाता है । जिन लोगों ने डइस जीवन का अनुभव किया था, 
बह उसे भाजतक नहीं भुला सके । कारण यह है कि वह सिद्धान्त-मय जीवन था। 
एक ध्येय और एक लक्ष्य के लिये उस जीवन की सत्ता थी | ऐसे जीवनों को सरसरी 
तोर पर देखकर नहीं छोड़ा जा लकता। व्यक्तिगत चरित्न के लिये इस इतिहास में हम 
सामान्यतया जितना स्थान दे सकते हैं, प० गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को उससे 
झधिक स्थान देना चझावश्यक है। पं* गुरुदत्त का जीवन धर्म के बिज्ञान में एक महत्व- 
पूर्ण पाठ है। 


२- स्य्यारी 


पै० गुरुदत्त का जन्म २६ अप्रैल (८६४ ई० के दिन मुल्तान शहर में हुआ । 
आप के पिता का नाम रामकृष्ण था | ला० रामकृष्ण फारसी के बड़े झालिम थे, भोर 
स्‍कूल में पढ़ाया करते थे | सूरत शकल में गुरुदत्त जी झपने पिता के फोट्ू थे | भाप 
का बचपन का नाम 'मूला? था। कुछ बड़ा होने पर जब 'मूला” ने धर्मभक्ति ओर 
ज्ञानचर्चा की भोर प्रश्मत्ति दिखाई तो उसे वेरागी कहकर पुकारा जाने लगा। १३ 
धर्ष की उमर में पणिडत जी भझपने पिताके साथ हरिद्वार गये। वहां स्वामी राधेश्याम 


( २४८ ) आरयसमाज का इतिहास 


ने बैरगी? का नाम 'गुरंदितिा! रख दिया। स्वये ज्ञानसम्पन्न होकर 'गुगंदित्ता? ने 
संशोधन करके अपना माम गुरुदत्त” रखा । जाप जन्म के अरोड़ा? थे। आपके पाणिडत्य 
ईश्वरप्रेम और प्रतिभा के चमत्क,र को देखकरे पीछे से झाप के नाम के साथ “पणिडत! 
का झादरसूचक शब्द लगाया जाने लगा। गुणकर्मानुसार वर्णब्यवस्था क्नी पहली जीत 
'ल्ा० गुरुतत्त' के (पं० गुरुदत्त! बनने में हुईं | झाश्चर्य की बात यह है फि बादिर की 
दुनिया ने इस जीत को स्वीकार कर लिया। योग्य ध्यक्ति को योग्य चादर मिले तो 
किसौ को भी क्षोम नहीं होता । मणि”? को मणि” कहलाने में परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, हां यदि पत्थर को मणि कहना चाहें तो अबश्य ही भारी और हडचित विरोध 
होगा | झाज यदि निगतक्षर भट्टाचार्य पणिडत बन ज्ञांय तो उससे गुण कर्मानुसार वर्ण 
व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जायगी । जो पणिडत कहलाने के योग्य है, उसे इस 
ऊंची पदवी से विभूषित किया जाय तो सारा संसार 'तथास्तु” कद्देगा, ओर वहीं वेदिक 
सिद्धान्त की असली जीत ट्टोगी | प० गुरुदत्त ने गुणों द्वारा ब्राह्मणवर्ण प्राप्त किया 
था, और कुड्ेक बिगड़े दिमागवालों को छोडकर किसी ने भी उसका विरोध नहीं 
किया । 


गुरुतत्त जी के पिता स्कूल मास्टर थे। उन्होंने अपने पुत्रको प्राइमरौ तक की शिक्षा 
घर में ही दी | ८ वर्ष की उम्र में झाप स्कूल में भर्ती हुये | भाप ने मेडिल परीक्षा 
भांग थे झौर मेटिक्युलेन परीक्षा मुल्तान से पास की। १८८! में गुरूत्त जी का 
स्कूल जीवन समाप्त हुआ | यद्द जौवन कई भशों में चमत्कारमय था | इतनी विशेषतायें 
बिसले ही विद्यार्थियों में इकट्री होती हैं। पढ़ने में भाप तेज थे। अध्यापक और 
इन्सपेक्टर इस होनहार युत्रक को देखकर पाश्चयित होते थे । मास्टर लोग प्रश्नों के 
उत्तर देने में उलम जाते थे । बडी श्रेणि के लड़के प्रतिभाशाली विद्यार्थी से सीखने 
झाते थे। पढ़ने के साथ शारीरिक ब्यायाम का कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु गुरुदत जी 
को विद्याथी भबस्था में कसरत का खूब शोक था | स्कूल से घर को झाते हुये लम्बे 
से लम्बा रास्ता चुनते थे | सुशील़ता कौ यह दशा थी कि लोग 'वैरागी? झोर “गुरुजी? 
के नाम से पुकारते थे | धामिक्र जीवन की ओर गुरुदत्त जी की बचपन से ही प्रइत्ते 
थी | पोग कौ धुन में हरेक साधु की सेवा करते थे। एक बार बालक गुरुदत्त को 
नाक् बस्द करके प्राणायाम करता देखकर माता नाराज़ हो गई, भौर बेटे को 
'जोगियों? के रास्ते पर जाने से रोकना चाहा परन्तु जल और हृदय का प्रभाव नहीं 
रुका करता । 


इसी जीवन में ऐसा भी समय आया जब्र गुरुदत्तजी नास्तिक समझे जाते थे | यह 
शिकायत अगले जीवन में भी कई बार सुनीगई, परन्तु लेखक ने जहांतक विचार किया 


तृतीय खाइ-सांतर्चा परिच्छे३ । (२३६ ) 


है, और पंडितजी की जीवनी का अनुशीलन किया है, वह इसी परिणाम पर पहुंचा 
है कि जीवन के २६ वर्षो में ऐसा कोई समय नहीं था, जब गुरुद्तजी 'नास्तिक! या 
“थअविश्वासी? कहे जा सके | सन्देह के समय भवश्य झाये, परन्तु नास्तिकता का कोई 
समय नहीं झाया । गुरुदत्तजी गहरे विश्वास के सथ उत्पन्न हुए थे। कभी २ उम्र प्रतिमा 
जमे हुए विश्वास से टकरा जाती थी, परन्तु शीघ्र ही विश्वास हावी ट्दोजाता था और वह 
टक्कर से पहले के विश्वास की भ्रपेत्षा भधिक बलवान्‌ होता था | कमी २ सन्देह के 
ऋकोरे भाते थे पर वह जड़ को और भ्रधिक मजबूत बनाने के कांग्यण बनते थे। 
विद्यार्थी दशा में कई मकोरे झाये, परन्तु उनमें से विश्वासी झ्रात्मा और भी झधिक 
विश्वासी होकर निक्नी | मुल्तान में एग्ट्रेंस की तय्यारी के समय गुरुदत्तजी के हृदय 
में वेद पढ़ने की धुन पेदा हुईं, और २० जून १८८० के दिन आप पझ्रार्यसमाज की 
सभासदी का फाम लेकर मन्त्रीजी के पास पहुंचे । 


बपन्‍ी+अ ४ 25फ्लीडनचल हिट 4डट3+ 3 3 आओ ओ+ ७०३७ 2५५ # पीटर ९५ 5ही 23 3३० ६१३०३ 8 ५ /20/०५//०९/ फन, 


३, कालिभ का जीवन ( १ ) 


१८८१ ई० के जनवरी मास में गुरुदत्तजी क्ञाहोर के गवनमेंट कालिज में भर्ती 
हुए । मेट्रिक्युलेशन की परीणी में प्रान्त*र में आपका पांचवां नम्बर रहा था, परन्तु 
झयब जो कालिज का जीवन झारम्म ट्वोता है, वह उज्ज्वज्ञता में अपना ज्ञानी नहीं 
रखता | इस जीवन में 'बमत्कारी युवक को कामयाबी पर कामयाबी हुईं । जो प्रतिमा 
स्कूल के जीवन में भपने हाथ दिखा चुकी थी, वह कालिज में जाकर ओर भी भधिक 
खिल उठी । गुरुदत्तजी के विद्यार्थजीवन के साथी भोर कई शअ्शों में उनके चैलों में से 
कुछेक नाम पंमाब के सार्वजनिक जीवन में ख्याति पाचुके हैं | ला० हंसराज, दीवान 
नेेन्द्रनाथ, ला० शिवनाथ शऋमसिसटेन्ट इड्जिन्यिर, ल्ला० भगतराम्मु न्सिफू, ज्ञा० चेतना- 
नख्द वकील, प्रो” रुचिराम साहनी, और ला० लाजपतराय-यह्‌ सब लोग पेडितजी के 
केवल कालिज-मित्र ही न थे, वह सनके धार्मिक ऊहापोह के भी कई अर्शा में साथी थे । 


कालिज में जाकरे प्रतिभाशील युवक को अपनी कुशाग्र बुद्धि का सिक्‍का जमाते 
देर न लगी। शीघ्र ही प्रोफेसरों तक ने मान लिया कि गुरुदत्त विद्यार्थी साधारणकोटि तथा 
साधारण नियमों से उपर है। प्रायः काल्लिन में वह पाठ के सुनने पर कम ही ध्याय 
देते थे, परन्तु प्रोफेसर बुरा नहीं मानते थे | धर का समय दो कामों में ख़र्च होता था। 
कालिज में जो विपय लिया था, उसे छोड़कर भन्य सब विपयों का अनुशीक्षन करने 

झोर घामिक विषयों पर बहस मुबाहिसा करने में । गुरुदशजी अनथक भोएर समझ- 
दार पढनेवाले थे | कालिज का दूसरा वध समाप्त होने से पूतठ भ्रापका दिमाग पश्चिम 
के दशन झोर विज्ञान का खासा स्टोर रूम बन गया था | जानस्ट्ूभाट मिट में आपको 


(२४०)... ध्यायंसमाज का इतिहास 


बहुत भक्ति थी, त्रेडला की युक्तियां दिमाग में घुसकर विश्वास की जड़ों को ह्विलाने का 
यत्न कर रही थीं।डाविन और बेन का आपने खुब पाठ किया, भोर बेन्थम 
के तत्त्वज्ञान को पसन्द किया | उस समय योरप का जलवायु देतुवाद ( 8६४07- 
७830 ) के परमाणुझों से भरपूर हो रहा था । एक झोर से विकाशबाद 
( ॥ए०प४०प ०००४ ) और दूसरी ओर से अनीखावाद ( & 2086४ ) 
के बलवान्‌ आक्रमण विश्वास ( 7४% ) के किलें की ईट से इंट बजा रहे थे । 
सोचने वाली दुनिया मानस्टुआर्ट मिल स्पेन्सर झौर कूम्टे ( ८०००६७ ) के पीछे 
पागल होरदी थी, भोर वैज्ञानिक जगत्‌ को विज्ञान के चमत्कारों ने अविश्वासी बना दिया 
थ! । इंलिणड कौ रेशनलिस्ट मात्रा की किताबें भारतवर्ष के नवशिक्षित युवकों के हृदयों 
पर बेतरह काबू पा रही थी | इससे कुछ समय पूर्व ईसाइयत का जोरदार भाक्रमण हशा 
था, वह भझभी रुकने न पाया था कि यह नया झनीश्वरवाद रूपी हूणसेना का आक्रमण 
आरम्भ हो गया | गुरुदत्त जी को भी भपना हिस्सा लेना पड़ा | १८८१ झौर १८८र 
के दो साल नास्तिकता के नहीं, संशय के साल्न हैं। जो लोग इन दो वर्षों को गुरुदत्त 
जी के जीवन में नास्तिकता के वर्ष कह्दते हैं, वह भूलते हैं । स्कूल जीवन में ही श्रद्धा 
का अड्भुर जम चुड़ा था । कलिज जौबन के पहले दो सालों में उस भझ र की परीक्षा 
हो रही थी। इसमें सन्देद नहीं कि परीक्षा सख्त थी। भनवरत अध्ययन और तीत्न प्रति- 
भा ने संशय पैदा करने केच्याधनों को मदद दी, परन्तु इसमें भी सन्देद नहीं कि झन्तिग 
विजय श्रद्धा की हुईं | गुरुदत्त जी का भगला जीवन इसका साज्ञी है । इन दो वर्षों में 
गुरुदत जी का सेशय नास्तिकता की दहलीज़ तक शायद कभी पहुंच गया हो, परन्तु 
अन्दर नहीं घुसा, बाहिर से लोठ झाया। 


१८८२ ई० के भारम्भ में गुरुदत्त जी ने एक फ्री डिबेटिंग कृब की स्थापना की, 
जिसमें गम्भीर विषयों पर बहस हुझा करती थी, गुरुदत जी उसके मन्‍त्रो थे, वह प्राय: 
विवाद में उल्टा पश्षा लिया करते थे | कोई घामिक या सामाजिक विषय विवाद की 
सीमा से नहीं छूट सकता था । इंरेक विषय पर खूत ऊद्दापोह होता था । पं० गुरुदत्तजी 
के समकालिक नवयुवक विवाद से लाभ उठाते थे । छत के पुरजोश मेम्बरों में से एक 
ला» लाज्षपतरायनी भी थे। लाबाजी ने पं० गुरुदतजी का जो जीवन चरित लिखा 
है उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में पेडितजी हमेशा झ्ार्यप्नमाज से विरुद्ध पद्धा लिया 
करते थे, परन्तु १८पर है के भन्त में उन्होंने भझाय॑-सिद्धान्त कौ पुष्टि प्रारम्म कर 
दी, जिसका कारण यह प्रतीत होता है कि परिडतजी तो विषय के परिमाजन के लिये 
विरोधी पक्ष लिया करते थे परन्तु नवयुबकों पर उसका उल्टा झसर होता था। उनमें 
नास्तिकता का अंकुर उत्पन्न होता जाता था । भल्नाई के लिये किये गये यत्न से बुराई 
पैदा होते देखकर पं० गुरुदत्तजो मे अपनौ कार्यनीतिको बदल दिया | बदलने का परिणाम 


तृतीयक्षणड-सातबांपरिब्देद ! (२७१ ) 


हि: «5372 अन्कट०-+-फ-+७372 7०-3७: +0 टन कक कम ४५४ ४७-37 27: क: कक क+-क०-60/7% कम नक कक न >> सनकल मर ० >2:2575:07%९:3- 2>:+ 
भी चमत्कारी इुझ । नवयुवर्कों में आस्तिकता का प्रचार होने क्षमा । उस समय 
आस्तिऊता यो सबसे जबरदस्त धक्का बिज्ञान की भोर से लग रहा था। योरप वैज्ञा- 
निक उन्नति के चक्राचोंध से प्रभावित द्वोकर हैश्वरविश्वास को छोड रहा था। 
डिबेटिंग कृच में भी प्रारम्भ में सायंस ने विश्वास को दबा लिया परन्तु जश्न पे० गुरुदत्त 
ने श्वास के समर्थन में इथियार पकड़े तब रो पलटने लगा। पणिडत जी ने विज्ञान के 
बल से ही ईश्वर की सत्ता को सममझाना जारम्भ किया | ला० लाजपतराय जौ ने लिखा 
है कि बंद उन्हीं दिनों से भार्यसमाजी बने | 


उन्हीं दिनों पं० गमुरुतत्त जी ने अपने दो भय मित्रों के साथ मिलकर 
०७ ९2०7००८४४०० ० /7४४४४7४” नाम के अख़बार को जारी किया | 
एक प्रेस के स्वामी ने यह कहकर युवक मित्रों को पत्रसम्पादन के लिये तस्यार 
बर लिया कि पत्र की बचत परोपकार के काम में लगायौ जायगी, परन्तु कुछ समय 
फछे मलूम होगया कि ब्यापारी दिमाग के प्रेसाध्यक्ष ने युवकों कौ सादगी से फायदा" 
जउठावार अपना उल्लू सीधा करने का यत्न किया था | तन पत्र के साथ पणिडत जी का 
या उनके मित्रों का कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


४- कालिन का णोवन (२) 


१८८३ ई० के भकतूबर मास में ऋषि दयानन्द की भयानक बीमारी का संवाद देश 
भर में फैल गया । भक्तों के हृदय कांप उठे । इस समय तक झाये पुरुषों के लिये वेदिक 
धर्म का प्रातिनिधि यदि कोई था तो ऋषि दयानन्द | व्ढी उनका भाचार्थ, बही उपदेशक 
झौर वही वक्कील था। भाय पुरुषों को विश्वास था कि झादित्य ब्रक्षब/री यदि भीष्म 
गितामह के समान ४०० वर्ष तक नहीं तो कम मे कम एक सौ वर्ष तक तो भ्रवश्य ही 
न व पहेगा। मूयु भर दगाननउ-इत दो झद्। का आपस में कोई सम्बन्ध है, 
७३ मथदा दो उकेदला में चती था। अउस्मात्‌ समाचार फेल गया कि अनहोनी की 
सम्भा३ना है। आदित्य ब्रह्मवारी को किसी ने ज़रर देकर ग्रहण लगाने की चेडा की 
है। ऋषि उस समय झधिक रोगी होकर अजमेर में भागये थे | लाहौर की आयेसमाज 
बी आर से, दो प्रतिनिधि, ऋषि की दशा को देखने झोर सेवा करने के लिये रवाना 
करने का निश्चय हुमा । एक तो ल।० जीवनदास जी चुने गधे, भोर दूसरा चुनाव 
गुरुदत्त जी पर पड़ा । लोकिक दृष्टि से मुरुदत्त जी की बारी बहुत पौछे झाती, क्योंकि 
उनकी झायु इस समय केवल १६ साल की थी, झोर कालिज के तीसरे वर्ष में शिक्षा 
पा रद्दे थे, परन्तु प्रतिभा झौर विश्वास ने उस न्वयुवक को समाज में बुद्ध बना दिया 
था | समान के सभासद गुरुदत्त जी को छोटी उम्र का फिलासफर, ओर द्ोनहार नब- 
युवक समझते और कहते थे । | 


( २४२ ) आयस्पमाज का इतिहास 


अअमेर में पहुंचकर पंजाब के दोनों प्रतिनिधि ऋषि की सेवा में लग गये। 
सेवा की भावश्यकता भी थी। जदर के झस्तर से सारा शरीर फ़ूठ पड़ा था। जो डाक्टर 
इलाज करते थे वह आश्चयित्र थे कि इतने विक्ार के द्ोते हुए यह पुरुय जीवित केसे 
है। फिर भाश्वर्य यह था कि मुह से 'उफ! तकनईी निकलती थी। प्रथ्वी का पेय अह्मचारी 
के घेय के सामने पानी भरता था । समुद्र की गम्भीरता संयमी की गम्मीरता के दर्शांश 
तक्र भी नहों पढँच सकती थी। इतना कष्ट और इतना धेय-जिसने भी देखा उसने दांतों 
तले उगली दबाई, झोर भक्ति का भाव प्राकट किया | गुरुदत्त ने भी उस भ्ादित्य के साथ- 
काल को देखा । उसने देखा कि विश्वासी भोर भ्रविश्वासी की दशा में कितना भेद है। 
जहां झविश्वासी, अन्धेरे में खतरे की कल्पना करके ही कांप उठता है, वहां विश्वासी, 
मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी विचलित नहीं होता भोर भानन्द में मग्न रहता है । 

ऋषि के झनन्‍त समय का दृश्ष पाठक दूसरे खण्ड में देग्व आये हैं। उसे दोहराने 
की जरूरत नहीं है | गुरुइत्त जी ने उसे देखा । देखा तो बहुतें। ने परन्तु जैसा उस 
जिज्नासु युवक ने देखा बेसा शायद किश्नी की दृष्टि में भी न आया । जिज्ञासु ने उस 
मृत्यु में ब्रक्षचर्य के बल को, योग की मद्दिमा को भोर ईश्वरविश्वास के गौरव को 
देखा | उसने देखा कि जिसे लोग वियोग कहते हैं बह एक विश्वासौ झात्मा के लिये 
योग है; जिसे साधारण पुरुष सबसे बड़ा दुःख करते हैं उसे एक योगी प्रियप्राप्ति का 
झानन्द समझता है । उसने उस ब्रह्मचारी को मृत्यु के समय आदित्य से अधिक तेजस्वी 
पवत से अधिक मजबूत और प्रभात से अधिक झानन्दित देखा । प्रतिभासम्पन्न उत्सुक 
आत्मा को जिस चीज की तलाश थी वह मिल गई | जो चीज न्यूटन ओर बेकनमें न 
मिली, जिसे डाविन झौर स्पेन्सर में तलाश किया परन्तु न पाया, भर हां, जिसे स- 
त्यार्थ-प्रकाश भी न दे सका, वह जिज्ञासु को इन शब्दों के सुनने श्षे मिल गई- 

“हे दयामय ! दे सवशक्तिमान ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है । तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
आहा, तेने भच्छी लीला की ।”? 

एक ईश्वरविश्वासी पुरुष किस सन्‍्तोष से मर सकता है, भोरे मृत्यु में भी ईश्वर 
की महिमा को देख सकता है, इसका गुरुदत्त ने अनुभव किया | धुननेवाल्ों ने कट्दा है 
कि क्रृषि के मुंह से 'झाहा? शब्द इस प्रकार से निकले जेसे किसी चिरवियुक्त प्रेमी 
को फिर से मिलने के समय निकल्नते हैं | गुरुदत्त जी के हृदय में यदि संशय का कई 
लेश विद्यमान था, तो वह ऋषि के झन्तकाल को देखकर दूर होगया | सन्देद की मेल 
सच्चे विश्वास के जल से घुल गई । कद्दावत है कि खरंबूज़ा ख़रबूज़े को देखकर रंग 
पकड़ता है| एक महान झात्मा के डज्वल्ल विश्वास्र को देखकर दूसरी महान्‌ झात्मा ने 
विश्वास का रंग पकड़ा । प० गुरुदक्ष एक पिपासु आत्मा बमकर लाहोर से चले थे 
ओर सच्चे विश्वासी भास्तिक होकर अजमेर से लोठे । 


तृतीय जगढ़-झाठवां परिच्छेद । ( २छ३ ) 
आपहठवां परिच्छेद 
“77+<<«६१५#४68६2::४२७७--- 


प॑० गुरुदत्त विद्याथी --( २) 
--++**४अछढ/३०---- 
शझणरे-- ६८६० 


१--शिक्षा की समाप्ति 


गुरुदत्त जी आदर विद्यार्था थे | इतिहास में यह नहीं लिखा कि कभी स्कूल या 
कालिज में अध्यापकों के साथ उनकी अनगन हुईं हो । वह हमेशा गुरुजनों के लाड़ले 
ही रहे | बचपन से ही उनको प्रतिभा अपनी प्रद्धरता का प्रामाण दे चुक्री थी। तेज़ 
झोर प्रातिमासम्पन्न विद्यार्थी साधघारणतया उद्धत भर अविनीत हुम्ना करते हैं | परन्तु 
शुरुदतजी जितने अधिक प्रातिभा सम्पन्न थे, उतने ही झविक विनीत थे, प्रतिभा भौर 
विनीतता की दुश्मनी मशहूर है, गुरुदत्तजी के हृदय में वह दोनें। सहेलियां बन कर 
रहती थीं। भाग तौर पर देखा जाता है कि जो बिद्यार्थी पढ़ने में भच्छे हैं, वह 
शारीरिक व्यायाम को ओर कम ध्यान देते हैं। स्कूल जीवन के प्रारम्भ से ही हम 
गुरुततजी को व्यायामशील पाते हैं | उन्हें घूमने भागने भोर दंड आदि की कसरत 
का खुबर शौक था | जिन लोगों ने पं० गुरुदत्तजी को उस दशा में देखा है, जब वह 
वैदिक मेगजीन का सम्पादन करते थे, वह समझ ही नहीं सकते कि अपने बिद्यार्थी 
जीवन में पडितजी का शरीर कैसा गठीला और कसरती था। भाप खेलों में बहुत 
रुचि रखते थे । इन दो विशेषताओं के साथ तीसरी विशेषता यह थी कि पणिड्तजी 
कलिजजीवन का मुख्य भाग पढ़ने में नहीं बल्कि आर्मसमाज की सेवा में व्यतीत वरते 
थे। कालिज के तीसरी वर्ष में तो भाष लाहोर आर्यसमाज के नेताओं में गिने जाने 
लगे थे | शीघ्र ही भापकी कोति प्रान्त भर में फेलने लगी। बी० ए० पास 
होने से पूर्व ही पंडित गुरुदत जी पंजाब के भार्यसमाजें में मुखिबा समझे 
जाने लगे थे | 


प्रतिभा की महिमा इसे कहते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में समय का बड़ा भाग 
व्यतीत करते हुए भी पंडित्तजी बी. ए. की परीक्षा में सारे पंजाब में प्रथम रहे । 
१ध्८+ में आप ग्रेजुवेट नने । जो गुरुजन गुरुदतजी को रातदिन आयंसमाज के कार्यों 


भें लगे देखकर घबराया करते थे, और डरते थे कि कहीं उनका लाइल्ला विद्यार्थी 


( २७४४ ) शार्यसमाल का इतिहास 


नाक्रामयात्र न हो जाय, वह झाश्थयित झोर प्रफुल्लित हो गये । बी. ए. हो जाने पर 
गुरुपत्तजी भायलमाज के कार्य में योर अधिक लिप्स होने लगे । हरेक मामले में 
प्रतिभासम्पन्न नत्युबक की राय ली जातो । लाहोर भार्यसमाज के प्राधान ला० सांश्दास 
जी के तो आाप दायें हाथ बन रहे थे | उन दिनों डी. ए. वी. कालिज की पाठविधि 
ओर झआर्यप्रतिनिधि सभा के नियमों का निर्माण हो रहा था, समय का अधिक भाग 
इन्हीं वितादप्रत्त विषयों के ऊहापोह में व्यतीत होता था | च्रध्यापकों भोर शितिषियों 
के इषमिश्रित भाश्ये की सीमा न रही जब उन के गुरुदत्त ने १८८६ के भारम्भ में 
एम. ए. परीक्षा देने बालों में सब से अधिक नम्बर पाये | पंजाब यूनिवर्सिटी के इति- 
हास में उस समय यह अपनी तरह की पहली झोर अपूर्व घटना समकी गई। पे० 
गुरुदत की धाक प्रान्त भरपर बेठ गईं । 


२, ढी० ए० वी० कालिम 


अजमेर से हृढ़ भ्रास्तिक बनकर गुरुदत्तजी जब लाहोर में भाये तो भार्यपुरुषों से 
अधि की यादगार को स्थापित करने कौ प्रबल इच्छा उत्पन्न हुईं । उस इच्छा ने किस 
प्रकार स्थूल रूप धारण किया यह इस पुस्तक के पृष्ठों में लिखा जा चुका है। पे० 
गुरुदत्तजी ने डी. ए. वी. कालिज को स्थापना कै लिये कितना उद्योग किया, यह भी 
दिखाया जा चुका है| पेजाब की जनता डी. ९. वी. कालिज को पडितजी के मुंद् से 
ही सुनती थी । उत्सवों पर कालिजग के लिये आप ही धन की अपील किया 
करते थे | 


झापके व्यार्यानों कौ रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि भाप डी. ए. वी. का- 
लिज को वैदिक भोर भार्ष शिक्षा देने का साधन बनाना चाहते थे । यहीं पर आपका 
कालिज के अन्य संचालकों के साथ मतभेद था । ला० लाजपतरायजी ने १६२१ में 
आर्यसमाज के सम्बन्ध में जो टरैक्ट लिखा था, उसमें बतलाया था कि प्रारम्भ से ही 
आर्यपुरुण ठो हिस्सें में बेटे हुए थे | एक वह जो डी. ए. वी कालिज को धार्मिक दृष्टि 
से देखते 4, और दूसरे वह जो उसे राष्ट्रीय (कोमी) दृष्टि से देखते थे। धार्मिक दृष्टि से 
देखने वालों में पहला स्थन पं० गुरुदत्तजी का था | 


यदि हम पंडित जी के डी. ए. वी. कालिज के साथ सम्जन्ध के इतिहास को 
स्रे पढ़ें तो हमें बह तीन हिस्सों में बंटा। इभा दिखाई देगा। फ़ले हिस्से में हम 
उन्हें कालिज का ज़बस्द॑ल्त वकौल, दूसरे ,में झसस्खुष्ट समर्थक भौर तीसरे 
में प्रेमी समा्लोचक के रूप में देखते हैं । पतले श्रोर दूसरे हिस्सों की 
ध्पीक्षञों में बहुत अन्तर हे । दूसरे हिस्से की कई अपीक्षों में डी. ए. 


ठृतीय खयड-आठवां पा -८  । 4 २४७४) 


बी, कालिन का नाम लिये बिना केवल वैदिक शिक्षश्वालय के लिये अपील 
की गई है । तीसरा हिस्‍सा बहुत छोटा है परन्तु बहुत महत्वपूण है | यदि पंडित जी 
की जीवनरेखा बीच में ही न कट जाती तो वह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
होता, इसमें सन्देइ नहीं । 


इस प्रकरण में इतना लिख देना भावश्वक है कि काक्षिम कौ शिक्षा में चाय 
स्राहित्य की न्‍्यूनतासे बहुत असन्‍्तुष्ट होकर भी पंडित सौ उसके प्रेमौ रहे | उनका 
कालिज से वहौ प्रेम था, जो एक पिता का पुत्र से होता है। पुत्र से भसन्तुष्ट होकर 
भी पिता उसका दुश्मन नहीं बन सकता | यदि असन्तोष को कुछ साहल्न तक पकने 
का मौझा मिलता तो क्‍या परिणाम होता यह कहना कठिन है परन्तु यह्द निश्चय है 
कि पंडित जी के जीते जी कालिज सम्बन्धी मतभेद की आग प्रचणडरूप में प्राका- 
शित नहीं हुईं, इसका कारण उनवी दूग्द्शिता ही थी। यह एक नाट करने योग्य बात 
है कि झगेक बार चेष्टा करने पर भी पं० गुरुदत्त जी को डी. ए. वी. का कालिज के 
शिद्दाकवर्ग में शामिल नहीं किया जासका, यद्यपि भाप बहुत समय तक गदवमेंगट 
कालिज में प्रोफेसर रहे । 


३. बेद और योग का दीवाना 


किसी एक धुन के सित्रा मनुष्य बोई बड़ा काम नहाँ कर सकता। धुन भी इतनी 
कि दुनिया उसे पागल कहे । प० गुरुदस के अन्दर पागलपन तक पहुंची हुई धुन 
विद्यमान थी । उप्ते योग और वेढ की घुन थी । जब गुरुदत्त जी स्कूल को भ्राठबीं जमात 
में पढ्ते थे, तमी से उन्हें शोक था कि जिसके बारे में योगी होने कौ चर्चा सुनी, 
उसके पास जापहुचे | प्राणायाम का अभ्यास भापने बधपन से हो झाग्म्भ कर दिया 
था । इसी उम्र में एक वार बालक को एक नासारन्ध्र को बन्द करके सास उतारते 
चढ़ाते देखकर माता बहुत नाराज़ हुईं थी । उसे स्वाभावसिद्ध मातृस्नेह ने बतल्ा दिया 
कि भगर लड़का इसी रास्ते पर चलता गया तो फ़कौर बन कर रहेगा | 


अजमेर में योगी की मृत्यु को देख कर योग सीखने की इच्छा भौर भी अधिक 
भड़क उठी | लाहौर पहुंच कर पंडित जी ने योग दर्शन का स्वाध्याय झारम्भ कर 
दिया । भाप अपने जीवन को घटनाओं का दिखने, भोर निरन्तर उन्नति करने के 
लिये डायरी लिखा करते थे। उस डायरी के बहुत से भाग कई सज्जनों के पास विध- 
मान थे | उनके पृष्झीं से पता चलता है कि ज्यो २ समय बीतया गया, पंडित जी 
। १००६ की इच्छा भी प्रघल होती गईं | भाप प्रांत दिन थोड़े बहुत प्राणायात् 
आने लग 


शैः 


( २४६ ) आा समाज का इतिहास 


अमरीका के प्रसिद्ध लेखक एगड्रो जक्सन डीस के प्रन्थी ने पंडित जी पर गहरा 
प्रामाय उत्पन्न किया । डेविस महोदय को अमरीका के बहुत से लोग 9००४ ( परोक्षदर्शी ) 
कहा करते थे | वह प्रायः एक्राप्र ओर पएकस्तवासी बनकर बोला करता था, उस समय 
एक आदमी उसके शब्दों गो लिखता जाता था। वही शब्द पुस्तक रूप में लिखे 
जते थे | पंडित जी डेविस महोदय के ग्रन्थों को बद्चुत ब) भक्ति से पढ़ते थे। भझाप 
कहा करते थे कि एण्ड्रो जेक्सन डेविस एक योगी है, जिसके वाक्यों में सचाई कूट २ 
कर भरी हुईं है। डेविसमहोदय के लेखों को पढ़कर आपकी योग में श्रद्धा भौर भी, 
अधिक वढ़ गई थी । कुछ समय तक गवर्भेगट में सायंस के सीनियर प्रोफेसर रह कर 
आपने वह नोकरी छोड दी। भापके मित्रें। ने बहुत भाग्रह किया कि भाप नौकरी न 
छोड़िये । केवल दो घण्टे पढ़ाना पड़ता है, उससे कोई हृ/नि नहीं! झापने उत्तर दिया 
: कि प्रातःकाल के समय में योगाम्यास करना चाहता हूं, उस समय को मैं कालिज के 
अपंण नहीं कर सकता | यह पहला ही अबसर थ। कि पंजाब का एक हिन्दुरती ग्रेजुबेट 
गवन्नण्ट फालिज में सायंस का बड़ा प्रोफेसर हुआ था । काक्षेत्र के अधिकारियों ओर 
हितपियों ने बहुत समझाया, परन्तु योग के दीबाने ने एक न मानी । 


गुख्दरा जी को दूसरी धुन थी, वेदों का अर्थ समझने को वेदों पर आपको 
असीम श्रद्धा थी | वेदभाष्य का आप निरन्तर अनुशील्न करते थे। जब अथय सममने 
में कठितता प्रातीत होने लगी तब अप्टधयाया ओर निरुक वा अप्ययन प्रास्म्भ 
दुया। घारे २ अटाप्याती का स्वाष्याय पंडित जी के लिये सबसे प्रथम कतेव्य बन 
गया क्याज आप उसे वेद तक्क गड्ढे वने का द्वार सम्भतो थे | आपका शोौक्त उन 
नोजत्रानों में भी प्रतिविम्बित होने लगा, जो भापंक पास रहा बश्ते थे। सुनते हैं 
कि मा० दुर्गाप्रसाद जी, ला० जीवनदास जौ, मा० पात्माराम जी, पं० राममजदत्त जी 
ओर ल।# मुन्शीरेम जी की बगलों में उन दिनों भशघ्यायी दिखाई देती थी। 


अष्टाष्यायी निरुक् और वेद का स्वाध्याय निरन्तर चलता था! यदि उसमें नागा 
हो जाती तो पंडित जी को शभत्यन्त दुःख होता । वह दुःख डायरी के इृण्ठों में प्रतिबिम्बित 
है। आपकी प्रखर बुद्धि के सामने दुरूह से दुरूह विषय सरल शो जाते थे, और 
बड़े २ पडितों को ग्राश्चथित कर देते थे। श्री स्थामी अच्युतानन्द जी अद्वतवादी 
सनन्‍्यासी थे | पं० गुरुदत्त जी झापके पास उपनिपद पढ़ने माया करते थे। विद्यार्थी 
दी प्रखर बुद्धि का स्वामीजी पर यह प्रभाव पड़ा कि शीघ्र द्वी शिष्य के अनुयायी हो 
गये | स्वामीजी पं० गुरूत्तजी को पढ़ाते २ स्वये द्वतवादी बनगये ओर आञझयंसमाज के 
समर्थकों में शामिल होगये । देहरादून के स्वामी महानन्दजी प्रसिद्ध दाशनिक थे | नाप 


तृतीय खयड-आठवां परिच्छेद । 


हक 3० १ककट3र ६७ढ पक पे 3त३ञ८आ००वक ५ + औलटीफे तीर इजामेज शी... /५७मी१न्‍स#+ ५ १जन 3 3०% न अीरशिरीधरीम्टी रा अभिजीत. _#३७>0७९०.ीव.११त ९९३३ च+गऋा5८+. 5 अफिलर 


को भी पं० गुरुदत्तजी के अध्यापक बनने का श्षोमाग्य प्राप्त हुआ | सच्छिष्य के प्रभाव 
से भाप भी झार्यसमाजौ बन गये | 


( २३७ ) 


४७, उपदेशकऋ क़ास | 


डी० ९० वी० काज़िज की शिक्षा से भसन्तुण होफर कुछ लोगों ने एक दूसरी 
संस्था के चलाने का निश्चय क्विया । ३ सितम्बर १८२६ की झायपत्निका में उसकी 
सूचना निम-"लिखिन शब्पों में निई,ली है । 


“क्योंकि आर्षप्रन्थों की शिक्षा के लिये एक क्लास का खोलना आवश्यक है इस 
कारण, जबतक डढौ० ए० वी० कालिन की मनेजिंग कमेटी या कोई अन्व नियमपूर्वक 
बनी हुई कमेटी इस काम को हाथ में रहीं लेती तबतक के लिये क्लास के लिय चन्दा 
एकत्र करने तथा कस सम्बन्धी अन्य कार्यो के लिये निम्न लिखित सम्यों को एक 
अस्थायी कमेटी बनाई जाय | 


( १ ) स्वामी रामानन्द सरस्वती 
( ३ ) पे० गुरुदत्त एम० ए० 
(३ ) ला० जीवनदास, लाहोर 
( ४ ) ला० रलाराम, मेलम 
(५ ) ला० मुन्शीराम, जालन्धर 
( ६ ) पं० धर्मचन्द, अमृतसर 

( ७ ) मास्टर दयाराम, गुजरात 
(८ ) डा« सीताराम, पेशावर 
(€ ) ला० केदारनाथ, ल्लाहोर 


अनुपस्थित समय कौ स्वीकृति होजाने वर निम्नलिखित निश्चय काम में लाये 
जाये- 


( १ ) ला० मुन्शीरामजौ प्रधान हों 

(२ ) ला० केदाश्नाथ मन्त्री हों. 

( ३ ) छ्ा० जीवनदास ख़भानची हो 

( ४ ) स्वामी रामानन्द उपदेशक सममे जाय॑ 


( २४८ ) आझारयसमाज का इतिहास 


है. 2७२०० औ&० ५ मीयका अभी जली, पटक क उनके मी ७5 ैीसटी पल जरा 25७अमर#धअ चर कड़ी हब श कु 3 3३७७३ ५४५ #९ “अर पक 


पं० गुरुतत्तनी इस समूह के केन्द्र थे | बहुत से आय॑ पुरुषों को डी० ९० बी० 
कालिज में आर्प गरधों की पढ़ाई न होने दी शिकायत थी | यह उस शिवगायत या पाला 
था। इस छास वे शिकार दा जगमग ११ यप पछे हम गुरुकुं के रूप में परिणत 
हुआ पाते हैं | 


उपदेशकठाससम्धन्धी धोषणा ने पेजाब की पारयसमाजों में पद: हलचलसी पेदा 
करदी | डी. ए. वी. कालिज के संचालकों ने उसे सीधी चोट समझमा। भागे प्रासिनिधि 
सभा के अधिकारियों ने उसे एक नियमविरुद्ध काररबाई का प्राग्म्म मानकर भ्रतिश्वास 
को दृष्टि से देखा | पंजाब की आर्यप्तवाजों में निररमों झा आदर करने की झोर झभिरु/च 
पहले से ही पाई जाती है। समाजों में एफ खासा आन्दोलन मच गया। प्रतीत होतः है 
कि भस्थायी समिति बनाने वालों का उद्देश्य भी पंज:ब के झाश पुरुष में हलचल पेदा 
कर देना ही था | यद्दि यह अनुमान सत्य है तो अस्थायी कमेटी को पूरी सफल"न हुई। 
२६ अक्तूआ १८८८ के भ्रधिवेशम में आार्यप्रतिनिधि सभा की झन्तरंग सभा मे निम्न 
लिखित आशय का प्रस्ताव पास किया । 


“आप्रतिनिधि सभा का कर्तंब्य है (कै उपदेशक क्ास का सचालन बदोरे। इस 
कारण ला० मुन्शीराम को उसके नियम झ्रादि बनाने का काम सौंपा जाय | उप- 
देशक क्लास के लिये जो रुपाया झाये, मन्त्री उसे जुदा दिसाब में रखता जाय |?” 


इस प्रकार झायप्रतिनिधि सभा की भ्न्तरंग ने जुदा उपदेशक पाठशाक्षा खोलने का 
निश्चय किया | 


उस समय परस्पर मतभेद के कारेणश जो भझविश्वास का जलवायु उत्पन्न होरदा 
था, उसका इससे वढ़कर क्‍या सबूत हो सकता है कि उपदेशकक्लास सम्बन्धी बहस में 
समाचार पत्रों ने स्वामी रामानन्द जी को झोर पं० गुरुदश जी को भी नहीं छोड़ा गया । 
जो कड़वे विवाद अगले वर्षों से पंजाब की झायसमार्जों को विचलित कर देने वाले थे, उन 
का आरम्भ यहीं से होता है | यह कद्दा जा सकता दे कि पंजाब के आयसमाजा गहानु- 
भावों ने वाद विवाद की कडवी नीति को प्राग्म्म से ही स्वीकार कर लिया था। यह 
महत्वपू् बात है कि ययपि उपरेशक्काससम्बस्धी वादबिवाद में पं० गुरुदत्त जी के नाम 
को कितना ही घसीटा गया, परन्तु पंडित जी के मुख से या लेखनी से एक भी प्रति- 
बाद का शब्द न निकला । पंडित जी का लक्ष्य बहुत ऊंचा था । 


५. चैंदिक मेगजीन भोर धन्प लेख 
१८८६ के जुलाई मास में (० गुरुदतत जीने बेदिक मेगजीन सास का मा- 


तृतीय खयड-आहढयां परिष्छेद्‌ ५ ( २४६ ) 


०. 33०“ अदा" उााााका० २८८० मु ाक्ू+7१०-०-०१ाा०+४०४०७४४४ चर ।ततञ आर मलरातत+9नन्ुतभ०्कतपत« कण इक काला व“ मह शतक मारकनक १० ुह-९ “२ हुर-हू_ 
सिक पत्र निकालना शुरू किया | इससे पृ आप आायपत्निका में प्रयथ: लिखते रहते 
थे । भरप्रेजो के विद्वानों में भ्रापफे लेख पसन्द किये जाते थे। योरप के 
संस्कृतज्ञ वेदिक्साहित्य के विषय में जो पअ्रसम्बद्ध या प्रमाणरहित लेख 
लिखते थे, पणिडत जी उनका प्रतियाद निम्नालते रहते थे। मेगजीन ने तो 
आप की धाक बांध दी । कंदिक मेगजीन 'एक- मासिकपम्रिका थी परन्तु पाठक 
उसकी आजकल के मासिक पढें से तुझना न करं। वह एक प्रतिभासम्पन्न विचारक 
के मासभर के दिमागी ब्यायाम का परिणाम होता था। वेदमन्त्रों की, उपनिषर्दों की 
झौर झन्य भाषष ग्रन्थों की व्याख्या होती थी, भोर वैदिक सिद्धान्तों पर योग्यता पूर्ण 
लेख होते थे । जिन दिनों वैदिक मेगमीन लिखी जाती थी, छन दिनों परिडत जी 
कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे । रात दिन स्वाध्याय और विचार में लगे रहते थे । 
स्वाध्याय के सिबा बस दो ही काम थे। कभी २ बादिर उत्सपों पर व्याख्यानों के 
लिये जाना पड़ता था, झोर लाहोर में शंका समाधान के लिये भी समय देना पडता 
था। झाप ने एक धिज्ञापन निकाल दिया था कि जिस क्रिश्नी को भी वेदिक सिद्धान्त 
'पर कोई शका हो वह उसका समाधान कर सकता है । जिद्ञसु लोग पयिडत जी का 
समय लेते ही रहते थे । 


पं० गुरु*त्त जी की लेखशैली जोरदार थी, यह कुछ बोकल प्रवश्य थी, परन्तु 
इतनों बोकल नहीं थी कि मतलब साफ न हो | भाघा की एक २ पंक्ति से लेखक की 
प्रतिभा और श्रद्धा का प्रमाण मिलता था। भाप जो कुछ लिखते थे, अपनी पूरी 
विश्वासशक्ति को उसमें डाल देते थे | यही कारण है कि जाप के लेखों में दाशनिकों 
की सी सावधागता के स्थान पर धार्मिक पुरुर्षो की सी निम्क्धात्मतता मिलती है। 
बेदिक मेगजीन ने निकलते दो धामिक जगत्‌ में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया । 
पंजाब के बहुत से सबयुबकों के लिये तो वह धर्मपुस्तक सी बन गई। मास 
भर प्रतीक्षा होती रइतौ थी | जब भ्रक सामने ञ्याता तब वेदबाक्य की तरइ पढ़ा 
जाता था। 


५० गुरुदत जी के प्रन्थ प्रायः वैदिक मेगजीन में ही निकले थे । उपनिषर्दों की 
च्याख्या ने अंग्रेज़ी के पूर्वीय साहिय में अपना स्थान बना लिया है। आत्मा की 
सिद्धि में भापने जो टेक्ट लिखा था, यह योग्यता का एक नमूना है। पण्डितजी ने 
अपनी छोटी सी भायु में जो कुछ किया, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यदि झाप देर तक जीवित रहते, तो क्या वुछ कर जाते । इसमें लम्देह नहीं कि 
आाप भारत के प्रसिद्ध भोरियंटलिस्टों में गिने जाते | 


3३०३७५#+-३५६ #-3 /#/#+५ न, 9५/५७/३७4५ ७ /-+ 8 ८-५३ ५ अज./“3 6 अप: #र५/#०३५#६ /,५/८/#९५/छ०-८०क७ 


६, बिन खिले गुरका गये 


ईश्वरीय नियम जपना बदला लिये बिना नहीं छोड़ते | जो बरसात सम्य से पहले 
था जाती है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है | पे० गुरुत्त जी में प्रतिभा समय से 
पूर्त ही बरस पड़ी थी | जिस उम्र में दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसमें गुरुदत्त 
ने प्रायायाम करना झारम्भ कर दिया था। १६ वर्ष की श्रवस्था का विद्यार्थी पंजाब 
की आर्यसमाज का प्रतिनिधि बनाकर अजमेर भेजा जाता है। २४वां वर्ष पूग नहीं 
होता कि नौजवान एम- ए. को गवनंमेण्ट कालिज में सायस का बडा अध्यापक नियुक्त 
कर दिता ज्ञाता है। कदम कदम पर कुदरत का कानून टूठता दिखाई देता था । 


फिर पणिडत जी ने भी नियमों के तोड़ने में कोई कसर नही छोड़ी। कारय की 
धुन में शरीर की चिन्क्त छोड दी-। जिस,काम में लगे, उस्के सिवा सब दुछ भुला 
दिया। जिन लोगों को उस ज्ञानी आत्मा के सहवास का भ्रवसर मिला है, वह कहते हैं 
कि आप जब वेदिक मेगजीन के लिये लिखने बठते थे, तब कई दिलों तक घर 
से बाहिर नहीं निकलते थे। जब पढ़ने लगते थे, तब ४८ घण्टे तक एक मिनट भर 
नींद लिए बिनका पढ़े चले जाते थे। जब सोने की धुन सवार हीती थी, तन २४ घर्ठें 
की इकट्ठी समाधि लगती थी | सर्दियों में ज़ौन के सूट में घूमा करते थे और जेठ की. 
धूप में श्रमण करना तपस्या का प्रग समझा करते थे । 


इस प्रकार के भतिक्रमणों से लोहे का शरीर भी अस्तव्यस्तः हों सकता है ।' 
जवानी में पंडित जी का शरीर च्च्छा मजबूत था । ईश्वरीय नियमों के उल्लेबन ने उसे 
शिथिल कर दिया । वकिकि-धर्म की धुन ने इस दुनिया की ममता को तोड़ डाला | प्रतीत 
होता है कि गुरुशिक्षा के बिना प्राणायाम के परिभ्रम ने मी शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव 
उत्पन्न किया | प्रचार के लिये कई वर्षो तक भापको निरन्तर दौरा लगाना पड़ा | 
अमण में खान पान आदि के नियम ठीक नहीं रहते और शरीर थक जाता है । इस 
सत्॒कारणो से आय समाज की जाशाओं के केन्द्र उम होनहार नवयुबक 
को क्षयरोग ने आ घेर । १८८६ ईं० के मध्य से पणिडत जी के भक्तों| ओर मित्रों को 
मालूम हुआ कि आप बीमार हैं | इलाज झारम्भ हो गया । डाक्टसी, यूनानी और 
झायुरवीदेक सभी तरह के इलाज किए गए। भक्तों ने अपनी सदिच्छाओं ओर सेवा में 
कोई कसर नहीं छोड़ी । यदि दूसेरे की प्रार्थनायें किसी को रोग से छुडा सकतीं, तो पं० 
गुरुदत्त जी का देहान्त न होता, परन्तु ईश्वरीय नियम अटल है | रोग बढ़ता ही गया । 
झाखिर झन्त समय ञा पहुंचा | देखने वालों ने लिखा है कि बीमारी की दशा में आप 
बिल्कुल शान्त रहे | अधिक से अधिक दुःख के समय मी आपने उफ तक नहीं की | 


तृतीय खगड-शाठवां परिच्केद । (१४१) 


आप प्रायः ईश्वाप्रार्थंण किया करते थे। जब्र ग्रन्त समय समीप आया, तब आपने 
भ्रन्तिम हवन कराया, भौर स्वय वेद मनन्‍्त्रों का उच्चग्ण वस्ले रहे । १६ मार्च १८६० 
को प्रभात के ७ बजे ऋषि दयानन्द के सच्चे शिष्य ने ईश्वर का स्मरेण करते हुए बडी 
शान्ति के साथ प्राणों का परित्याग किया। गुरुत्त विद्यार्थी २६ वर्ष की झायु में इस 
लोक से प्रयाण का गया, परन्तु वह अपने पीछे स्वार्यत्यागी वेदभक्त उद्योगी आर्यवीरो 
की एक सन्‍्तति को छोड़ गया, जिसने आज तक आयंसमाज के गौरव को संभाला हुआ। 
है। लेग्बक की राय है कि आज तक भी ( १ जनवरी १६२५ ई० लक ) पंजाब की 
आरयंसमाजों में गुरुदत्तयुग का अन्त नहीं हुआ । जब तक ला० हंसराज, ला० लाज- 
पतगय, स्वा० श्रद्वानन्द झोर मा० झात्याराम आदि सम्मान योग्य नेता आयंसमाज के 
कार्यक्षेत्र में कार्य क्या कर रहे हैं, तन तक गुरुरत्तयुग समाप्त हुआ नहीं समझा जः 
सकता | 


7075 66860 0५ +9[०9॥ #॥५३ - 0पुव्ाधां 


